प्रकृति ओर हिन्दी काव्य 


( मध्य-युग ) 


[ प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल०» डिग्री के लिए स्वीकृत थीसिस ] 


ड॒- रघुबंश सहाय यह. 





२००५४. 


साहित्य भवन लिमिटेड. प्रयाग 


शकाशक 
सहित्य भवन, लिमिटेड 
प्रयाग 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रथम संस्करण 
मूल्य ६) 


सुद्बक 
जगतनारायण लाश 


हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग 


समपण :--- 


स्वर्गीय गृज्य पिता के चरणों 


जिनका आशीवोद सदा 
मेरे साथ रहा है 


अपनी बात 


अपने खोज-काय को पुस्तक-रूप में प्रकाशित होते देख कर, 
मेरे मन में अनेक स्मृतियाँ जाग्रत हो रही हैं। आज उन सबकी 
यौंद मुझे थ्रा रही है जिनका किंचित सहारा, प्रोत्साहन तथा स्नेह . 
और जिनका पुण्य आर्शीवाद मुझे मेरे जीवन में पग-पग बढ़ा सका 
है। ओर जब में मुड़ कर गत-जीवन की ओर देखता हूँ तो लगता 
है मुझको लेकर मेरे पास अपना जैसा कुछ नहीं है। यदि मेरे जीवन 
से वह सब कुछु निकाल दिया जाय जो दसरों के स्नेह और आशीर्वाद 
का है तो लगता है मैं शून्य को घेरे हुए. परिधि मात्र रह जाऊँगा 

आज मुझे सबसे अधिक उन गुझ्जनों का स्मरण आ रहा है 
जिन्होंने मेरे विद्यार्थीजीवन के पग-पग पर मुझे सहारा दिया है। 
उनका स्नेह-यूण प्रोत्ताहन ही था जो मेरी विवश निराशाओ्रों में भी 
मुझे आशा और आश्वासन देता रहा है। परीक्षाओं में जब-जब 
अपनी 'विवशता और दूसरों के अन्याय के कारण मेरा प्राप्य मुझे 
नहीं मिला, मेरे उन गुरुजनों ने ममत्वपूर्ण स्नेह के स्वर में यही 
कहा था-- अध्ययन और आज की इन परीक्षाओं में कोई संबंध 
नहीं, रघुवंश, वाणी के मंदिर में साधना ही सच्ची परीक्षा है |? 
सो सब कुछ तो में नहीं कर सका, लेकिन उनके स्नेह से जो 
प्रोत्माइन और प्ररणा मिलती रही थी, उसी के फलस्वरूप मैं इस 
रास्ते इतना आगे बढ़ सका हूँ--यह् मेरा विश्वास है। 

विश्वविद्यालय के विद्यार्थीजीवन में मुझे सब से अधिक संघर्ष 
करना पड़ा है। पर गुरु-जनों की कृपा मुझ पर रही है और उनका 
मैं आमारी, हूँ । दोस्टल्ल-जीवन में मुझे जो सुविधाएं प्राप्त थी उसके 
लिए. अपने होस्टल :के सेक्रेटरी पं० अनन्दीप्रसाद जी दुबे और 


( $ ) 


वाडन पं० देवीप्रताद जी का में कृतज्ञ हूँ। पूज्य दुबे जी के सहज 

स्वभाव के लिए मेरे मनरें श्रत्यंत .श्रद्धा हे। श्रद्धय कुलपति पं ० 

अमरनाथ झा जी ने टमिय-समय पर जो सहायता और सुविधाएँ 

मुझे प्रदान की, उनके बिना मेरा काय्य सम्भव नहीं था और में 

उनकी उदारता के प्रति अनुअहीत हूँ। पूज्य डा० धीरेन्द्र वर्मा 

जी ने मेरे काय के विषय मे समय-समय पर परामश आदि से मुझे 
यता दी है, और उसके लिए में उनका श्आभारी हैँ | 

पूज्य डा० रामकुमार वर्माजी के निरीक्षण में मैंने यह काय 
किया है। ओर उन्होंने निरन्तर अपना बहुमूल्य समय देकर मेरी 
सहायता की है। उनके स्नेह ओर अनुग्रह दोनों के लिए में कृतज्ञ 
हूँ। पूज्य पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने जो स्नेह और अपना 
समय मुझे दिया, वह स्मरणीय है | में कई सप्ताह तक शांति निकेतन 
में उनके साथ रहकर जो स्नेह श्रौर परामश पा सका, उसके लिए. 
नहीं जानता किस प्रकार कृतज्ञता प्रकाशन करू । 

श्रद्धेया शभ श्री महादेवी जी ने व्यस्त ओर अस्वस्थ स्थिति 
में भी इसके लिए .दों शब्द लिखने का कष्ट उठाया है | उनका जो 
सहज स्नेह मुझे प्राप्त है, उसके लिए. क्‍या कहूँ। साथ ही इधर कई 
वर्षों से जो स्नेह और सहयोग मुझे अपने परम आत्मीय और सुहृद्‌ 
मित्रों, रामलाल, आत्माराम, केशवप्रसाद, गंगाप्रसाद पाण्डय, रामपिंइ 
“तोमर और ब्रजमोहन जी से मिलता रहा है--उसका इस अवसर पर 
स्मरण अनायात ही आ जाना स्वाभाविक ह--हम अपने संबंधों 
की निकटठता में ऐसे ही है । 

'इस खोज-कार्य को लेकर कुछ ऐसे आत्मीय मित्रों की स्मृतियाँ 
भी मेरे मन में कौंध रही हैं, जो मेरे हष-विधाद का कारण है। 
भाई ओमप्रकाश ने यदि मुझे एम० ए० पास करने के बाद 
प्रोत्ताद्दित न किया होता, जो शायद ही यह कार्य मैं फ्ररम्भ कर 
सकता । बहन सीतारानी और भाई रामानन्द से मिलाने का श्रेय भी 


( ७ ) 


इन्हीं का है / इन दोनों ने मेरी आधिक"*द्धुठिनाई के प्रारम्मिक वर्षों 
में जो सहायता दी है, उसके बिना में इलाह[बाद नहीं रह सकता 
था। स्वर्गीय मथुराप्रसाद की याद तो आज भेरे विद्यार्थी जीवन की 
सबसे निर्मेम कसक है--वे मेरे एम० ए० के सहपाठी थे ओर 
उनका स्नेह और हास्य मेरे लिए सबसे सबल प्रेरणा शक्ति थी | 
« खोज-काय के संबंध में श्री प्रथ्वीनाथ जी ने पुस्तकालय ओर 
पुस्तकों को खोजने में, श्री क्ञेमः” जी ने पुस्तकों को सुची बनाने में 
ओर हमारे ल्वाइब्रेरी के उपाध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी तथा भ्री मिश्र जी ने 
जो सोजन्यता तथा सहायता दी है उसके लिए मैं अत्यंत आमभारी हूँ। 
इस पुस्तक के छुपने का श्रेय भाई हरीमोहन दास और श्री 
पुरुषोत्तमदास जी टंडन को है, उनकी इस कृपा के लिए में आभारी 
हूँ । साथ ही हिन्दी साहित्य प्रेस के क्मेचारियों का भी कृतश्ञ हूँ। 
अन्त में में पाठकों से क्षमा मार्गूगा, क्‍योंकि पुस्तक में छपाई 
ओर प्रूफ संबंधी अनेक मूलें रह गई हैं जिनको अगले संस्करण में 
ही सुधारा जा सकेगा । 


फाह्गुन कृष्णु ७,२००४ रखुवंश 


दो शब्द 


इश्य प्रकृति मानव-जीवन को अथ से इति तक चक्रवाल की 
तरह घेरे रहती है। प्रकृति के विविध कोमल-कठिन सुन्दर-विरूप, 
व्यक्त-रहस्यमय रूपों के आकर्षण-चिक्षण ने मनुष्य की बुद्धि और 
हृदय को कितना परिस्कार और विघ्तार दिया हे इसका लेखा जोखा 
करने पर मनुष्य प्रकृति का सब से अधिक ऋणी ठहरेगा | वस्तु्तः 
संस्कार-क्रम में मानवजाति का भावजगत हो नहीं उसके चिन्तन की 
दिशाये भी प्रकृति के विविध रूपात्मक परिचय तथा उससे उसपपन्न 
अनुभूतियों से प्रभावित हैं। 

ऐसी स्थिति में काव्य, जो बुद्धि के मुक्त वातावरण में खिला 
भावभूमि का फूल है प्रकृति से रंग रूप पाकर विकसित ह्यो सका तो 
आपश्चय्य नहीं । 

हमारे देश की धरती इतनी विराट है कि उसमें .प्रकृति की सभी 
सरल कुटिल रेखायं ओर हल्के गहरे रंग एकत्र मिल जाते हैं। 
परिणामतः युग विशेष के काव्य में भी प्रकृति की अनमिल रेखायें 
ओर विरोधी रंगों की स्थिति अनिवार्य है। पर इन विभिन्नताश्रों के 
मूल में भारतीय दृष्टि की वह एकता श्रक्षुण्ण रहती है जो प्रकृति 
आर जीवन को किसी विराट समुद्र के तल और जल के रूप में ग्रहण 
करने की शअभ्यस्त है | 

हमारे यहाँ प्रकृति जीवन का वातावरण ही नहीं आकार भी 
है। हमारी प्रकृति की काव्य-स्थिति में देवता से देवालय तक का 
अवरोह ओर देवालय से देवता तक का आरोह दोनों ही मिलते हैं । 

सम्पूण बेदिक वाढ्मय इस प्रकृति देवता के अनेक रूपों की 
अवतार-कथा है जो इस देश की समृद्ध कल्पना ओर भाव-वैभव की 


( €० ) 


भ्वित्रशाला है | 
. वेदिककाल के ऋपषि प्राकृतिक शक्तियों से सभीत होने-के कारण 
उनकी अर्चना बन्दरगी करते थे, ऐसी धारणा संकोण ही नहीं भ्रान्त 
भी है। उषा, मदत, इन्द्र, वरुण जैसे सुन्दर, गतिशील, जीवनमय 
ओर व्यापक प्रकृति रूपों के मानवीकरण में जित सूक्ष्म निरीक्षण, 
सौन्दय्यबोध और भाव की उन्नत भूमि की अपेज्ञा रहती है बह 
अजशान-जनित आतंक में दुलम है। इसके अतिरिक्त मनोविकार ओर 
उनकी अभिव्यक्ति ही तो काव्य नहीं कहला सकती। काव्य को 
कोटि तक पहुँचने के लिए अ्रभिव्यक्ति को कला के द्वार से प्रवेश 
'पाना होता है । 

हमारे वैदिक कालीन प्रकृति-उद्गीथ भाव को दृष्टि से इतने 
गम्भीर और व्यज्ञगा को दृष्टि से इतने पूर्ण और कलात्मक हैं 
कि उन्हें अनुभूत न कहकर स्वतः प्रकाशित अथवा अनुभावित कहा 
गय्ाहै। 

' इस सहज सौन्दय्य-बोध के उपरान्त जो जिज्ञासामूलक चिन्तना 
जागी वह भी प्रकृति को केन्द्र बना कर घूमती रही। वेदान्त का 
अद्वृतमूलक सबंबाद दो या सांख्य का द्वंत मूलक पुरुष-प्रकृतिबाद 
सब चिन्तन-सरणियाँ प्रकृति के धरातल पर रह कर महाकाश को 
छूती रहीं । 

उठती गिरती लहरों के साथ उठने गिरने वाले को जैसे सब 
अवस्थाञत्रों में जल की तरलता का ही बोध होता रहता है उसी 
प्रकार वैदिककाल के श्रल्लोकिक प्रकृतिवाद से संस्कृत काव्य की स्नेह 
सोहादमयी संगिनी प्रकृति तक पहुँचने पर भी किसी विशेष अन्तर का 
बोध न हो यह स्वाभाविक है। 

संस्कृत काव्यों के पूर्वाध में प्रकृति ऐसी व्यक्तित्वमती और 
स्पन्दनशील है कि हम किसी पात्र को एकाकी की भूमिका में नहीं 
पाते । कालिदास या भवभूति की प्रकृति को जड़ और मानव भिन्न 


५ है .) 


ध्थिति देने के ,लिए हमें प्रयास करना पड़ | जिस प्रकार हम पवत 
' बन, निर्भर आदि से शून्य धरती की कल्पना हीं कर सकते उसी 
प्रकार इन प्रकृति रूपों के बिना मानव की कल्पना हमारे लिए 
कठिन हो जाती है। 

संस्कृत काव्य के उत्तराध की कथा कुछ दूसरी है। भाव के 
प्रवाह के नीचे बुद्धि का कठोर धरातल अपनी सजल एकता बनाये 
रहता है, किन्तु उसके रुकते ही वह पंकिल और अनमिल्न दरारों 
बट जाने के लिए विवश है। 

हिन्दी काव्य को संस्कृत काव्य की जो परम्परा उत्तराधिकार में 
प्राप्त हुई वह रूढिगत तो दवा ही चुकी थी साथ ही एक ऐसे युग को 
पार कर आईं थी जो संसार को दुःखमय मानने का दशन दे चुका 
था। जोवन की देशकाल गत परिस्थितियों ने इस साहित्य-परम्परा 
को इतना अवकाश नहीं दिया कि वह अपनी कठोर सीमा रेखाश्रों 
को कुछ कोमल कर सकती । परन्तु जिस प्रकार जीवन के लिए यह 
सत्य है कि वह अंश-अंश में पराजित होने पर भी सर्वाश में कभी 
पराजित नहों होता उसी प्रकार प्रकृति भी अपराबनित ही रही है। 
हर नवीन युग की भावभूमि पर वह ऐसे नये रूप में आविभूत होती 
रहती है जो न सवतः नवीन है और न पुरातन | 


हिन्दी काव्य का मध्ययुग अनेक परस्पर विरोधी- सिद्धान्तों 
आदशों ओर परम्पराओ्ों को अपनी वेयक्तिक विशेषता पर सँभाक्ते 
हुए है। उसने अपने उत्तराधिकार में मिले उपकरणों को अपने 
पथ का सम्बल मात्र बनाया ओर जहाँ वे भारी जान पड़े वहीं उनके 
कुछ अंश को निसंकोच फेंक कर आगे पग बढ़ाया। आज वतमान 
के वातायन से उन खुदूर अतीत के यात्रियों पर दृष्टिपात करते ही 
हमारा मस्तक सम्मान से नत हो जाता है, अतः उनके काव्य की 
कोई निष्पक्ष विवेचना सहज नहीं । विस्तार की दृष्टि से भी यह कार्य 
अधिक समय ओर अध्यवसाय की अपेक्षा रखता है। दशन और 


( २ ) 


भाव की दृष्टि से यह कृ&सुग ऐसा विविध रूपात्मक- हो उठा है कि 
उसकी किसी एक विशेषता के चुनांव में ही जिज्ञासा थक जाती है। 
निगुंग के मुक्त आकाश में सगमुणवाद की इतनो सजल रंगीन 
बदलियाँ घिरी रहती हैं कि पैनी दृष्टि भी न आकाश पर ठहर पाती है 
ओर न घटाओं पर स्थिर हो पाती है। साधना के अकूल सिकता-विस्तार 
में माधुय्य॑ भाव के इतने फूल खिले हुए! हैं कि न रुकने वाले कठोर पग 
भी ठहर-ठहर जाते हैं। अव्यक्त रहस्य पर व्यक्त तत्व ने इतनी रेखाये 
खींच दी हैं की एक की नापतोल में दूसरा नपता-तुलता रहता है । 
ऐसे युग की प्रकृति और उसकी काव्य-स्थिति के सम्बन्ध में शोध 
का काय विषय की विविधता के कारण एक दिशा में नहीं चल पाता | 
भाई - रघुवंश जी ने इस युग के काव्य और प्रकृति को अपनी 
शोध का विषय स्वीकार कर एक नई दिशा की सफल्न खोज की है | 
शोधमूलक प्रबन्धों के सम्बन्ध में प्रायः यह धारणा रहती है 
कि: उनमें शोधकर्त्ता का अध्यबसाय मात्र अपेक्तित है, मोलिक 
प्रतिभा उसके लिए. अनावश्यक है। इस धारणा का कारण यहाँ के 
मोलिककृती ओर चिन्तनशील विद्वान के बीच की खाई ही कद्दी 
जायगी जो विदेशी भाषा के प्राधान्य के कारण बढ़ती ही गई । 
प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक प्रतिभावान साहित्यिक ओर अरध्यवसायी 
जिज्ञासु हैं .अतः उनके प्रबन्ध में चिन्तन ओर भाव का अच्छा 
समन्वय स्वाभाविक हो गया है। हिन्दी के क्षेत्र में आने से पहले 
'संस्कृत ही उनका विषय रहा है, अतः उनके अध्ययन की परिधि 
आधिक विस्तृत है। 


किसी कृति को त्रुटि रहित कहना तो उसके लेखक के भावी 
'विंकास का माग रुद्ध कर देना है। विश्वास है कि प्रस्तुत अध्ययन 
'की जुटियों में भी विद्वानों को भावी विकास के संकेत मिलेंगे । 


प्रयाग, १७-२०४६ महादेवी 


प्रकृति ओर हिन्दी काब्य 


आउुंप्ड 


ह १--प्रस्तुत काव्य को आरम्भ करने के पूव हमारे सामने “प्रकृति 
और काव्य” का विपय था! | प्रचलित अथ में इसे काव्य से प्रकृति- 
चित्रण के रूप में उमझा जाता है, पर हमारे सामने 
यह विषय इस रूप में नष्ठों रहा है ! जब हमको 
हिन्दी साहित्य के मक्ति दथा रीति कालों छो लेकर इस विषय पर 
खोज करने का अवसर जिला, उस समय मी विषय को प्रचलित श्र्थ 
मे नहीं स्वीकार किया गया है। इसने विपय को काव्य से प्रकृति संबन्धी 
अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं रखा है। काव्य को कवि से अलग 
नहीं किया जा सकता, ओर कवि के साथ उसकी समस्त परिस्थिति 
को स्वीकार करना होगा | यही कारण है कि यहाँ प्रकृति और काव्य 
का संबन्ध कवि की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति दोनों के बिचार से 
समभने का प्रथास किया गया है, साथ ही काव्य की रखात्मक्क प्रभाव- 
शीलता को भी दृष्टि म॑ रकख्ा गया है। विषय की इस विस्तृत 
सीमा में प्रकृति ओर काव्य संबन्धी अनेक प्रश्न सन्निहित हो गए हैं। 
प्रस्तुत काय्ये में केवल ऐसा है? से सन्तुष्ट न रहकर, यों हे ? और 
कैसे है ? का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। काय्य के 
विस्तार से यह स्पष्ट हे कि इस विषय से संवन्धित इन तीनों प्रश्नों 
के आधार पर आगे बढ़ा गया है। सम्भव है यह प्रयोग नवीन होने 
से प्रचलित के अनुरूप न लगता हो; ओर प्रकृति तथा काव्य की दृष्टि 
से युग की व्यापक प्४-मूमि ओर आध्यात्मिक साधना संवन्धी विस्तृत 
विवेचनाएं. विचित्र लगती हों। परन्तु विचार करने से यही उचित 
लगता है कि विषय की यथाथ विवेचना वैज्ञानिक रीति से इन तीनों 
ही प्रश्नों को लेकर की जा सकती है। 


विपय प्रवेश 


( ४ ) 


ह २--हम अपने «प्र फ। ; विषय में जिस प्रकृति जोर काब्य के 
विषय पर विचार करने जा रहे हैं,-उनके बीच मानव की स्थिति 
निश्चित है। मानव को लेकर ही इन दोनों का 
मानव की अध्य संबन्ध सिद्ध है। आगे की विवेचना में हम देखेंगे 
जा कि अपनी मध्य-स्थिति के कारण मानव इन दोनों 
के संबन्ध की व्याख्या में अधिक महत्वपूर्ण है।यले कारण है कि 
प्रथम भाग की विवेचना मानव और प्रकृति के संबन्ध से प्रारम्भ हो 
कर प्रकृति ओर काव्य के संवन्ध की ओर अश्नसर हुई है । आगे हम 
देख सकेंगे कि मानव अपने विकास में प्रकृति से प्ररणा प्राप्त करता 
रहा है; ओर काव्य मानव के विकसित मानस की अभिव्यक्ति है | 
यही प्रकृति . और काव्य के संबन्धों का आधार है । दूसरे भाग में 
युग संबंन्धी अनेक व्याख्याएँ इसी दृष्टि से की गई हैं जिनके माध्यम 
से विषय संबन्धी प्रश्नों का उत्तर मिल सका है। 
$ ३--पस्‍स्थेक क्षेत्र में जहाँ सिद्धान्त की स्थापना की जाती है दो 
रीतियाँ काम में लाई जाती हैं| निगमन (]80॥0॥079) के द्वारा विशेष 
सिद्धान्त को साधारण सत्याँ के आधार स्थापित 
करते हैं और विगमन (007) में साधारए 
सत्यों के माध्यम से विशेष सिद्धान्तों तक पहुँचते 
हैं | इस कार्य में इन दोनों ही रीतियों को प्रयोग में लाया गया है | 
कला ओर साहित्य के क्षेत्र में यह आवश्यक भी है। शनरमे 
साधारण सत्यों की स्थिति अधिक निश्चित नहीं हैं यह बहुत कुछ 
कल्पना ओर प्रस्तुतीकरण पर निर्भर है। इसी कारण प्रथम 
भाग में प्रकृति और काव्य के विषय की मानव से संबन्धित 
विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य पर विवेचना की गई है। इस विवेचना में 
काव्य और प्रक्ृति के संबन्ध॑ को दशन, तत्ववाद, मानसशास्त्र, मानव- 
शास्त्र तथा टोन्दय्य-शासत्र,आदि के माध्यम से समभने+ का प्रयास 
किया गया है। इस प्रणाली में निगमम का आधार अधिक लिया 


कांय्य को सीमा का 
निद श॒ 


( ५ ) 


गया है । दूसरें: भाग में निश्चित कालों रू. काव्य के अध्ययन को 
प्रस्तुत करके सिद्धान्तों को एकत्रित किया गयया है; यह विगमने 
प्रणाली है .! अन्य' जिन शास्त्रों के सिद्धान्तों का आश्रय 
लिया गया है वह साधारण सहज बोध के आधार पर ही हो सका 
है| यह सहज वोध का आधार प्रस्तुत विषय के अनुरूप है; आगे 
इस प्रर प्रथम भाग के प्रथम प्रकरण में विचार किया गया है। 

0 ४--दमारे खोज-काय्य की सीमा में हिन्दी साहित्य के भक्ति 
तथा रीति काह्न स्वीकृषत हैं | परन्तु प्रस्तुत विषय की दृष्टि से इन दोनों 
कालों को अलग मानकर चलना उचित नहीं 
होगा, ऐंसा काय्य के आगे बढ़ने पर समझा गया 
है| इसलिए इन दोनों को हमने सबत्र हिन्दी सादित्य का सध्यंयुग माना 
है। संक्षेप के विचार से अनेक स्थज्ञों पर केवल मध्ययुग कहा गया 
है| भारतीय मध्ययुग को अलग करने के लिए. उसके लिए. सबंदा 
भारतीय मव्ययुग? का प्रयोग किया गया है। सक्ति-युग के प्रारसंभ 
से रीति-तंयन्धी प्रवृत्तियाँ मिलता रहीं हैं और मक्ति-काव्य की परम्पराएँ ' 
बाद तक वराबर चलती रही हैं। यह वहुत कुछे अवसर ओर 
' संयोग भी हो सकंता है कि युग के एक भाग में एक प्रकार के महान 
कवि अधिक हुए। यद्वपि राजनीतिक वातावरण का प्रभाव रीति-काल 
की प्रेरणा के रूप भें अवश्य स्वीकार किया जायगा। परन्तु इन कारणों 
से अधिक महत्त्वपूर्ण बात इन कालों को मध्ययुग के रूप में मानने के 
लिए यह है कि अधिकांश भक्त-कवि साहित्यिक आद्शों का पालन 
करते हैं ओर अधिकांश रीतिकालीन कवि साधक न होकर भी भक्त 
हैं।इस के अतिरिक्त जेसा कहा गया है विपय के विचार से' 
इन कालों को एक नाम से कहना अधिक उपयोगी रहा है । ऐसा 
करने से एक ही प्रकार की बात को दोबारा कहने से बचा जा सका 
है और साथ हो काय्य में सामज़स्य स्था(पत किया गया है। प्रकृति के 
विचार से रीति-काल भक्ति-काल के समक्षु बहुत (संद्तित्त हो जाता। 


युग की समस्या 


( ५.) 


गै हट बे 
इस प्रकार भक्ति-काल दुर्श रीति-काल के लिए सर्व मध्ययुग का 
प्रयोग किया गया है | 
ह प--मध्ययुग के काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में विचार करते 
समय स्वच्छुदवादः का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अंगरेजी 
शब्द पिएराशा।शं॥ए? से बहुत कुछ समता रखते 
हुए भी बिलकुल उसी श्रथ में नहीं समझा जा 
सकता है | इसका विभेद वहुत कुछ विवेचना 
के माध्यम से ही व्यक्त हुआ है। यहाँ यह कह देना ही पर्याप्त है कि 
इनमें जीवन की उन्मुक्त अभिव्यक्ति का विषय समान है, पर प्रकृति 
संबन्धी दृष्टि विन्दुओं का भेद है | आगे की विवेचना में काव्य में प्रकृति- 
रूपों की व्याख्या करते समय प्रकृतिवादी रूपों का उल्लेख तुलनात्मक 
दृष्टि से किया गया है। इस तुलनात्मक अ्रध्ययन से इस युग के काव्य 
में प्रकृति के स्थान के प्रश्न पर अधिक प्रकाश पड़ सका है ओर प्रकृति- 
बादी दृष्टि की उपेक्षा का कारण भी स्पष्ट हो गया है| प्रकृतिवादी 
या रहस्यवादी साधक का प्रयोग ऐसे ही प्रसंगों में हुआ है 
जिनका अथ उन कवि अथवा रहस्यवादियों से है जिन्होंने प्रकृति को 
अपना माध्यम स्वीकार किया है| 
ह ६--मध्ययुग के काव्य को समझने के लिए एक वात का 
' जान लेना आवश्यक है | वह है इस युग 'का रूपात्मक रूढ़िवाद 
(१एराधीशा); वस्ठुतः जिस अथ में हम आज इसे 
लेते है, उस युग के लिए यह ऐसा नहीं था| 
बस्तुतः भारतीय आदशवाद में जो 'साहश्यः की भावना स्वर्गीय 
कल्पना से रूप अहण करती है, उसी का..यह परिणाम था। 
भारतीय कला तथा साहित्य में परम्परा या: परिषाटी आदर्श 
के रूप में स्वीकृत चली' आती थी. ओर उसका अनुकरण साहित्य 
तथा कला का आदश बन गया था। इसी कारण अधिकतर मध्ययुग 


३ 


के काव्य में लगता है किसी एक ही प्रकार (ठाइप) का 


स्वच्छुदबाद और 
प्रकृतिवाद 


रूपात्मक रूदिवाद 


( ७ ) 
अनुकर॒ण है [किसी युग के काव्य को समऊलज़े के लिए उसके वातावरण 
ओर आदश्शो' को जान लेनां आवश्यक है। साधारण आलोचना 
के ग्रंथ म॑ इस बात की स्वतंत्रता हो सकती है कि हम अपने विचार 
ओर आदरशों से किसी युग पर विचार कर | परन्तु खोज-काय्य में 
हमारे सामने युग का प्रत्यज्ञीकरण और उसकी वास्तविक प्रवृत्तियों 
की व्याख्या होनी चाहिए | इसी सिद्धान्त की दृष्टि से प्रस्तुत काय्य में 
युग को उसकी भावना के साथ समभरने के प्रयास ,में उसकी रूपात्मक 
रुढ़िवादिता को स्वीकार किया गया है । 

6 ७--विषय का क्षेत्र त्वीन होने के कारण शब्द तथा शैली 
दोनों की कठिनाइयाँ सामने आई हैं। शब्दों के विषय में केवल उन्हीं 
नवीन शब्दों को अपनाया गया है जिनके लिए शब्द 
नहीं थे अथवा उचित शब्द नहीं मिल सके । नवीन 
शब्दों को प्रसंग के साध बोध-गम्य करने का प्रयास किया गया है 
फिर भी इस विषय में कुछु कठिनाई अवश्य हो सकती है। कुछ शब्दों 
का प्रचलित अथ से भिन्न अ्थ में प्रयोग किया गया है। 
(विज्ञान! शब्द अधिक महत्त्व-पूर्ण है। आइडिया (888 ) के अ्रथ में 
आइडिलिज़्म के समानाथ में विज्ञानवाद का प्रयोग हुआ है। इसके 
प्रचलित अथथ के लिए भौतिक विज्ञान ( $98॥08 ) शब्द का प्रयोग 
किया गया है। यद्यपि इसके साथ वैज्ञानिक ($0ंशा॥५ ) शब्द को 
प्रचलित अथ में स्वीकार किया गया है । इससे विवेचना में कोई भ्रम 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले अथ के साथ “विज्ञानवाद? तथा विज्ञान- 
तत््व॑ तथा विज्ञान-वादी शब्द ही बनते हैं। कुछ शब्दों की सूची 
अन्त में सुविधा. की दृष्टि से दे दी गई है। शैली की दृष्टि से भी कुछ 
कठिनाइयाँ सामने रही हैं। सम्पूर्ण काय्य में सम्भव है ऋुछ विचार 
तथा उदाहरण दुहरा गए हों, क्योंकि काय्य के विभाजन की दृष्टि से 
ऐसा हो सकता था। भरसक ऐसा होने से बचाया गया है; फिर 
भी इस विपय में चुटियों के लिए, क्षमा याचना की जा रही है। 


शब्द ओर शैजीं 


>>. 


, 


विषय संबन्धी निष्कर्षुको व्याख्या के साथ हो सरष्ट कर दिय 
गया है। इसलिए उनको एकत्रित रखने की आवश्यकता नहीं हु 


प्रयाग विश्वविद्यालय, 
प्रयाग 
११ जनवरी, १६४८ ई० 


पल है 
विषय निर्देशक 
आपमुख--विषय प्रवेश--मानव की मध्य स्थिति--कार्य की सीमा का 
निर्देश--युग की समस्या--स्वच्छुंदबाद और प्रकृति- 
वाद--रूपात्मक रूढ़िवाद--शब्द ओर शैली | 
। 


प्रथम भाग 


प्रकृति ओर काव्य 

... प्रथम प्रकरण । 

प्रकृति का प्रश्न (रूपात्मक और भावात्मक) . २-२८ 
प्रकृति क्या है--सहज बोध की दइृष्टि--विवेचना का क्रम 

भोतिक प्रकृति---भौतिक तत्व और विज्ञान तत्त--भारतीय 
तत्ववाद--यूनानी तत््ववाद--सहज बोध को स्वीकृति-। 

. दृश्य प्रकृत--मन और शरीर--समानान्तरवाद--सचेतन 
प्रक्रिा--दोनों ओर से--दहश ओर दृश्य--दृश्यजगत्‌ 
प्राथमिक गुण--माध्यमिक गुश--सामान्य ओर विशेष | 

आध्यात्मिक प्रकृति--दिक्‌-काल का छाया रूप--प्रमात्मक 
' स्थिति-प्रकृृति का मानवीकरणु--भावमग्न प्रझ्मति--- 
सामाजिक स्तर--घधार्मिक साधना । 

। - द्वितीय प्रकरण 

प्रकृति के मध्य में मानव .. २६-४० 
, मेकृति खइला में | क्‍ 
सजनात्मक (वर्कास में सानव--विकास के साथ--चेतना में 
दिक-काल--प्रकृति से अनुरूपता--मानस विशिष्ट मानव | 

स्वचेतन (आत्म-चेतन) मानव और ग्रकृति--श्रात्म चेतना 


( १० ) 


का गे आता ओर प्रकृति चेतरा>-सामाजिक्त 
चेतना का अज्ञ--समाना स्तर प्रकृति--चेतना-व्यंजनात्मक 
तथा प्रयोजनात्मक--सत्‌-चित्‌-आनन्द | 
अनुकणात्मक प्रतिबिंब भाव--बाह्य तथा अ्रन्तजंगत्‌-ज्ञान 
तथा भाव पतक्ष--पीड़ा तथा तोष की वेदना--प्रत्यक्षबो घ---' 
परप्रत्यक्ष का, स्तर--कल्पना का योग (कला)। 
तृतीय प्रकरण 
मानवीय भावों के विकास में प्रकृति ५ १--७१ 
मानवोय अनुभूति । ु 
जीवन में संवेदना का स्थान--संकेदेना का व्यापक अथ-- 
आकषण ओर उत्प्रत्षण--शारीरिक विंकास--सुख-दुःख 
की संवेदना--सहजब्ति का स्तर ।. 
प्राथमिक भावों की ग्थिःतत--प्रवृचि का आधार--भय--क्रोध 
--सामाजिक भाव--श्राश्वय तथा अद्श्ृत भाव--आत्म 
भाव या अहंभमाव--रतिभाव--कलात्मक भाव--हास्य 
भाव | 
भावों की माध्यमिक तथा अध्यन्तरित स्थितियाँ--विषम 
स्थिति--धार्मिक भाव--सोन्दय्य. भाव--अ्रध्यन्तरित 
भाव--विवेचना की कठिनाई | 
चतुथ प्रकरण 
सोन्दर्यानुभुति और प्रकृति ७२--८ ६ 
सौंन्दय्यं का प्रश्न--रूप ओर भाव पक्ष 
सोन्दय्य संबन्धी विभिन्न मत--भारतीय-सिद्धान्तों में--पाश्चात्य 
सिद्धान्तों की स्थिति--अभिव्यक्तिवाद--सुखानुभूति-- 
क्रीड़ात्मक अनुकरण--प्रतिभास और अन्तःसहानुभूति-- 
साहचय्य आ्वना ओर रतिभाव--रूपात्मक नियमन । 


५ १६१ ) 


प्रकृति, और कला में सौन्दय्द- कलात्मक दृष्टि--मानसिक 
स्तरों का भेद | ु 

प्रकृति का सोन्दय्य--दोनों पत्तों की स्वोकृति-- भावपत्ष $ संबे- 
दनात्मकता--सहचरण की सहानुभूति--व्यक्नात्मक प्रति- 
बिम्ब भाव--रूपात्मक वस्तु-पक्तु--मानस-शास्रीय नियम | 

प्रकृति सोन्द्य्य के रूप---विभाजन की सीमा--महत्‌--संवेदक 
सचेतन--प्रकृति प्रेम--मानव इतिहास के क्रम में | 

.. पञ्चम प्रकरण 

प्रकृति सौन्दर्य और काव्य ४ ७-१२६ 

काव्य की व्याख्या--विभिन्न मतों का समन्वय--काव्य सौन्दर्य 
व्यज्ञना है--काव्यानुभूति - काव्यासिव्यक्ति--भाव-रूप-- 
ध्वनि-बिम्ब--सामझस्य--काव्यानन्द या रसानुभूति । 

अलंबन रूप में प्रकृति--प्रकृति काव्य--स्वानुभूत सौन्दर्य 
चित्रण--आह्वाद भाव--आनन्दानुमूति -- श्रात्मतत्लीनता 
--प्रतिबिम्बित सौन्दय्य चित्रण--सचेतन--मानवीकरण 
भावमग्न | | 

उद्दीपन रूप प्रकृति--मानय काव्य--मानवीय भाव और प्रकृति--- 
मनःस्थिति के समानान्तर--भावोद्वीपक रुप--शअ्रप्रत्यक्ष 
आलंबन रूप--भावों की पृष्ठभूमि में प्रकृति--भाव व्यज्ञना 
“+सहचरण की भावना | 

रहस्यानुभूति में प्रकृति--प्रतीक और सोन्दय्य--भावोल्लास | 

प्रकृति सोन्दय्य का चित्रश--रेखा चित्र--सं श्लिष्ट चित्रण-- 
कलात्मक चित्रण--आरदेश चित्रण तथा रूड़िवाइ--छ्वग 
की कल्पना | 

प्रकृति का व्यज्लनात्मक प्रयोग--व्यज्ञनगा और उपसान--डप- 
मानों में रूपाक्ार--उपमानों से स्थितियोजना--उपमानों 
से भाव व्यञ्ञना । 


6१२ 


ड्िंतीय भाग 
हिन्दी साहित्थ का मध्य युग (छवि भौर काब्य) 
अथदस अकरण 
काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा १२९-१५९ 


(भध्ययुग की एृष्ठ भूमि) काव्य ओर काव्य शास्त्र | 

काव्य शाखत्र में प्रकृति-- काव्य का मनस्‌ परक विषयि पतक्षु-- 
संस्कृत काव्य शासत्र में इसका उल्लेख--उपेक्षा का परि- 
णाम--रस की व्याख्या--उद्दीपन विभाव--आरोप-- 
अलडझ्ारों में उपमान योजना--हिन्दी काव्य शास्त्र | 

काव्य परम्परा में प्रकृति--काव्य रूपों में प्रकृति--सांस्कृतिक . 
आदश-रूढ़िवाद--वणना शैली । 

प्रकरत रूपों की परमस्परा--श्रालंबन की सीमा--उन्समुक्त 
आलम्बन पृष्ठ भूमि : वस्तु आलंबन--भाव आलंबंन-- 
आरोपवा[द--उद्दीपन की सीमा--विशुद्ध उद्दीपन विभाष 
--अलंकारों, में उपमान--सोन्दय्य से वैचित्य--भाव 
व्यंजना ओर रूढ़िवाद--हिन्दी मध्ययुग की भूमिका। 

द्वितीय प्रकरण 
मध्ययुग की काव्य प्रवृत्तियोँ १६००-१६ ० 

युग की समस्या--श्ंखला'की कड़ी--युग चेतना तथा 
राजनीति--स्वच्छुंद वातावरण । 

युग की स्थिलि और काव्य--दर्शन और जीवन--सहज 
आत्मानुमूति--समन्वयदृष्टि--विज्ञानात्मक अद्वेत--व्या- 
पक्र समता--उन्मुक्त दशन--घर्म और समाज रा नियमन 
“-विद्रोह और निर्माण--मानव धर्म | 

काव्य सें स्वच्छंदवाद---साघना की दिशा--प्रेम और भक्ति-- 
सहज काव्बाभिव्यक्ति--साधक और कवि--उपकरण $ 


( ९१३ ) 


'भाषा-स्वच्छुंद जीवन-्ग्रभिव्यक्त: भावना--चरित्र- 
चित्रण---असफल आन्दोलन । 
अ्तिक्रियात्मक शक्तियाँ--सांप्रदायिक रूढिवाद--घर्म और 
विरक्ति--भारतीय आदश भावना--काब्य शात्त्र की 
रूढ़ियाँ--रीति काल | 
स्वच्छंदवाद का रूप | 
तृतीय अकरणा 
आध्यात्मिक साधना में प्रकृति ' १६१०-२४७५ 
साधना युग | 
साधना ओर प्रकृतिदाई--प्रकृति से प्रेरणा नहीं--अध्यात्म का 
आधार--अनुभूति का आधार : विचार--ब्रह्म का रूप-- 
ईश्वर की कल्पना--प्रेम मावंना--भारतीय सर्वश्वरवाद | 
संत साधना में प्रकृति-रूप--सहज जिज्ञासा--आराध्य की 
स्वीकृति---एकेश्वरवादी ,भावना--प्रवहमान्‌ प्रक्नँति-- 
आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व का संकेत--आध्यात्मिक ब्रह्म 
की स्थापना--तजना की अस्वीक्षति तथा परावर---अश्रज्ञात 
सीमा : निर्मल तत्त--सर्वमय परम सत्य--विश्वसजन की 
आरती--आत्मा और ब्रह्म का संवन्ध--भोतिक तत्तों के 
माध्यम से--परम तत्व रूप--भावाभिव्यक्ति में प्रकृति 
रूप--प्रेम की व्यंजना--शांत भावनो--रहस्यानुभाते की 
व्यंजना--तत््वों से संबन्धित व्यंजना--इंद्विय प्रत्यज्ञों का 
संयोग -अधिभोतिक और अलौकिक रूप--विश्वात्मा की 
कल्पना--अतीत की सावना--अतिप्राकृत का आश्रय--- 
रहस्यवादी भाव व्यंजना--दिव्य प्रक्नति से--साधना में 
उद्दीपक प्रकृति रूप--अन्तमुखी साधना और प्रकृति--- 
उलयगर्बासियों में प्रकृति उपमान--प्रेम का संकेत--चरम 
छुण में रूपों का विचित्र संयोग । 


ह-  ड :) 


ही प्रकरण 
आध्यात्मिक साधना मे; प्रकृति रूप (कमश).. २४६-२८४ 
प्रेमयों की व्यंजना नें प्रकृति-झहूप--फ़ारस के सूफी कवि-- 
एकेड्व्रवाद की भावना-परिव्याप्त सश--अ्न्यरूप-- 
वातावरण निर्माण में आध्यात्मिक व्यंजना--सत्य और 
प्रेम--अलौकिक सौन्दय्य (रूपात्मक)--भावात्मक- प्रेम 
संबन्धी व्यंजना--प्रतिजिंद भाव--सौन्दय्य आलंबन--- 
भावात्मक सोन्दय्य का प्रभाव--संकेत रूप ओर प्रकृति में 
प्रतिविंव भाव--सौन्दय्य से मुग्ध और विमोहित प्रकृति-- 
नखशिख योजना, वैभव और सम्मोहन, जावसी की नख- 
शिख कल्पना--अन्य कवि और नख-शिख--प्रकृति और 
पात्र--प्रकृति उपमानों से व्यंजगा+-जीवन और 'जगत्‌ 
का सत्य | 
पंचम प्रकरण 
आध्यात्मिक साधना में प्रकृति रूप ऋमश+) २८६-३ २ ८ 
भक्ति शावना भें प्रक्रत रूप--रूप की स्थापना--प्रकृतिवादी 
सोन्दय्योॉपासना और सगुणवादी रूपोपासना-रूप में 
शील ओर शक्ति--रूप-सोन्दय्य--रूप में आकार और 
व्यक्तित्त--वस्तु रूप स्थिर सौन्दय्य--सचेतन गतिशील 
सोन्दय्य-अनन्त और असीम सोन्दय्य--अलौकिक 
सौन्दय्य कब्पना--युगुल सोन्दय्यं--अ्रन्य वैष्णव कवियों 
में---विद्यापति--रीतिकालीन कवि--विराट रूप की 
योजना--प्रक्तति का झऋ्॒दश रूप-कृष्ण काव्य में--- 
प्रभावात्मक क्रीड़ाशील प्रकृति--ऐश्वय्य का प्रभाव-- 
लीला की प्रेरणा -- लीला के समज्ष प्रकृति--घ्तब्ध और 
मौन मुर्ध-&आनन्दोल्लास में सुखरित । 


( १५४ ) 
पष्ठम्त प्रकरूण 
वश्चिज्ञ काव्य रूपा मे प्रकृति ३२२६-७६ 
काव्य की परम्पराएं ॥ 
कथा काव्य को पम्परा--मध्यथुग के कथा काव्य का विकातत-- 
लोक गीति तथा प्रेम कथा काव्य--स्थानग़त रूप रंग 
(देश)--काल--वातावरण से भांव व्यंजना--लोकगीति 
में स्वच्छुद भावना--व्यापक सहानुभूति--सहचरण की 
भावना--दूत का काय्यूं--प्रेस कथा काव्य--प्रकृति का 
वणन--आलंबन के स्वतंत्र चित्र--वणन की शैलियाँ--- 
कथा की पृष्ठ भूमि में--जनगीतियों की परम्परा: बारह- 
मासा--साहित्यिक प्रभाव--सहालचुभूति का स्वच्छुंद 
वातावरण--रास काव्य की प्रेरणा--स्वतंत्र वशन-- 
ऋतु वणन--कलात्मक चित्र--सहज संबन्ध का रूप-- 
अलंकृत काव्य परम्परा रामचन्द्रिकाः--बणुना का रूप 
ओर शैली--कथानक के साथ प्रकृति--वेलि; कल्लात्मक, 
काव्य---कलापूण चित्रण--एक कथात्मक लोकगीति | 
सप्तम भकरण 
विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति जमशः) ३७७-४२२ 


गीति काव्य की परम्परा--पद गीतियाँ तथा साहित्यिक 
गीतियाँ--स्वच्छुंद भाव तादात्म्य--पदगीतियों में अध्यन्त- 
रित भाव स्थिति--विद्यापति : यौवन और सोन्दय्य-- 
सावात्मक सम--पद गीतियों के विभिन्न काव्य रूप-- 
वृन्दावन बृणुन--रास और विहार-सहचरण को 
भावना--अन्य पसंगों में प्रकृति साहचय्यं--उपालंभ की 
भावना - अन्यत्र--ऋतु संवन्धी कांव्यरूप--अन्य रूप | 

मुक्तक काव्य परम्परा--मुक्तकों की ड्लैदी--वातावरएण और 


') 


(' १६ ) 
संबन्ध--प्ृष्ठ भूप्ि--बारहमासों की उन्मुक्त भावना-- 
मुक्तकों में इसका रूप--ऋत बणन काव्य--कुछ अन्य 
रूप | 
रीति काव्य की परम्परा-काव्य शासत्र के कबि--बिहारी के 
संक्षित चित्र-सेनापति--वथाथ वरशन--कलात्मक 
चिच्रए--आलंकारटिक वैचित्य--भावे व्यंजना । 
खदपटरज प्रकरण 
उद्दीप्न विभाव के अन्तगंत प्रकृति. ४०९३-४० ७४ 
आत्तंवन आर उद्दीपद झा रूप--विभाजन की सौमा-- 
उद्दीपन की सीमा--जीवन और प्रकृति का समतल--- 
भाव के आधार पर प्रकृति--प्रकृति का आधार--अनु 
भावों का माध्यम--आरोपवाद । 
राजस्थानी काव्य--ढोला मसारूरा दह्--माधवानल कामक- 
' ज्दला प्रबन्ध--वेलि क्रिसन रुकमणी री | 
संत काव्य--स्वच्छुंद भावना--भावों के आधार पर प्रह्मति--- 
आरोप | 
ग्रंम कथा काव्य--प्रकृति ओर भावों का सामंजस्य-- क्रिया और 
विज्ञास--स्वतंत्र प्रेमी कवि । 
राम काव्य--रामचरितमानस--रामचन्द्रिका । 
उन्मुक्त-प्रस काव्य--विद्यापति में यौवन का स्फुरण--आरोप से 
प्रेशा--मीरा की उन्मुक्त उद्दीपक प्रकृति--अन्य कवि 
ओर रीति का प्रभाव | 
परे झाव्य-- भाव सामंजस्य--भावों के आधार पर प्रकृति-- 
आरोप का आधार | 
मुक्तक तथा रीते काव्य--समान प्रदृत्तियाँ--समानान्तर प्रकृति 
और जीवन---चमत्क्ृत तथा प्रेरक रूप--स्वा माविक प्रभाव--- 
भावात्मक छठ भूमि पर ग्रकृति--भाव का आधधार-- 


मी, 


प्रत्यक्ष स्मृति--उत्तेजक हल ओर अभि- 
लाधा--भावों की- एष्ठभूसि में प्रकृति-व्यथा ,और 
उल्लात-- विज्ञास और ऐश्वय--आरोपवाद | 

नवस प्रकरण 


उपमानों की योजना में प्रकृति ,.. ४७५४-४० २ 


उपमान या अमप्रस्तुत--प्रकृति मे स्थिति--काव्य में 
योजना--उपमान ओर रूपात्मक रुढ़िवाद--मध्ययुग 
की स्थिति--विवेचन की सीमा । 

स्वच्छ ४ उदूभावना--सामान्य प्रदुत्ति--ढोला मारूरा दृद्द-- 
मौलिक उपमानों की कब्पयना--परम्पा की सुन्दर 
उद्धावना--भाव-व्यंजक उपमान--दृष्टान्त आदि--संतों 
के प्रेम तथा सत्य संबन्धी उपमान। 

फलाल्मक योजना|- विद्यापति--सरदास--तुलसीदास । 

ढि्यादी अयोध--संस्कृतः का अनुसरण--पृथ्वीराज-- 

केशव--रोतिकाल की प्रमुख भावना | 


, अथ्म भाग 


प्रकृति ओर काव्य 


भय बकरणा 
प्रकृति का प्रश्न | 


( रूपात्मक और भाषात्सक ) 


६१--प्रश्न उठता है प्रकृति क्‍या है? काव्य के संबन्ध को 

लेकर जिसकी व्याख्या करनी है, वह प्रकृति है क्या ? आवश्यक है कि 
प्रकृति क्या है... | शैब्द के प्रयोग की सीमाओं को निर्धारित 
कर लिया जाय | साथ ही यह भी विचार लेना 

उचित होगा कि व्यापक अ्रथ में प्रकृति शब्द क्‍या बोध कराता 
है; परम्परा इसे किस अ्थ में ग्रहण करती है; तथा तत्त्ववाद में 
इसका किस पारिमाषिक अ्रथ में प्रयोग होता है। और इन 
सबके साथ हमारे निर्धारित अथ की संगति भी होनी चाहिए। 
यहाँ प्रकृति शब्द अज्भरेज़ी भाषा के “नेचर? शब्द के लगभग समान 
अ्र्थों में समझा जा सकता है। परन्तु यह "नेचर? शब्द भी अपने 
प्रयोगों की विभिन्नता के कारण कम भ्रामक नहीं है। परम्परा के 


डे प्रकृति का प्रश्न 


अर्थ भें समस्त वाह्य-जगत्‌ को उसके इंद्विय-प्रत्यक्ष की रूपात्मकता में 
और उसमें अधिष्ठित्‌ चेतना के साथ प्रकृति माना गया है। परन्तु 
यह तो व्यापक सीमा है, इसके अन्तगंत कितने ही स्तरों को अलग 
अलग प्रकृति के नाम से कहा जाता है। ४(कृति की अनुप्राणित 
चेतना को अधिकांश में किसी देवी-शक्ति के रूप में माना गया है। 
बाद में समस्त विवेचना के उपरान्त इसी सहज मान्य अथ के निकट 
हमारे द्वारा प्रयुक्त प्रकृति का अ्रथ मिलेगा । तत्त्ववादियों ने प्रक्ृनति 
'का प्रयोग दृश्य जगत्‌ के लिए किया है, और इसके परे किसी अन्य 
सत्य के लिए. भी इस विषय में भारतीय तत्त्ववाद में प्रकृति का 
प्रयोग दूसरे ही अथ में अधिक हुआ है; जब कि योरप के दशन में 
प्रमुख प्रत्नत्ति पहले अथ की ओर ही लगती है.। साथ ही योरप में 
< कदाचित्‌ जड़-चेतन के आधार पर ही ) भौतिक-तष्त्व को प्रकृति के 
रूप में ओर विज्ञान-तत्त्व को परम-सत्य के रूप में भी स्वीकार किया 
गया है। वैसे प्रकृति को लेकर दी ओतिक-तत्व ओर विज्ञान औतिक-तत्त और विज्ञान तत्त्य 
का विभाजन किया जाता है। इस दंष्टि से तो प्रकृति भी सत्य है [ 
'बस्तुतः यह भेद प्रकृतिवादी ओर ईश्वरवादी विचोरकों के दृष्टिकोण के 
कारण है | जहाँ तक भौतिकवादियों ओर विज्ञानवादियों का प्रश्न है 
वे एक तत्व के द्वारा अन्य तत्त्त की व्याख्या करते हुए भी प्रकृति को 
स्वीकार करते हैं [इनमें से ईश्वरवादी प्रकृति को ईश्वर का स्वभाव 
मान कर समन्वय उपस्थित कर लेते हैं ओर इस सीमा पर उनका मत 
'भारतीय विचार धारा के समान हो जाता है। भारतीय तत्त्ववाद के 
क्षेत्र में एक परम्परा ने पुरुष और प्रकृति की व्याख्या की है | इसके 
'अनुसार प्रकृति पर पुरुष की प्रतिकृति ही बाह्य-जगत्‌ की दृश्यात्मक 
सत्ता का कारण है। दाशनिक सीमा में भोतिक-तत्व और विज्ञान- 
तत्त्व से समन्वित प्रकृति का रूप हमारे लिए अधिक ग्रहणीय है |" 





१२ अगले भांग के अध्यात्मिक स.,धपना में प्रकृति संबन्धी प्रकरणों में 


प्रकृति का प्रश्नृ ू 


सहज बोध को लेकर यही मान्य है। तत्त्ववाद में विरोधी विचारों 
को लेकर दोनों तत्वों की एकान्त भिन्नता समभी जा सकतीजहै | 
परन्तु सहज बुद्धि इसे अहण नहीं कर सकेगी | उसके लिए तच्ववादियों 
का भौतिक-तत्त्व ही. अथवा विजञान-तत््त हो, वह तो उन्हें प्रकृति 
के चेतन अचेतन भांव-रूपों में सोच समझ सकेगा । वह विज्ञानात्मक 
आइडिया की व्याप्ति में विश्व को सचेतन भावमय प्रकृति समझ पाता 
है ओर भौतिक पदाथ के प्रसार में विश्व को अचेतन रूपमय 
प्रकृति मानता है। व्यापक अर्थ में प्रकृति विश्व की सजनात्मक' 
प्रतिकृति समझी जाती है | आगे की विवेचना में देखना है कि इस 
सहज बोध के दृष्टिकोण ने किस प्रकार दाशनिकों के विभिन्न विरोधी 
मतवादों को समन्वय का रूप देने का प्रयास किया है। और साथ: 
ही इस समन्वय के आधार को प्रस्तुत करना है जो काव्य जैसे विषय 
में आवश्यक है। 

यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेनी आवश्यक है । दम आमसु्ख में 
प्रकृति ओर काव्य के मध्य में मानव की स्थिति की ओर संकेत कर 
चुके हैं | परन्तु प्रकृति को समस्त सजनात्मक अभिव्यक्ति स्वीकार कर 
लेने पर मानव भी प्रकृति के ही अन्तमत हो जाता है। फिर प्रकृति 
संबन्धी हमारी उल्कन कठिन दो जाती दै। जब हम, मनस्‌-युक्त 
शारीरी झपने से श्रलग -थलग किसी प्रकृति का उल्लेख करते हैं तो 
वह क्‍या है ? परन्तु सहज बोध इस विषय में अधिक सोच विचार का 
अवकाश नहीं देता है । वह तो मानवीय मनस्‌ को एक धरातल पर 
स्वीकार करके चलता है | इस धरातल पर मनस और उसको धारण 
करने वाले शरीर को ( साथ ही जैसा आम्रुख में उल्लेख किया गयाः 
है मनुष्य के निर्माण-भाग को भी ) छोड़कर अन्य समस्त सचेतनः 


हम देखेगें कि किस प्रकार भारतौर्य साधना में इस भावधारा की प्रमुखतः 
रही दे । 


“> प्रकृति का प्रश्न 


और अचेतन स्॒टि प्रसार को प्रकृति स्वीकार किया जाता: है। प्रश्न हो 
सकता है कि सहज बोब के स्वयं-सिद्ध निशय को स्वीकार करने के 
लिए. कुछ आधार भी है अ्रथवा यों ही मान लिया जाय। अगले 
प्रकरण के शरीर और मनस्‌ संबन्धी अनुच्छेद में इस विषय में 
त्ववादियों और वैज्ञानिकों के मतों की विवेचना की जायगी | लेकिन 
सहज बोध का भत उपेक्षणीय भी नहों है । हे 
९२--वस्तुतः सहज बोध की दृष्टि हमारे लिए. आवश्यक भी है । 
हमारा विषय साहित्य है, हमारा ज्षेत्र काव्य का है। काव्य में तक से 
अधिक अनुभूति रहती है जो समन्वय के सहज 
अाधार पर ही ग्रहण की जा संकती है। 
साथ ही काव्यानुभूति में प्रवेश पाने की शत रसज्ञता है विद्या 
का वैमव नहीं | इसलिए भी सहज बोध का आधार हमारी विवेचना 
के लिए. अधिक उचित है। देखा जाता है कि वैज्ञानिकों और - 
तक्त्ववादियों का मत अपनी सीमाश्रों में सत्य होकर भी एक दूसरे 
का बहुत कुछ विरोधी होता है | तक्ववाद के तक हमको ऐसे तथ्यों 
पर पहुँचा देते हैं, जो साधारण व्यक्ति के लिए आश्चय का 
कारण हो सकता है पर उनके विश्वास की वस्तु नहीं। इस प्रकार 
के विरोधों को दूर करने के लिए तथा सत्य को बोध-गम्य बनाने के 
लिए साधारण व्यक्ति के सम्मुख समन्वय का विचार रखना आवश्यक 
है | दाशनिकों और वैज्ञानिकों के लिए भी सहज बोध के साक्ष्य पर 
उसे छोड़ने के पूष, विचार कर लेना आवश्यक है। साधारण व्यक्ति 
ओर सहज बोध के साक्ष्य का यह तात्पय नहीं है कि वह अवैज्ञानिक 
या अ्ताकिक मत है अथवा निम्नकोटि की बुद्धि से' संबन्धित है | 
इसका अथ केवल यह है कि वह सहजग्राद्दी है। पर वह स्वतः भी 
अपनी सीमा में वैज्ञानिक तथा तार्किक दृष्टि है ।* हमारी विवेचना का 


२ थहाँ सहज बज्ञोष सब साधारण से संबन्धित नहीं माना जाना 


सहज बोध की दृष्टि 


प्रकृति का प्रश्न ७ 


विषय काव्य," मानवीय जीवन और समाज के विकास का एक अंग 
है। इसलिए हमारे विवेचन का आधार सहज बेल्ध के अनुरूप होना ही 
चाहिए. | जहाँ तक मानवीय समस्याओं को समष्टि रूप से समझने का 
प्रश्न है तत्ववाद ओर भौतिक-विज्ञानत् एकांगी हैं। एक तो अति- 
व्याप्ति के दोष से हमारे सामने विरोधी विचारों को उपस्थित करता 
है जो साधारण व्यक्ति की बुद्धि और अनुभव के पकड़ में नहीं आ 
सकते । दूसरा अपनी सीमा में इतना संकुचित है कि उससे हमारी 
जिज्ञासा को संतोष भी नहीं मिलता और व्यापक प्रश्न भी अधूरे रह 
जाते हैं| इस कारण हमारी विवेचना का आधार प्रमुखतः सहज वोध 
ही रहेगा। इससे दशन और विज्ञान ( भौतिक ) के सिद्धान्तों के 
समन्वय का अवसर मिल्तेगा।| साथ ही विवेचना का विषय प्रस्तुत 
काय की परम्परा से अ्निक दूर नहीं हो सकेगा। 

(३--प्रकति के स्वरूप के विषय में विचार करने के पूव एक 
उल्लेख और भी कर देना आवश्यक है | इस प्रकरण की व्याख्या 
किसी विकासोन्मुखी परम्परा या ऐतिहासिक 
क्रम का अनुसरण न करके अपने प्रतिपादन 
के क्रम से चलेगी। ऐसी स्थिति में दाशनिक अथवा वेज्ञानिक 


विवेचना क क्रम 


चाहिए ओर न साधारण व्यक्ति का अर्थ जन साधारण से ही लेना चाहिए । 
इस विषय मैं स्टाउठ का कथन इस प्रकार है--ब्यावहारिक योग्यता के लिए 
जो ढुछ सिद्धान्त वस्तुतः अपरिद्याय रूप से निरिचत हैं वे सहज बोध द्वारा 
स्वीक्षत माने जाते हैं। फिर भी दाशेनिक ही अपने उच्च स्तर से तथा अपनी 
प्रणालीं से इसकी उपादेयता का निश्चय' कर सकता है । लेकिन जब दाशेनिक 
इस प्रकार आगे बढ़ता है, वह केवल एकान्त रूप से जन साधारण को संबोधित 
नहीं करता । सदजबोध के नाम पर वह जो कुछ बलपूवंक कहेगा, व्यापक रूप 
से सानवीय अनुभवों की तुलनात्क विवेचना पर हीं आधारित होग।[।! 
(माइन्ड ऐण्ड मैटर; प्रथम प्रकरण, कामनसेस ऐ्ेन्ड फिलौसफो ४० ६ ) 


पट प्रकृति का प्रश्न 


सिद्धान्तों में विषयय हो सकता है | यह भी सम्भव है कि विकास की 
किसी प्राथमिक स्थिक्तिकों बाद में उठाया जाय और विकास की 
अन्य कड़ी का उल्लेंख पहले ही कर दिया जाय। यहाँ उद्देश्य विषय 
की सच्ची और पूण व्याख्या उपस्थित करना है। उसमें कोई भी 
दाशानक सिद्धान्त या ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत विषय के समथन के 
लिए कहीं भी उपस्थित हो सकता है। 


भीतिक प्रकृति 


यहाँ भौतिक प्रकृति से मोतिक-ततक्त्व रूप प्रकृति का अ्रथ नहीं है | 
इस स्थल पर भौतिक प्रकृति का प्रयोग मनस के द्वारा इन्द्रिय -प्रत्यक्षों 
से अनुभूत प्रकति के रूप से अलग करके समभने के लिए हुआ है। 
इसको इस प्रकार कद सकते हैं कि दृष्टा के विचार से अलग करके 
दृश्य जगत का जो रूप हो सकता है; उस पर इस विभाग में विचार 
किया जायगा । व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा सम्भव नहीं है, पर तत्त्ववाद 
इस प्रकार की विवेचनाओं का अभ्यस्त हे। ओर इन्हीं विवेचनाओं 
की समीक्षा भी यहाँ करनी है | हम देखेंगे कि तत्त्ववादियों की भोतिक- 
प्रकृति संबन्धी विवेचनाओं में भी प्रकृति में सन्निहित भाव ओर रूप 
का प्रश्रय लिया गया है। यह सहज बोध के अनुरूप हे। 
0४--मिथयुग मानव की प्रवृत्तियों का विकास-युग 'था। उस 
समय जैसे मानवीय चेतना प्रकृति के सचेतन क्रोड़ से मनस की. 
लि स्वचेतन स्थिति में प्रवेश, कर चुकी थी । इस युग 
का अध्ययन मानवीय प्रवृत्तियों तथा भावों के 
विकास के लिए आवश्यक है| साथ ही मानव की 
अध्यात्म संबन्धी रहस्यात्मक चेतना का मूल भी इसी में खोजा जा 
सकता है | परन्तु इस युग के बाद ही, वरन जब मानव उस युग की 
स्थिति से अलग हो ही रहा था, वह विश्व रूप प्रकृति के प्रति 
प्रश्शशील हो उठा & यह सब क्या है, केसे है ओर क्‍यों है। " अपने 


विज्ञान तत्त्व 


भोतिक प्रकृति ६. 


चारो ओर की नाना-रूपात्मक, आकार-प्रकारमयी, ध्वनि-नादों से 
युक्त, प्रवाहित गतिमान्‌ परिवतनशील सृष्टि, मक॒ृति के प्रति मानव स्वयं 
ही धीरे-धीरे जागरूक हुआ-प्रश्नशील हुआ । इसी आधार पर 
आगे चल कर सजन का दाशनिक प्रश्न सामने आता है और आदि 
तत्त्व की खोज होती है। पव पश्चिम के अनेक तत्त्ववादियों ने अनेक 
उत्तर दिए. | कोई जल कहता था तो कोई अग्नि | इस व्याख्या के 
समानान्‍्तर वेदिक-युग के देवताओं की प्रतिद्वन्द्विता का स्मरण आता 
है। कभी आदि देव सूय हैं तो कभी इन्द्र | इन एक और अनेक 
भोतिक-तत्त्वों से संबन्धित मतवादों के साथ ही वस्तु पदार्थों की 
तत््वतः विज्ञानात्मक स्थिति माननेवाले मत प्रमुख होते गए। जिस 
प्रकार भौतिक मतवादों में पदार्थ के वस्तु-रूपों पर बल्न दिया गया 
उसी प्रकार विज्ञानात्मक मतवादों में पदाथ के मनस से संबन्धित 
भावों को लेकर चला गया | मनस्‌ का विशानात्मक स्थिति से संबन्ध 
अगले प्रकरण में अधिक स्पष्ट हो सकेगा | वस्तुतः तत्ववाद की दृष्टि 
में जो भोतिक है वह साधारण अ्रथ में प्रकृति का रूप है और जो' 
विज्ञान है वह भाव माना जा सकता है। विज्ञानवादियों में भी 
अद्धेत तथा दोत का मतभेद चला है। यद्यपि तत्त्ववाद में इस सजनः 
के सत्य को लेकर अनेक मत प्रचलित रहे हैं; लेकिन आगे चल कर 
विज्ञानबादियों ओर भोतिकवादियों की स्पष्ट विरोधी स्थिति उत्पन्न हो 
गई | एक विज्ञान तत्त्व के माध्यम से समस्त प्रकति-सजना को समझने! 
का प्रयास करता है;तो दूसरा सजन-विकास के आधार पर भौतिक- 
तत््वों द्वारा मनस की भी व्याख्या करने का दावा रखता है। 
९५--भारतीय तत््ववाद यूनानी तत्त्ववाद के समान ही प्राचीन” 
है और महान है | बरन भारतीय दशन की परंपरा अधिक 
प्राचीन तथा व्यापक कहीं जा सकती है। यहाँ इस' 
समस्या से हमारा कोई संबन्ध नहीं है | हमें तो' 
दोनों ही तत्ववादी परंपराओं की समीक्षा में सहज बोध के योग्य 


भारतीय तत्त्ववाद 


१० प्रकृति, का प्रश्न 


तथ्यों 'कों देखना और ग्रहण करना है। भारतीय दशन में 
वैदिक काल से ही प्रकृति करा प्रश्न मिथ संबन्धी रहस्य भावना से 
'हथ्कर विश्व के रूप में उपस्थित हुआ था। अनेक लोकों के देवता 
अनेक होकर भी विश्व एक है। यह एकत्व का विश्वास वेदिक 
ऋषियों को एक परम सत्य की ओर ले गया। सजन और विकास 
दोनों का भाव इसमें मिलता है | वेदों में इन्द्रियातीत परावर सत्ता 
का उल्लेख भी मित्रता हे जो विज्ञानात्मक कष्टी जा सकती है। साथ 
ही प्रथ्वी और स्वग की भावना प्रारम्भ से ही भोतिक-तत्त्व तथा 
विज्ञान-तत््व का संकेत देती है। अनन्तर उपनिषद्‌-काल तक भौतिक- 
वादी वेदों के सप्रपंच के साथ निष्प्रपंच विश्व की व्याख्या की जाने 
लगी | आत्मा ओर विश्वात्मा के रूप में विज्ञान-तत्व को ही अधिक 
महत्त्व मिला | आत्म-तत््व विश्व का अन्ततम सूजनात्मक सत्य माना 
गया । भौतिक स्थिति विश्व की बाहरी रूपात्मकता है, जिसकी कल्पना 
'से ही ब्रेह्ल (विश्वात्मा) तक पहुँचा जा सकता है'। उपनिषदों के 
'मनीषियों में अद्भुत समन्वय बुद्धि है, और इसी कारण उनमें विरोधी 
बातों का उल्लेख जान पड़ता है। पर वस्तुतः प्रक्तीि के भाव ओर 
रूप दोनों को लेकर मानव चल सका है। और आत्मवाद के रूप में 
उपनिषद चरम विज्ञानवाद तक पहुँचते हैं--..'वही तू है ओर में ब्रह्म 
हूँ ।! व्यक्ति ओर विश्व दोनों एक हैं, सत्य अमर है। मनुष्य ओर 
प्रकृति, फिर इन दोनों तथा परमतत्त्व में कोई भेद नहीं है। बोद्ध 
तत््ववाद विश्व के विषय में नितान्त यथाथंवादी था। विश्व की 
ज्ञणिकता, परिवतनशीलता पर ही उसका विश्वास था। बाद में 
वोद्ध तत््ववाद के विकास में भौतिकवाद से विज्ञानवाद की ओरे प्रश्नत्ति 
ही है। नागाजन के शून्यवाद में तो विज्ञान-तत्त्व जैसे अपने चरम 
में खो जाता है पर वैभाषिकों का मत समन्वय॒वादी रहा है। 
भारतीय दशन के मध्य-थुग में न्याय-वैशेषिक तत्त्ववादी भौतिक- 
वादी हैं ओर अनेकवादि यथाथ पर चलते हैं | इन्होंने आत्मा को 


भोतिक प्रकृति ११ 


एक द्रव्य सात्र माना है, इससे स्पष्ट है कि इन्होंने आत्म-तत्त्व को 
व्यापक तत्त्व नहीं स्वीकार किया है| ये अरस्तू के समान सभी- तत्त्वों 
को यथार्थ मानकर चलने के पक्ष में हैं। इनके साथ ही सांख्य-बोग 
के तत््ववादी भी अनेक को मान कर चलने वाले यथाथ को स्वीकार 
करते हैं। परन्तु उनके मतवाद में पुरुष की प्रमुखता के रूप में 
विज्ञानवादी दृश्कोण भी है | निश्चल ओर निष्क्रिय पुरुष के प्रति- 
बिम्ब को ग्रहण कर प्रकृति किया-शील हो उठती है। यह मतवाद 
प्लेटो के विज्ञानात्मक्म आइडिया के समकक्ष है। आगे चलकर 
शंकर के अद्वतवाद में माया के सिद्धान्त को लेकर समन्वय की चेष्टा 
है, पर वह ब्रह्म को परमसत्य मानकर विज्ञानवाद की ओर ही 
अधिक जान पड़ता है| इस युग में रामानुजाचाय के विशिष्टाद्षेत में 
प्रमुखतः यह समन्वय अधिक प्रत्यक्ष हो सका है। तक और युक्ति के 
अनुसार शंकर का समन्वय अधिक ठीक है: रामानुजाचाय का मत 
सहज बोध के लिए. अधिक सुगम रहा है। ओर अगले भाग में हम 
देखेंगे कि हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के काव्य में इसी समन्वयवाद 
का आधार रहा है। 

(६--यूनान में, सवप्रथम अयोनियन तत्त्वजिज्ञासुओं ने मिथ के 
यूनानी तच्ववाद आधार के बिना ही विश्व के भोतिक स्वरूप की व्याख्या 
प्राकृतिक कारणों से करने का प्रयास किया | उनके 
मत में भौतिक-तत्त्वों की प्रधानता का कारण, 
चतुर्दिक फैले हुए विश्व के प्रति उनकी जागरूकता तथा अपनी ज्ञान 
इन्द्रियों के प्रत्यक्ष पर आश्रित होना समझना चाहिए | योरप में इन्होंने 
ही आदि तत्त्व पर विचार किया। इन्होंने समस्त भौतिक विभिन्नता 
ओर परिवतन को किसी परम तत्त्व के स्वरूप परिवबतन के आधार पर 
सिद्ध किया है। साधारणतः परीक्षण से भी सिद्ध होता है। एक 
पदाथतत्त्व दूसरे पदाथ-तत्त्व में परिवर्तित होता रहता है; इस प्रकार 
आदि तत्त्व इन वतमान रूपों में परिवर्तित होकर स्थिर है | यह संवन्ध 


थुनानी तत्तवाद 


श्र प्रकृति का प्रश्न 


गति और प्रवाह को लेकर है। फिर क्रम, व्यवस्था और समवाय के. 
अपार, पर दिक के द्वारा विश्व की व्यांख्या करने का प्रयास किया 
गया ।३ अ्रनन्तर प्रकृति के परिवतन ओर भव-सजन पर निरन्तर 
दीपशिखा की भाँति प्रज्ज्वलित तथा नष्ट होते विश्व की व्याख्या की 
गई ।* अभी तक ये सभी मत भौतिकवादी थे श्रोर तत्त्ववादियों का 
ध्यान प्रकृति के भौतिक रूप पर ही सीमित था। बाद में नितान्द 
परिवतन पर अविश्वास किया गया। विश्व का नियम स्थिरता 
निश्चित हुआ | कुछ भो अन्य नहीं हो सकता, विलकुल भिन्न वस्तु 
नहीं हो सकती | परिवर्तन ससीम का होता है, इन्द्रियातीत असीम का 
नहीं । आदि तत्त्व का सम्मिलन होता है सजन नहीं |" इस सिद्धान्त के: 
अन्तगंत इन्द्रियातीत असीम की कल्पना में ही विज्ञानवाद के बीज 
सन्निहित हैं। यह मत अपनी व्याख्या में . विशानबादी लग कर 
भी सिद्धान्त की दृष्टि से भौोतिकवादी है। इसमें चार आदि तत्त्वों 
को स्वीकार किया गया है | परन्तु सजन की क्रिया शक्ति में जो नाम- 
रूप परिवतनों की व्यांख्या की गई है बह संकलन ओर विकलन के 
अआ्राधार पर की गई है जो राग-द्वेघर के समान भावात्मक माने गए. 
हैं। यह प्रकृति की भावात्मकता ही तो विज्ञानवाद की प्रृष्ठ-भूमि है | 

तत्त्ववाद के क्षेत्र में चाहे वह पाश्चात्य दशन हो अथवा 
भारतीय दशन, लगभग एक समान परम्परा मिलती है। पहले. 
विभिन्न मतों का प्रतिपादन होता है, फिर विषम स्थिति के कारण ज्ञान 
पर सन्देह किया जाने लगता है| ज्ञान पर सन्देह का अथ है कि 
उसके माध्यम से परम सत्य-को जानना अविश्वसनीय माना जाता 
है। अन्त में व्यावह्यरिक क्षेत्र में ज्ञान को स्वीकार करके समन्वय कीः 





३ पाश्थागोरस ; दिकू और संख्या का सिद्धान्त । 
४ देराकलायूट्स ; परिवतेन का सिद्ध.न्त 
५ श्स्पोडक्लीस : स्विंरतावाद 


भ्रोतिक प्रकृति १३ 


चेष्टा की ज्ञाती है | सोफ़ियों ने ज्ञान पर सन्देद किया। परन्तु प्लेटो ने 
'बिचारात्मक ज्ञान को विश्व के आदि सत्यू को समझने के लिए 
स्वीकार क्रिया और समनन्‍्वयवादी मत उपस्थितः किया है । वे परमागु- 
वादी अनेकता के साथ भावात्मक विज्ञान को मानते हैं। प्लेटो का 
आइडिया विज्ञान मनस्‌ को हो आधार रूप से स्वीकार करता है। 
लेकिन यह विज्ञानमय आइडिया मनस्‌ हो नहीं वरन परावर असीम 
है | इस सामान्य से ही विशेष विज्ञान-रूप ग्रहण करते हैं। यह एक 
प्रकार का प्रतिविंबवाद कहा जा सकता है। साथ ही प्लेटों शुद्ध पूण 
'परावर विज्ञान की बाह्य-दश्यात्मकता के लिए अभावात्मक पदाथ की 
कल्पना भी करते हैं। इस प्रकार उनके सिद्धान्त में व्यावह्रिकता को 
क्षेकर जैसे भोतिक ओर विज्ञान दोनों तत्त्वों को स्वीकार किया गया है। 
“समन्वय की दृष्टि से इन्द्रिय-प्रत्यज्ञ के जगत्‌ को समभने के लिए इस 
'भावात्मक विज्ञान-तत््व से भिन्न अभावात्मक तत्त्व स्वीकार करना पड़ा । 
यह शंकर की माया से भिन्न है, क्योंकि यह अभावात्मक तत्त्व विज्ञान- 
तत्त्व से निम्न श्रेणी का माना गया है, वैसे सत्य है। अपने आप में यह 
समस्त विशिष्टताओं से शून्य आकारहीन अप्रमाणित और अविचारणीय 
है | प्रकृति का अस्तित्व इसी अभाव-तत्त्व पर जब विज्ञान-तत्त्व प्रभाव 
“डालता है तभी संभव है। जिस प्रकार किरण आतशी शौशे पर 
'पड़कर अनेक में प्रकठ होती है, उस्ती प्रकार विज्ञान-तत्त्व रूप भावात्मक 
आइडिया भोतिक-तत्त्व रूप अभावात्मकता में अनेक रूप धारण करता 
है। फिर भी प्लेटो के सिद्धान्त का भुकाव विज्ञानवाद की ओर है ओर 
'इसी की प्रतिक्रिया अरस्तू के भोतिकवाद में मिलती है । 

योरप का मध्ययुग अंधकार का युग था, इसमें दशन और 
विज्ञान दोनों की विचार-घाराश्रों का लोप रहा । इस युग में केवल धर्म 
और अध्यात्म का प्रकाश मिलता है। बाद के नवयुग में यूनानी 
परम्परा के आधार पर ही दाशनिक मतों का प्रतिपादन ओर विकास 
हुआ है । ओर तत्त्ववाद में विजशञानवादी ओर भोतिकवादियों की 


१४ प्रकृति का प्रश्न 


स्थिति लगभग उसी प्रकार रही। साथ साथ दोनों के समन्वय का 
प्रयत् भ्ी हुआ है । विज्ानवादियों में यदि स्पिनोज़ा और बाकले का 
नाम लिया जा सकता है तो भौतिकवादियों में हब्स और हा म का 
उल्लेख किया जा सकता | हेगल ओर कान्‍्त ने विज्ञान-तत्त्व के साथ 
भीतिक-तत्व की भी स्वीकृति दी है इस प्रकार वे समन्वयवादी 
कहे जा सकते हैं| इस युग में प्रयोगवा[दी तथा युक्तिवादी आधार 
पर भी द्वेताद्वेत की प्रतिदन्द्रिता चलती रही है। इस युग में भौतिक- 
विज्ञानों के विकास के साथ हमारी अन्तह ष्टि भौतिक-पदार्थों में अधिक 
हो गई है | हमारा मानसिक स्थितियों का ज्ञान भी मानसशाश्र के 
सहारे बढ़ गया है । ऐसी स्थिति में दोनों मतों के प्रतिपादक भी हैं 
झौर उनका समन्वय करने वाले तत्तवादी भी । 

९७--इन समस्त दाशनिक तत्त्ववादों की सूत्र-रूप व्याख्या के 
पश्चात्‌ देखना है कि सहज बोध किस सीमा तक इनको ग्रहण कर 
सकता हैं। साधारण व्यक्ति यथार्थ जगत्‌ को 
स्वीकार करके चलता है| इस यथाथ के विरुद्ध 
जब तक पर्यात कारण नहीं मिलता वह ऐसा ही करेगा। 
किसी इच्च को देखकर हम वृक्ष ही समभते हैं (आकार-प्रकार, 
रंग-रूपमय) | परम सत्य न मानकर भी हम सत्य उसे अवश्य 
मानते हैं | पर इस यथाथ के प्रति सन्देह करने के कारण हैं| द्रव्य 
ओर गुण, इन्द्रियों के विरोधी तथा भ्रमात्मक प्रत्यज्ञ इस सन्देह के 
माध्यम हैं | इन विरोधों को, यथाथ को अस्वीकार करने के लिए 
अपमयाप्त भी सिद्ध किया जा सकता है । परंतु ऐसी स्थिति में विश्व को 
समभने के लिए. बहुत सी अदृश्य आवश्यकताओं की उलभने उत्पन्न 
' हो जायँगी । इस प्रकार सहज बोध के लिए सामन्य यथार्थ के परे किसी 
इन्द्रियातीत सत्ता को मानना आवश्यक हो जाता हैं। सहज बोध के 
द्वारा साधारण व्यक्ति परिणामवादी होता है। और इस विश्वास से 
भी यही सिद्ध होता है । परिणामवाद की क्रियात्मक शंखला भावात्मक 


सहज ब्रोध की स्वीकृति 


' दृश्य प्रक्ाति 'श्पू 


विज्ञान-तत््व की ओर ले जाती है | साथ ही उसका क्रमिक विकास 
मोतिक-विज्ञोनों के भविष्य कथन में सहायक होता है। यद्यपि परि- 
णामवाद में कारण, ही काय का परभाग है, इसलिए अधिक दूर तक 
उसे सत्य बद्धों माना जा सकता है। इसका तात्पय केबल इतना है 
कि प्रत्येक घटना की संकेत देनेवाली सत्य-स्थिति, किसी विशेष समय 
में, अन्य सत्यों से संबन्ध रखने वाली संकेतिक घटनाओं के प्रसरित भाग 
को आत्मसात्‌ किए रहती है| फ़िर भी परिणामवाद से संबन्धित 
विश्वास में सहज बोध प्रकृति में भोतिक के साथ . किसी अन्य सत्ता 
को भी स्वीकार करता है| इस प्रकार सहज बोध से हम प्रकृति के 
रूप ओर भाव दोनों पक्नों को ग्रहण कर लेते हैं। और यह्दी तो 
तत््वादियों के भोतिक-तत्व तथा विज्ञान-तत्व का आधार है। ऐसा 
ही हम ऊपर की विवेचना में देख चुके हैं | 


दृश्य प्रकृति 


(८--दृश्य-जगत्‌ का प्रश्ष हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। 
हम निश्चित कर चुके हैं कि तत््ववाद की एक स्थिति एसी है जिसे . 
सहज बोध ग्रहण कर सकता है | इस सीमा पर 
हम भोतिक प्रकृति को भावात्मक विज्ञान-तत्त्व 
ओर रूपात्मक भोतिक-तत्त्वों में स्वीकार कर चुके, हैं। साधारणतः 
जिसे प्रकृति संबन्धी भाव ओर रूप कह सकते हैं। व्यावहारिक 
इृष्टि से जब मनस ओर वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, तब 
मनस का प्रतिबिम्ब वस्तु पर पड़ने से दृश्य जगत्‌ की सत्ता 
मानी जा सकती है | दृश्य जगत्‌ के संबन्ध में मनस्‌ का महत्त्व 
अधिक है। मनस ही दृष्टा है। यही मनस्‌ मानव के संबन्ध से 
मानस या मन माना जा सकता है।इस मन के साथ उसके धारण 
करने वाले शरीर का प्रश्न भी आ जाता है। मन की क्रिया शरीर के 
आधार पर है। उसकी प्रक्रिया मस्तिष्क पेशियों ओर स्नायु तन्तुओं से 


मन और शरीर 


३१६. प्रकृति का प्रश्न 


परिचालित है | साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है | परन्तु शरीर 
भीतिक तत्त्व है ओर मन (मनस्‌ का ही रूप होने से) विज्ञान-तत्त्व है | 
हम इन दोनों ही तत्त्वों को स्वीकार कर चुके हैं। अब प्रश्न है कि 
ये विभिन्न तत्व क्रियाशील केसे होते हैं। ओर इस प्रक्रिया का प्रभाव 
दृश्यात्मक प्रकृति पर कया पड़ता है । 

क--मन और शरीर के संबन्ध पर विचार करने वाले तत्त्व- 
वादियों ने विभिन्न प्रकार से इस संबन्ध की कल्पना की है | मन श्र 
वस्तु को अलग स्वीकार करनेवाले विचारकों ने 
मानवीय मानस को मनस-तत्त्व रूप मन और 
'बस्तु-तत््व रूप मस्तिष्क से युक्त माना है। इन दोनों की अलग 
तथा भिन्न स्थिति के कारण इनमें क्रिया-प्रतिक्रिया का क्रमिक 
संबन्ध नहीं स्थापित हों सकता | केवल इनकी पूणातः समस्थिति 
स्वीकार की जा सकती है| इनमें से एक मानसिक स्थिति से तथा 
दूसरी शारीरिक घटना से संबन्धित हो सकती है। इसी क्रिया- 
प्रतिकिया को मनस-भौतिक समानान्‍्तरवाद के नाम से कहा गया 
. है | कुछ तत्त्ववादी भौतिक-विशानों के आधार पर एकान्त 
प्रक्रियावाद को मानते हैं। उसी प्रकार कुल्लु विज्ञान-तत््व के आधार 
पर दूसरे भौतिक-तत्त्वों का विकास मानते हैं। इसको इस प्रकार 
समझा जा सकता है कि एक मत से, मन से मस्तिष्क परिचालित है 
ओर दूसरे मत में मस्तिष्क की विषमता ही मन की व्याख्या है । 
पतन्तु स्वयं भोतिक विकासवादियों ने जीवन के मानसिक स्तर का कोई 
समुचित उत्तर नहीं पाया है। विलियम जेम्स स्वीकार करते हैं कि 
नैसर्गिक वरण का सिद्धान्त मानसिक विषमताओं और उसके 
विकास को स्पष्ट नहीं करता | इस आधार पर भौतिक विकास से 
उत्पन्न मनसू की कल्पना नहीं की जा सकती। 


समानान्वरवाद 


अबकी हर. 





ऋाणान्‍ओ 


६ सइकोंफिजिकल पैरेलल्इज्म (जेम्स वा से) 


दृश्य प्रकृति ५७ 


ख--समाजान्तरवाद में दोनों तत्वों को अलग अलग माना 
गया है और उनकी प्रक्रिया में काय-कारण का संबन्ध स्वीकार किया 
गया है, जो उचित नहीं | मानसिक भावना और 
इच्छा आदि का पूण विश्लेषण मानस-शात्र 
नहीं कर सका है | और विभिन्न भौतिक-विज्ञानों के द्वारा जीवन 
का प्रश्न हल नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित 
नहीं है कि किसी सौमा पर ये दोनों एक दूसरे को स्पश कर 
सकते हैं | अपनी अपनी घटनात्मक स्थिति में ये पूण संबन्धी हो 
सकते हैं।भोतिक घटनाएँ किसी स्थान से संवन्धित होती हैं ओर 
मानसिक घटना किसी मानस के इतिहास में स्थित | फिर इनमें काय- 
कारण का संबन्ध कैसे सम्भव है। परन्तु इससे यह भी सिद्ध नहीं कि 
इन दोनों में कोई पूण संवन्ध नहीं है | दृश्यात्मक प्रकृति मन की 
भावात्मकता से संबन्धित है; ओर शरीर के साथ रूपात्मक स्थिति 
में है । इस दृष्टि से भी दोनों के संबन्धी होने में तो कोई विरोध नदी 
हो सकता। डेकाठ इनको 'ल्गभग एक तत्त्वः मानते हैं। कुछ 
तत्ववादी मनस्‌ को शारीरिक विकास के माध्यम से समझते हैं । और 
इन मतवादों से कम से कम यह सिद्ध द्ोता है कि इनमें एक संवन्ध 
स्थापित हो सकता | जिस सहज बोध के स्तर पर हम विवेचना कर 
रहे हैं उसमें समन्वय की प्रवृति प्रमुख है। 
| ग--यतद्रपि इन्द्रात्मक तच्ों में क्रिया-प्रतिक्रिया सम्भव नहीं मानी 
जाती फिर भी सहज बोध के स्तर पर मन ओर मस्तिष्क के विषय में 
इसकी कल्पना की जा सकती है। यदि भोतिक 
तत्व केवल निम्न कोटि का विज्ञान-तत्व ही है, 
अथवा परिणामवाद में केवल क्रमिक संबन्धों की स्थिति भए है; तब 
तो इनमें क्रिया-प्रतिक्रियः सम्भव ही है। उस समय यह समानान्तर 
होने के समान है। पर ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि अपने अपने 
क्षेत्र में स्वतंत्र मानकर भी इन दोनों में संबन्ध स्वीकार किया जा 
र्‌ 


सव्वेतन प्रक्रिया 


दोनों ओर से 


श्र प्रकृति का प्रश्न 


सकता है। यह सचेतन प्रक्रिया का संबन्ध हे। ऐसा स्वीकार कर 
लेने पर मानसिक घटनाओं में कुछ - शारीरिक घटनाओं का धम्मिलन 
होता है ओर उर्सी प्रकार शारीरिक अवस्थाओं पर मानसिक 
स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यही सचेतन-प्रक्रिया है जिसे हम 
स्वीकार कर सकते हैं | इसके विरोध में स्वतः क्रिया-शक्ति का प्रश्न 
उठाया जा सकता है, क्योंकि इससे काय-कारण स्वयं सिद्ध हो जाते 
हैं। परन्तु स्वतः क्रिया-शक्ति परीक्षण से असफल ठहरती है। मन की 
सम्पूर्ण चेतना केवल भोतिक-शक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं होती, साथ ही 
मन की इच्छा-शक्ति को समभने के लिए मस्तिष्क के स्नायु-तन्तुओं 
की प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है । इस प्रकार दोनों ओर से सचेतन प्रक्रिया 
को स्वीकार करके ही हम सहज बोध के साथ तत्त्ववाद और भौतिक- 
विज्ञानों के मत का संतुलन कर सकते हैं। इससे एक ओर बाह्य 
रूपात्मक प्रकृति का स्वरूप मानसिक आधार पर स्थापित हो जाता है 
आर दूसरी ओर मनस के विकास के लिए जो परिवर्तन मानव इतिहास 
में हुए हैं उनकी व्याख्या भी हो जाती है। यहाँ हमारी विवेचना 
का तात्पय केवल यह है कि प्रकृति में रू और भाव जो दो पक्ष 
स्वीकार किए गए हैं'उनको ग्रहण करने के लिए हमारे मन और 
शरीर की सचेतन-प्रक्रिया आवश्यक है। सहज बोध के स्तर पर हम 
किसी की उपेक्षा नहीं कर सकगे | अ्रगल्ले प्रकरणों में इस बात पर 
अधिक प्रकाश पड़ सकेगा कि इन्द्रियों द्वारा ग्रहीत प्रकृति चित्रों से जो 
संबन्ध हमारे शरीर के स्नायु-तन्तुओं या मस्तिष्क के कोष्ठों से है; 
अथवा शारीरिक अनुभावों का जो प्रभाव भावनाओं पर पड़ता है, 
उनका मानव की कलात्मक प्रवृत्ति के विकास में क्‍या योग रहा है। 
५६--ऊपर की समस्त विवेचना के बाद हम सहज बोध के उस 
धरातल पर स्थिर होते हैं, जिस पर शरीर से अनुप्राणित मनस दृष्टा 
है और भोतिक जगत्‌ दृश्य है। मन जिस शरीर 


£थ्ा और इश्य के संबन्ध से सचेतन है उससे एक विशेष स्थिति 


दृश्य प्रकृति, श््‌ 


में संबन्धित भी है ; साथ ही विश्व की अनेक वस्तुओं को विभिन्न 
घटनात्मक स्थितियों में पाता है। मन इच्द्रिय-प्रत्यक्ष के द्वारा 
भौतिक वस्तुओं का स्थिति-ज्ञान प्राप्त करता है| 'परन्तु ये स्थितियाँ 
एक ही समय में अथवा विभिन्न समय में अन्य मन की गोचर विषय 
हो सकती हैं। शरीर में इन्द्रियों का विभाजन (साधारणतः मान्य) 
भौतिक तत्त्वों के अनुरूप हुआ है | अथवा यों भी कहा जा सकता 
है कि मन अपनी प्रतिकृति भौतिक तत्त्वों पर इन्द्रियों के माध्यम से 
ही डालता है | यह एक ही सत्य को कहने की दो भिन्न 
रीतियाँ हैं | यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वस्तु-गुण 
उनकी स्थितियों के आधार पर है अथवा प्रत्यक्ञीकरण की क्रिया पर 
निभर है। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह इस प्रकार मान्य है। 
क्रियात्मक प्रवृत्ति के रूप में तन्‍्मात्राओं गन्ध, रस, रूप-स्पश और ध्वनि 
की स्थितियों का वोध मन नासिका, जिह्बा, चन्तु, स्पश आदि ज्ञान- 
इन्द्रियों के माध्यम से ही करता है। परन्तु इनके आधार में भोतिक 
तत््वों के रूप में स्थित प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश हैं। मंन 
केवल इनि्द्रिय-प्रत्यक्षों के आधार पर नहीं चलता । उसमें विचारात्मक 
अनुमेय के साथ स्मृति तथा संयोग पर आधारित कब्पना का भी 
स्‍थान है। बोद्ध दाशनिकों ने यद्यपि अनात्मबादी होने के कारण चित्‌ 
को केवल शरीर संबन्धी माना; पर उसकी अनुमेय और कल्पना 
शक्ति को वे भी स्वीकार करते हैं | भारतीय अन्य तत्त्ववादियों ने 
आत्मा और शरीर की सबन्धात्मक स्थिति को ही चित्‌ माना है। यह 
सहज बोध द्वारा स्वीकृत मन की स्थिति को एक प्रकार से अनुमोदित 
ही करता है। अगले प्रकरणों में इसी निष्कष के आधार पर हम 
विचार करेगें कि इन्द्रिय-प्रत्यज्ञ और प्रवृत्तियों का भावनाओं के 
विकास में क्‍या संबन्ध रहा है तथा अनुमान और कब्पना में इनकी 
क्या स्थिति रहती है। क्योंकि काव्य और प्रकृति का संबन्ध इन्हीं को 
लेकर समझा जा सकता है। यहाँ इतना हो कह देना पर्यात है कि 


२० प्रकृति का प्रश्न 


इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के दृश्य-जगत्‌ को मन कब्पनामय भाव-जगत्‌ में भी 
अहृण कर लेता है। < 
९१०क--हम' जिस दृश्यु-जगत्‌ की व्याख्या कर रहे हैं बह केवल 
वस्तुओं की विभिन्न स्थिति ओर परिस्थिति है | वस्तु भी बस्तु-तत्वों की 
घटनात्मक स्थितियाँ मात्र हैं| वस्तुतः जिनको हम 
वस्तु के प्राथमिक गुण कहते हैं, वे मन की बाद 
की विकसित स्थिति की अपेज्ना रखते हैं। पहले तो 
बस्तु के माध्यमिक गुणों का सम्पक होता है और वोध भी इन्हीं का 
पहले होता है। वस्तु कहने से ही हमारा तात्पय किसी भौतिक घटना 
की मन के संबन्ध की स्थिति है | इसी दृष्टि से पाइथागोरस 
मे अपने सिद्धान्त में दिक को महत्व दिया है। भारतीय न्याय- 
वैशेषिक तत्त्ववादियों ने दक्‌ ओर काल को गुण न मानकर द्र॒ब्यों के 
अन्तगत स्वीकार किया है। दिक ओर काल का ज्ञान संबन्धात्मक 
है ओर अनुमान पर स्थिर है। इनकों असीम समझना चाहिए | इनका 
ज्ञान विचार से ही सम्भव है ओर किसी विशेष स्थिति या बिन्दु के 
संबन्ध की सापेक्षता में ही सम्भव हो सकता है। ये दोनों ही अपरिवर्तन- 
शाल हैं। जो परिवतन जान पड़ता है वह तत्वों के परिवतन तथा उन 
की गतिशीलता से विदित होता है | दिक-काल की स्थिरता के कारण 
ही कुछ तत्त्ववादियों ने विश्व के प्रश्न के संबन्ध में स्थिरवाद चलाया 
है | इन्होंने भी इनकी विचारात्मक सत्ता को वेशेषिकों की भाँति केवल 
द्रव्य मान लिया है| परन्तु दिकू-काल पर विचार करते समय प्रकृति की 
गति, उसके परिवतन ओर क्रियात्मक प्रवाह का प्रश्न आ जाता है। 
जिस प्रकार रेलगाड़ी पर भागते हुए इश्यों की स्थिरता पर विचार 
करते समय गाड़ी की गति का ध्यान आ जाता है। इसकों किसी न 
किसी रूप में स्वीकार करके ही चलना पड़ता है। कोई भी ताबविक 
मतबाद इसको अस्वीकार करके नहीं चला है | इस गति ओर प्रवाह 
की व्याख्या अनेक प्रकार से अवश्य की गई है। तत्वों के संयुक्ती- 


इश्य-जगत्‌ : प्राथमिक 
गुण 


द्श्य प्रकृति २१ 


करण के मतवाद से लेकर विज्ञानवादी आइडिया तथा. अद्वेत मतों * 
तक इसका आश्रय लिया गया हैं। यथार्थवादी वेशेषिकों ने इसक्रो 
कर्म-पदाथ के अन्तगत माना है। कर्म-पदार्थ में गंति और परिवतन 
को अन्तभूत कर लिया गया है | यहाँ इस विवेचना को प्रस्तुत करने 
का तात्पय है | वस्तुओं की स्थिति-परिस्थिति को दिरू-काल की अपेक्षा 
में ही समझा जा सकता है । इनके द्वारा विश्व की क्रियात्मक प्रवृत्ति 
से प्रकृति का कार्य-कारण तथा प्रयोजन ज्ञात होता है। साथ ही 
दिक्‌-काल विश्व के प्रश्न में विश्ञाब-तत्त्व की खोज करने की प्रेरणा के 
आधार भी हैं। 

ख--वस्तु के माध्यमिक गुणों को वैशेषिक पदाथ मानते हैं। 
सांख्य-योग में ये तन्मात्राएँ मानी गई हैं। इनको हम पंच भूत-तत्त्वों 
के माध्यम से समझ पाते हैं | दिकू-काल सें स्थित 
वस्तु का बोध इन्हीं गुणों के आधार पर होता है। 
सबसे प्रथम रूप ही अधिक मदत्वपूण है । कदाचित इसी कारण अर्ग्नि 
तत्व को ओर उससे संवन्धित सूय को अधिक महत्व मिला है। गुण 
के अनुसार दूसरा स्थान शब्दमय आकाश का होना चाहिए | परन्तु 
यह तत्त्व बाद में ही स्वीकृत हो सका हैं, इसका कारण आकाश-तस्त्व 
की सूक्ष्मता है जिससे वह सरलता से वोधगम्य नहीं है| गंध का 
संबन्ध प्ृथ्वी-तत्व से, रस का जल-तत्त्व से और स्पश का वायु-तत्त्व 
से इसी प्रकार माना गया है। यही पमवाय का बोध मनसू की शरीर 
से युक्त विशेष स्थिति है । वैशेषिक इसके विचार को भी पदाथ 
स्वीकार करते हैं। अस्ति में ही नास्ति का प्रश्न सन्निहित है। यद्यपि 
उसी का एक दूसरा रूप है, पर समवाय से समवाय का विचार-सिन्न 
अवश्य कहा जा सकता है। न्याय-वैशेषिकों ने इसी को अभाव के 
रूप में पदार्थों में जोड़ दिया है| .बस्तुतः नागाजन के सन्देहबाद ओर 
शून्यवाद का आधार भी यही है । 

ग--मानसिक प्रक्रिया में बिचार और कल्पनाददोनों ही स्थितियों 


माध्यमिक सु्ण 


२२ प्रकृति का प्रश्न 


- में संयोग और विरोध से काम पड़ता है जिसका आधार साम्य है। 
याम्य के लिए सामान्य ओर विशेष का भेद होना 
झावश्यक हे | द्रव्यों में रहनेवाला नित्य पदाथ 
सामान्य है और दृश्य-जगत्‌ में उसकी विशिष्ट स्थितियाँ हो सामने 
श्राती हैं। साथ ही पार्थिव वस्तुओं में भी सामान्य का भाव और 
विशेष का संयोग रहता है। वैशेषिकों ने विशेष के अथ को द्रव्य की 
विशिष्टता में लिया है और इसी कारण उसे नित्य भी माना है । पर 
यहाँ साधारण अथ में, विशेष को वेस्तुओं की विशिष्ट विभिन्नताओं के 
रूप में भी लिया जा सकता है। दृश्य-जगत्‌ की कल्पना करने के 
लिए सामान्य विशेष दोनों का भाव होना आवश्यक है। इसीलिए 
इनको पदाथ माना गया है | इस दृश्यात्मक प्रकृति को उपस्थित करने 
से मानव और प्रकृति का संबन्ध स्पष्ट हो सका है। साथ €ी एक 
प्रकार से प्रकृति को समझने की रूपरेखा भी उपस्थित हो सकी है | 
यह रूपरेखा काव्य में प्रकृति के प्रदशन को समभने में भी सहायक 
हो सकती है । 


सामान्‍य ओर विश्यष - 


आध्यात्मिक प्रकृति 


(११--प्राथमिक गुणों का उल्लेख किया गया है। इनको 
मानव अपने शरीर के संबन्ध में अथवा अपनी घटनाओं के इतिहास में 
समभ सका है । इनका प्रसरित रूप सबदा इन्द्रियों 
के लिए श्रामक-हो रहा है। दिकू-काल का 
संबन्धात्मक शान मानव के मानसिक विकास में 
बहुत पीछे की बात हे । शिशु की अवस्था में यह अब भी परीक्षण 
का विषय हो सकता है। बच्चों का दिकू-काल संबन्धी ज्ञान अंपू् 
ओर भ्रामक होता है। उनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार के संबन्धा- 
त्मक विचारों के योग्य नहीं द्वोती। परन्तु उनकी मूल को सुधारने के 
लिए बड़े लोग सदा ही तत्पर रहते हैं। विकास की प्रारम्भिक स्थिति 


दिक्‌-काल का 
छायारूप 


आध्यात्मिक प्रकृति २३ 


में मानव का ज्ञान दिक-काल के विषय में अपूण था, और उसके पास, 
उसे ठीक करने के लिए क्रमिक अवस्था के अतिरिक्त कोई भी साधन 
नहीं था। ऐसी स्थिति में असीम दिक-काल में वह अपने को 
असहाय पाकर कभी भयभीत ओर कभी आश्चय चकित हो उठता 
होगा । मिथ-युग के अध्ययन से हमको यही बात जान भी पड़ती है; 
मिथ संबन्धी अनेक कहानियों में संकेत भी इसका, मिलता है। अन्य 
विचारात्मक स्थितियों का ज्ञान भी उसका स्पष्ट नहीं था | इसी कारण 
वह प्रकृति के दृश्य-जगत्‌ के स्वरूप को प्रत्यक्ष से भिन्न और विरोधी 
देखकर भयभीत होता था। यह उसकी भावनाओं पर दिक्‌-काल की 
अस्पष्टता के प्रभाव का परिणाम था। साथ ही प्रकृति के क्रियाशील 
क्रम को व्यवस्थित रूप में न देख सकने के कारण भी ऐसा होना 
सम्भव है। यह भय, विस्मय का मिथ-युग दिक-काल की अस्पष्ट भावना 
को लेकर ही चल रहा था. साथ ही जैसा कहा गया है प्रकृति की 
ईक्रेया-शक्ति तथा उसके समवाय के प्रति अव्यवस्थित दृष्टिकोण भी रखता 
था। इसके परिणाम स्वरूप इस युग में भय प्रदान करने वाले 
देवताओं की पूजा मिलती है ओर इसी के आधार पर बाद में प्रकृति 
'की शक्ति के प्रतीक विभिन्न देवताओं की स्थापना भी हुई है । 
क--इस युग में प्रत्यज्ञ शान विभिन्न माध्यमिक गुणों के प्रति 
स्पष्ट नहीं हो सका था ओर उसके लिए इनका संयोग स्थापित करना 
भी कठिन था । इन गुणों में श्रम तो आज भी हो 
अमात्मक स्थिति आता है | उस समय तो विभिन्न इन्द्रियों के प्रत्यक्षों 
को समुचित रूप से समझने की भावना भी पूण रूप से विकसित नहीं 
हो सकी थी। बस्तुओं के रूप-रंग, तथा उनसे संबन्धित ध्वनि, गंध 
स्वाद आदि को अलग अलग ग्रहण करके उनका सामझस्य करने में 
असमथ मनस्‌ चकित था । मानव फिर धीरे-धीरे उत्सुकता से संमन्‍्वय 
की ओर बढ़ सका है | परन्तु उसके मन में प्रकृति की रहस्य-भावना 
की स्थापना उसी समय से हुई है। मानसिक विकास के न्षेत्र में 


२४ प्रकृति का प्रश्न 


रहस्य की भावना विज्ञानात्मक ब्रह्म के प्रति उपस्थित हुईं है। और 
यश रहस्य-भावना अध्यात्म की आधार-भूमि है। 

१२ क-प्रारम्भ में मानव समस्त प्रकृति-रूपों को अपने समान 
देखता था। इस, प्रकार आदि काल से बढ प्रकृति को मानव रूप में 
समभने की भूल करता था। वस्तुतः उसको, 
इस भावना की प्रेरणा प्रकृति की सचेतनता से 
ु मिली है। चाहे तत््ववादी छो या भूत-विज्ञानी 

अथवा साधारण व्यक्ति ही, किसी की दृष्टि से भी यह प्रकृति की ' 
सचेतनता पश्रामक कह कर टाली नहीं जा सकती। यदि यह समझी 
नहीं जा सकती, तो इसे प्रामक सिद्ध करना भी कठिन हो जायगा | 
इस श्रम का 'कारण बताना सहज नहीं होगा। साथ ही प्रकृति के 
मानवीकरण के युग के आगे उसे सचेतन मानने के विषय में भी प्रश्न 
उठेगा। पहले ही कहा गया है मानव के सम्मुख परिवतन. के रूप में 
विश्व की किया-शक्ति उपस्थित हुई है। यह शक्ति प्रकृति के स्थिर 
स्वरूप में क्रियोन्मुख्ी लग सकती है और उसकी क्रियाशीज्ञता में 
गतिमान भी जान पड़ती है | इसके समान मानव के अन्तजगत्‌ में मन 
की क्रियोन्मुखी स्थिति है ओर प्रयास तथा उत्सुकता के रूप में क्रिया की 
वास्तविक स्थिति भी है। वाह्य और अन्तजंगत्‌ की इसी समरूपता 
के कारण मानव में प्रकृति को सचेतन देखने की प्रर्ञत्त है। फिर 
बस्तुश्नों को निश्चित घटनात्मक स्थिति में न समझ पाने से भी यह 
स्थिति उत्पन्न हुईं | मन की यह प्रद्ृत्ति है कि वह अपरिचित को साम्वः 
के आधार पर समभने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक आधार पर 
जिन प्रकृति शक्तियों को देवत्व प्राप्त हुआ था उनको आगे चलकर 
मानवीय आकार मिला और साथ ही उनमें मनोभावनश्रों की स्थापना 
भी हुईं अतः आध्यात्मिक साधना के इसी क्रम में क्रियात्मक कारण 
के रूप भें, मानव रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। ओर 
इसी से भावात्मक .विजश्ञान का सामझस्य स्थापित करने के लिए 


प्रकृति का 
मष्नर्व करण 


आध्यात्मिक प्रकृति २५. 


विश्वात्मा (परमात्मा) की स्थापना हुई। दूसरे भाग के आध्यात्मिक 
साधना संवन्धी प्रकरणों में भारतीय विचार धारा का यहाँ के काव्य के 
प्रकृति संवन्धी दृष्टिकोण में क्‍या प्रभाव पड़ा है, इस पर विचार किया 
गया है| यहाँ तो यही कहना है कि इन सब के मूल में प्रकृति को 
मानवीय रूप में देखने की, दथा उस पर स्वचेतना के आरोप की आदि 
प्रदृत्ति है | 

ख- प्रकृति में रू और भाव के साथ, भयभीत करने वाले 
ओर रक्षा करने वाले देवताओं का विकास हुआ है। बाद में एक- 
देववाद के आधार पर विश्वात्मा की स्थापना हो 
सकी | तत्त्ववाद में एकेश्वरवाद और विश्वात्मा के 
स्थान पर ब्रह्म तथा अद्वेत की भावना प्रबल रही है। परन्तु सहज 
बुद्धि ने विकल्पित रूपों के सहारे ब्रह्म को भी मानवीय रूप ओर 
भावना में समझता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह व्यावद्यरिक , 
भी रद्य है। आतंक से उत्पन्न उपासना का स्थान आश्रद्धामयी पूजा ने 
ले लिया। मध्ययुग के देवता वैदिक देवताओं से इसी अथ में 
भिन्न हैं। वेदिक देवता प्रकृति की किसी , अधिष्ठित शक्ति के प्रतीक 
हैं। वाद में उनमें रूप का आरोप हुआ है। परन्तु मध्ययुग के 
देवता मानवीय विचार और भाव के विशुद्ध रूप में अवतीण हुए 
हैँ। इनके प्रतीकत्व में इन्दों दृष्टिकोणों की प्रधानता है | साथ €ो इन 
में आतंक के स्थान पर श्रद्धा ओर रक्षा के स्थान पर कल्याण को भावना 
समन्वित होती गई । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रुद्र का शिव के रूप में 
परिवर्तित हो जाना है। भारतीय मध्ययुग के त़्िदेवों में विष्यु ओर 
शंकर सजन-विनाश क्रिया के प्रतीक हैं | परन्तु ब्रह्मा के पालक रूप में 
मानव की सामाजिक प्रवृत्ति को स्थान मिला है, जो स्थिरता का प्रतीक 
स्वीकार किया जा सकता है। अन्य देवताओं में भी प्रकृति के रूप के 
स्थान पर उसका भाव दो प्रमुख हो गया है। परन्तु हम अगले 
प्रकरणों में देखेंगे कि मानवीय भावना के विकासु में बाह्य दृश्य जगत्‌ 


भाव-मग्न : कृति 


र्‌छ प्रकृति का प्रश्न 


'का संबन्ध रहा है। इसके अतिरिक्त काव्य तथा कला में इन 
भावनाओं का प्रमुख हाभ्र है। और इन देवताओं के रूप-नर्माण-में 
'इसी कलात्मक रीति से रूप-रंगों का प्रयोग किया जाता है । 

ग--वैदिक कर्मकांडों में प्रधानतया प्रकृति के परिवतन, सजन, 
विनाश आदि के प्रतीक हैं | इनमें इन्हीं की प्रतिकृतियाँ सन्निहित हैं । 
इन प्रतीकों में उस युग के ज्ञानात्मक श्रमों का 
समन्वय है। इसी कारण बाद के धार्मिक मतबाद 
इन प्रतीकों में दाशनिक सत्य की व्याख्या करने में सफल होते रहे 
हैं। वस्तुतः धार्मिक अध्यात्म का विकास इसी आधार पर हुआ है। 
वैदिक यज्ञ-कृत्य विश्व-सजन "के क्रम का प्रतीक है। यह अवस्था 
उस समय की है जब देवता प्रकृति शक्तियों के अधिष्ठाता थे । 
देवताओं का तत्त्व-रूप परिवतनशील और गतिमय था। यह विश्व 
'सजन और विनाश की ओर संकेत करता था। श्रन्य अनेक कर्मकांडों 
का प्रतीकाथ सामाजिक नियमन से संबन्धित है जिसका आधार 
आचरण समभना चाहिए | मानव-समाज केआचरण संबन्धी नियमन . 
में प्रकृति का अपना योग है। प्रकृति व्यवस्था, क्र ओर सामझस्य 
'का नियम मानव के सामने उपस्थित करती रही है। 

भारतीय मध्ययुग में फिर भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा-कृत्यों का 
विकास हुआ, यद्यपि बोद्ध-धम में एक बार कर्म-कांड का पूण खंडन 
किया गया था। मध्ययग के आचार्यों ने पूजा, श्रचों, पादसेवन 
आरती, भोग आदि को दाशनिक महत्त्व दिया है। इस आचार के 
'प्रतीकों में भी प्रकृति के व्यापक तत्वों को भावात्मक अ्रथ दिया गया 
है | लेकिन व्यावद्यरिक दृष्टि से वे साधना के रूप मात्र हैं। यही 
'कारण है कि मध्ययुग के साधना-काव्य में इस दृष्टि से प्रकृति को कोई 
स्थान नहीं मिला है। श्रगत्तले भाग के आध्यात्मिक साधना संबन्धी 
प्रकरणों में यह स्पष्ट हो सकेगा । 

0१३--धार्मिक पूजा-कृत्यों में भाव से अधिक रूप को स्थान मिला 


सामाजिक स्तर 


आध्यात्मिक प्रकृति २७ 


है। परन्तु अनुभूति का ज्षेत्र भावात्मक है। हम देख चुके हैं कि प्रकृति 
में विज्ञान-तत्त्व के साथ झात्म-भावना की स्थापना 
हुई है। परन्तु दृश्य-प्रकृति' हमारे आकर्षण का 
विषय है । ओर उसमें कलात्मक सौन्दय्य के लिए भी आधार है। 
इस सोन्दय्य के सहारे उसकी भावना में (जो अपने मनस्‌ का प्रसरण 
है) तन्‍्मय होना विश्वात्मा के साथ तादात्म्य के समान है। साधना 
के क्षेत्र में योग ने अन्तमुखी होने की ओर अधिक ध्यान दिया 
है| परन्तु अन्तःकरण बाह्य का ही प्रतिर्तिव ग्रहण करता है । केवल 
एकाग्रता के कारण केन्द्रीमूत होकर दृश्यों में व्यापकतता ओर 
गंभीरता अधिक आ जाती है ।* द्वितीय भाग के तीधरे प्रकरण में 
संत साधकों के प्रकृति-चित्रों. में इस प्रकार के दृश्यों का रूप 
देखा भी जा सकता है। योरप के रहस्यवादियों ने ज्ञान के साथ 
अनुभूति को विशेष स्थान दिया है।इस अनुभूति को भावनामय 
'तादात्म्य माना जा सकता है। जिस चेतना से अनुभूति का संबन्ध 
माना गया है, वह प्रकृति-चेतना के आधार पर विकसित हुई है | कुछ 
ञ्र्थों में बह आज भी उसके निकट है। भारतीय भक्ति साधना में यह' 
चेतना मानवीय भावों के साथ उसके आकार से संबन्धित हो गई 
है | इस प्रकार यह चेतन प्रकृति से अलग हो जाती है। इस विषय 
की विशेष विवेचना दूसरे भाग के आध्यात्मिक साधना के प्रकरणों 
'के प्रारम्भ में की जायगी । यहाँ इतना ही संकेत कर देना पर्याप्त हे कि 
हिन्दी साहित्य के सध्ययुग में, साधना-काव्य में प्रकृति को प्रमुख रूप 
न मिल सकने का बहुत कुछ कारण यह भी हे । 

योरप में रहस्यवाद प्रकृति के निकट रह सका है | वहाँ प्रकृति के - 
'रहस्यवादी कवि उसकी चेतना के प्रवाह से अधिक तादाक््य स्थापित ” 


धार्मिक साधना 


*_ट्वितीय भाग के तीसरे प्रकरण में संत साधकों के प्रकृति चित्रों मैं 
इस प्रकार के दृश्यों का रूप देखा भी जा सकता है [ 


रद प्रकृति का प्रश्न 


कर सके हैं। अद्भरेज़ी साहित्य में वाह्म-प्रकृति के प्रति अप्विक जागरू- 
कता है तथा उसमें अनन्श चेतना में निंमग्न प्रकृति के प्रति आकषण 
भी अधिक है | इस कारण उसके काव्य में प्रकृति के संबन्ध में इस 
प्रकार की भावना अधिक सुन्दर रूप से मिलती है। अ्रपने उच्च स्तर 
पर प्रकृति का यह आकषण और सोन्दय्य रहस्यवाद की सीमा में आ 
सकता है। भारतीय साधना में प्रकृति के रूपों से प्रकृतिवादी इृश्िकोश 
को तुलना के लिए अगले भाग में अवसर मिलेगा। यहाँ रहस्यवाद: 
किसी सिद्धान्त विशेष के लिए नहीं माना गया है। अज्ञात सत्ता 
से तादात्म्य स्थापित करने की अनुभूति के लिए ही यह शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । 


द्वितीय प्रकरण 
प्रकृति के सध्य में मानव 


९१--आमखसुख में कद्दा गया है कि प्रकृति ओर काव्य संवन्‍्धी विवेचना 
सें मानव वीच की कड़ी है। काव्य मानव की शअ्रभिव्यक्ति हैं। 
इसलिए प्रकृति और काव्य के विषय में कुछ कहने 
से पूष प्रकृति के मध्य में मानव की स्थिति को 
समझ लेना आवश्यक है। विश्व सजना के प्रसार में मानव 
का स्थान बहुत श्रकिंचन लगता है| परन्तु जैसा पिछले प्रकरण 
में कहा गया है विशानमय मनसू-तत्त्व की स्वचेतन स्थिति मानव 
में है, इस काश्ण विश्व-चेतना का केन्द्र भी वही है। स्वचेता मानव 
अहंकार वश आत्मवान्‌ होकर भी अपने से अलग ब्लिश्व-सजन 
पर विचार करता है। यह भ्रम है। वह अपने प्रकृति रुप्र को 
भूलकर एक अलग स्थिति से विश्व-प्रकृति पर विचार करता है। पेरेन्‍्तु 
यह भूलना नहीं चाहिए कि मानव इसी प्रकृति क्रे ४ंखला-क्रम की एक: 


प्रकृति-श्वृंखला में 
कै 


३० प्रकृति का प्रश्न 


कड़ी है | इस प्रकार जब हम मानव और प्रकृति को अलग अलग 
समभुते हैं, उस समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय रहता है। यह मानव 
को इच्छा-शक्ति के आधार पर प्रयागात्मक और प्रयोजनात्मक है । यह 
' प्रयोगात्मक दृष्टि विभिन्न सिद्धियों को एकत्रित करके उन्हें सम परिणामों 
केआपधार पर वर्गीकृत करती है | इससे भोतिक-विज्ञानों के क्षेत्र में मानव 
के विशेष प्रयोजन की सिद्धि होती है | पर यह दृष्टि हमारे आधार के 
लिए पर्याप्त नहीं है; क्योंकि जिस आधार पर हम अपने परिणामों तक 
पहुँचना चाहते हैं वह व्यापक है। यहाँ प्रकृति और काव्य की बात 
है; काव्य तथा कला मानव की भावात्मकतासे संबन्धित है। यह प्रकृति 
भोतिक विज्ञानों के सीमित सत्यों में संकुचित होकर अपना पूरा अर्थ 
व्यक्त नहीं कर संकती। मानव सचेतन प्रकृति के शंखला-क्रम में 
आर जाता है,ऐसी स्थिति में मानव ओर प्रकृति इतने मिन्न नहीं जितने 
समझे जाते है वस्तुतः मानव की स्वचेतना (आत्म-चेतना) के विकास 
में सचेतन प्रकृति का योग है | इसी को स्पष्ट रूप से उपस्थित करने 
के [लए आगे क्रम से, विश्व के सजनात्मक विकास में मानव का 
स्थान, मानव की स्वचेतना में प्रकृति का योग तथा उसकी अनन्‍्तदृष्टि 
में प्रकृति के अनुकरणात्मक प्रतिबिंब का, रूप निश्चित किया 
जायगा | 


सजंनात्मक विकास में मानव 


(२--यूनान में इलियायितों ने विश्व की परिवर्तनशीलता पर 
विशेष ध्यान दिया उसी समय सजन के ग़मन का भी उल्लेख 
हुआ था । बाद में पूणरूपेण परिवतन पर सन्देह 
किया गया । इस प्रकार बिकासवाद के लिए उसी 
काल में काफ़ी आधार तंय्यार हो चुका था। गमन के साथ परिवतन, 
परिवतन में पूव तत्त्व की स्थिति की स्वीकृति से एक प्रकार विकास का 
पूरा रूप मिल जाता है।। विश्व को आदि तत्त्तों आधार पर समझने 


विकास के झाथ 


सजनात्मक विकास में मानव ३१ 


में भी यही प्रकृति रही है। गमन-शक्ति के प्रवाह में तत्वों का 
केन्द्रीकरण होता है, फिर विभिन्नता के साथ अनेक-रूपता उपस्थित 
होती है। अन्त में निश्चित होकर उनमें एक-रूपता आरती जाती है 
इस प्रकार विभिन्न-धर्मी सजन में एक-रूपता और क्रम रहता है। 
विकसनशील विश्व-सजन में अधिकाधिक अनेक-रूपता जान पड़ती है, 
पर उसकी सबन्धों में स्थिति क्रमिकता भी दृढ होती जाती है । प्रकृति 
में एक सचेतन शक्ति-प्रवाह है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी तत्त्व- 
वादियों के आकषण का विषय है। यही कारण है कि आधुनिक 
* तत्त्ववाद के क्षेत्र में दाशनिक विकासवाद मान्य रहा है। भारतीय 
तत््ववाद में विकास का रूप इस प्रकार नहीं मिलता है | पर संख्य के 
प्रकृति-स्वरूप में इसी प्रकार का सिद्धान्त सन्नहित है। इसमें प्रलय को 
सजन के समान स्थान दिया गया है। परन्तु जिस प्रकार विकास का 
अथ तत्त्ववाद में साधारण निर्माण से संबन्धित नहीं है, उसी प्रकार 
प्रलय को साधारण नाश के अथ में नहीं लेना चाहिए |सृष्टि के पूष 
प्रकृति अपने तीनों गुणों के सम पर स्थिर रहती है। इस सम का 
भंग होना ही सजन-क्रिया है। विषमीकरण सजन के मूल में वर्तमान 
है | सांख्य के अनुसार पुरुष के साजन्निध्य से प्रकृति की साम्यावस्था 
भंग हो जाती है | पुरुष स्व॒यं निष्क्रिय होकर भी गमन का कारण होता 
है जैसे चुम्बक पत्थर गतिमान्‌ हुए बिना लोह को गतिशील करता 
है। पुरुष के सामीष्य मात्र से प्रकृति चंचल हो उठती है; और उसको 
मुक्त करने के लिए ही प्रकृति की सारी परिणमन-क्रिया होती है | यह 
भारतीय विकासवाद का स्वरूप कहा जा सकता है, यद्यपि इसमें 
विकास की दिशा अधिक प्रत्यक्ष हो गई है । सहजबोध के लिए. विश्व 
के प्रश्न को लेकर किसी न किसी रूप में विकासवाद मान्य है | यही 
कारण है कि भारतीय तत्ववाद के क्षेत्र में इस सिद्धान्त की अधिक 
मान्यता नहीं है, पर साधारण परम्परा में इसका अधिक प्रचार 
रहा है। 


३२ प्रकृति के मध्य में मानव 


९३-पर ऐसा नहीं कह्य जा सकता कि विकासवाद सजन के 
सत्य की पूण व्याख्या- है । इसमें' मानवीय दृष्टि से सजन को 
व्यक्त किया गया हैं| परन्तु इसके लिए. मानव की 
स्वचेतना में आधार है। हमारा उद्देश्य मानव 
को लेकर ही प्रकृति पर विचार करना है। इस कारण प्रकृति 
की इस गमनशील चेतना को देख लेना आवश्यक है जो हमारे 
सामने अनेक क्रमिक संबन्धों में प्रकट हो रही है। जिस प्रकृति के गमन 
का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है वह दिक ओर काल की भावना पर 
स्थिर है। आकाश की जिस व्यापक असीमता में दिक-काल की स्थापना 
की जाती है वह भी इन्दों के संबन्धों से जाना जाता है| इस दिक-काल 
का ज्ञान हमारे अनुभव पर निभर है जो प्रत्यक्ष-जगत्‌ में हमारा माग- 
दर्शक है| यह अनुभव ज्ञान निजकी चेतना ओर एकाग्रता पर 
निभर है। चेतना का अथ परिवतनों से परिचित होना है और ध्यान 
की स्थिति का बदल जाना परिवर्तन का भान होना है। इस प्रकार दिक्‌ 
का छोटा सा छोटा बिन्दु हमारी चेतना की एकाग्रता का परिशास 
है जो असीम की ओर प्रसरित रहता है । इस प्रसरण का भान भी 
चेतना को होता रहता है । घटना-क्रम के रूप में काल का अनुभव 
करनेवाली भी चेतना है जो इन्द्रियातीत काल में व्यापक होती जान 
पड़ती है। अतः गमन का रूप परिवतन पर स्थिर है और परिवर्तन 
हमारी चेतना की दिक काल संबन्धी भावना पर निभर है। आगे हम 
मानवीय चेतना की इस विशेष स्थिति को अधिक स्पष्ट करंगे। यहाँ 
प्रकृति के विकास माग में मानव का स्थान निश्चित कर लेना है | 

९४--सहज बोध के स्तर पर प्रकृति में एक से अनेक की प्रदृत्ति के 
साथ अवाध सचेतन प्रवाह को लेकर विकास को समका जा 
सकता है। वध्तुतः इस स्तर पर विकासवाद को 
छोड़ा नहीं जा सकता । सजन की अनेकता 
में उसका नियमन सब्निहत है, और इसी विभिन्न अनेकता 


चेतन, में दिक्‌ कल 


प्रकृति से अनुरूपत 


सजनात्मक विकास में मानव ३३ 


म॑ उसका प्रवाह चल रहा है। प्रत्यज्ञ जगत में यही तो दृष्टिगत 
होता है | एक बीज सहख-सहखत वीजों का रहस्य छिपाये हुए है | यह 
विकार समान परिस्थितियों म॑ एक ही प्रकार से होता है। एक रस 
. दूसरे रस से मिलकर तीसरे भिन्न रसे की सृष्टि करता है। यह नियम 
प्राणि जगतू में उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार वनस्पात जगतू 
में ।.पाणि का शरीर केवल बाह्य-जगत से प्रभाव ही नहीं ग्रहण करता 
बरन्‌ बाह्य परिवतनों के साथ क्रियाशील होने के लिए परिवर्तित भी 
होता है। वाह्य तंवन्धों को स्थाप्रित रखने के लिए शरीर में परिवतन 
होते हैं। शरीर जब तक वाह्न-प्रकृति से आन्‍न्तरिक अ्रनुरूपता नहीं 
रखेगा, वह स्थिर नहीं रख सकता । यह अनुरूपता जितनी पूर्ण होगी, 
उतना ही अधिक शरीर विकसित होंगा। अन्तर और वाह्य की 
अनुरूपता जितनी पूण होगी जीवन उतना हों विकसित माना 
जायगा | मानव के जीवन म॑ यह अनुरूपता वहुत कुछ पूण मानी.जा 


सकती है | 
९५---प्रथम-प्रकरण में कहा गया है कि विकास-क्रम में सौतिक- 


तत्व से विज्ञान-तत्त्व की ध्यिति नहां मानी जा सकती | इसका अ्रथ है 
कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 
परन्तु विकास पथ पर चेतना भी इन्हीं नियमों पर 
चल रही है, ऐसा साधारणतः बिना विरोध के 
माना जा सकता है। मानव-शरीर वाह्य-प्रकृति की क्रिया-प्रतिक्रिया 
का परिणाम हो सकता है। प्राणि-शरीर में भिन्नता बाह्य कारण 
से उत्पन्न होती है और यह ' विभिन्नता अनुरूप होने के कारण प्रकृति 
द्वारा चुनली जाती है। यह विभिन्नता अ्गल्ली वंश परम्परा में 
चलती जाती है । प्रकृतिवादी विकास के क्रम में एक सेल के 
जीवधारी से इन्हीं शारीरिक विभिन्नताओं के द्वारा सूकह््म विविधता 
वाले मानव-शरीर को भी मानते हैं| परन्तु इस मानव शरीर की उन्नत 
स्थिति को स्वीकार कर लेने पर भी मानव के विक्रास का प्रश्न हल 
डे 


मानस-विशिष्ट 
भानव 


३४ प्रकृति के मध्य में मानव 


नहीं हो जाता | मानव की मानसिक विभिन्नता का स्वरूप इस विकास 
की सबसे बड़ी कठिनाई है। बहुत से विकासवादी इसको शरीर से 
संबन्धित मस्तिष्क की सक्म क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में समझते हैं 
ओर कुछ इसको विशेष विभिन्नताओं के रूप में स्वीकार करते हैं| 
परन्तु यह व्याख्या मानस के प्रश्न को समझा सकने में नितान्त 
ग्रयोग्य ठहरती है | इन विरोधों को यहाँ उपस्थित करने का-कोई 
कारण नहीं है | जिस प्रकार पिछुले प्रकरण में उल्लेख कर चुके हैं हम 
दोनों को स्वतंत्र मांन कर चल सकते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में तो यह 
समभ लेना पर्यात होगा कि प्रकृति के जड़-चेतन प्रसार में मानव 
(शरीर की स्थिति में) इससे एक रूप होकर भी अपनी मानस-शक्ति 
के कारण अलग है। आगे हम देखेंगे कि यह मन उसकी स्व- 
चेतना (आत्म-चेतना) को लेकर ही प्रकृति में व्याप्त मनस्‌ तत्त्व से 
अलग है | 


स्वचेतन (आत्म-चेतन) मानव और प्रकृति. 

$६---मानव की मनसू-चेतना ओर प्रकृति की सचेतना में एक 
प्रमुख भेद है। मानव आत्मवान्‌ स्वचेतनशील है | उसमें मनस्‌ की वह 
स्थिति है जिसमें वह अपनी चेतना से स्वयं परिचित 
है | हम देखेंगे कि उसकी यह स्वचेतना प्रकृति से 
किस सीमा तक संबन्धित है। परन्तु इसके पूष 
यह समझ लेना आवश्यक है कि मनस॑ की स्वचेतना का अर्थ क्या 
है। प्रारम्भ से ही मानव की मानसिक स्थिति स्वचेतना की ओर 
प्रगतिशील रही है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्रारम्मिक प्रवृत्तियों के 
आधार पर भोतिक जगत्‌ के प्रत्यक्ञों को अहण करता रहा ओर उसमें 
ध्यान का रूप एकाग्र तथा स्थिर होता गया। इसके आधार में उसंकी 
इच्छा-शक्ति थी जो जीवन की समस्त प्रेरणा को प्रयोजन की ओर ले 
जाती है। प्रारम्शिक मानव की प्रज्नत्ति किसी बाह्य प्रेरणा से ही 


भ्रत्म-चेतना! 
हु 


की अ्रथ॑ 


स्वचेतन (आत्म-चेतन) मानव और प्रकृति २५ 


संवेदनशील होगी | वह उन्हीं प्रेरणाओ्रों को अहण करता होगा जो' 
उसके जीवन के प्रयोजन से संवन्धत रही होगी | दूसरे शब्दों में उसकी 
इच्छा-शक्ति के माध्यम से प्रकृति के ब्राह्म-रूप का प्रवेश उसके जीवन 
में हुआ है | इन प्रभावों को अहण करने में ध्यान के विपयय से प्रकृति 
के रूपों में जो परिवर्तन उपस्थित हुए उन्हीं की क्रमिक निरन्तरता 
घटना का स्वरूप धारण करती है। इस प्रकार चेतनशील होने का तात्पय 
परिवतनों से परिचित होना हुआ; और चेतना का प्रसार घटनाओं की 
क्रमिक शंखला में समकना चाहिए । ये घटनाएं दृश्य-जगत्‌ की हों 
अथवा ध्वनि-जगत्‌ की | प्रत्येक स्थिति में हमारी चेतना समानता और 
विभिन्नता के विभाजन द्वारा इच्छा के प्रयोजन की ओर ही बढ़ती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा अनुभव ज्ञान प्रत्येक पग पर सत्यों 
को विभिन्न ओर समान मानने में अपना प्रयोजन हो दर ढ़ता है । 
९७--मानव मानसिक परिस्थितियों की विभिन्नता ओर विविधता 
के साथ ही अपनी चेतना के विषय में भी अधिक स्पष्ट होता गया है । 
उसकी चेदना प्रकृति चेतना का भाग है ओर उसमें 
प्रसरित भी है| इस चेतना के बोध के लिये उसमें 
केवल स्व! की भावना विकसित हो जाने की 
आवश्यकता है | यह 'स्वः की भावना जितनी व्यक्त ओर व्यापक 
होगी, उसी के अनुसार चेतना का प्रसार भी बढ़ता जायगा। 
सामने फैली हुई प्रकृति का दृश्य-जगत्‌ उसकी अपनी दृष्टि की सीमा है 
साथ ही अपने अनुभव के विषय का पूरा ज्ञान उसे तभी हो सकेगा 
जब उसका अपना स्व? स्पष्ट हो जायगा। यहाँ स्व? का अथ इच्छा 
के केन्द्र में ध्यान को एंकाग्र करने के रूप भ॑ समझा जा सकता है। 
मानसिक विकास के साथ 'स्व? भी अधिक व्यापक्ष होता गया है । 
उसका ज्षेत्र प्रत्यक्ष बोध से भावना और कब्पना में फेल जाता है। 
इस ज्षेत्र में 'स्वः का प्रसार अधिक व्यापी होकर विपम और विविध 
हो सका है | इस प्रकार चेतना दी विकास के पथ पर स्वचेतना की 


अत्म-भव ओर 
प्रकृ ति-वेतना 


३६ प्रकृति के मध्य में मानव 


स्थिति तक पहुँच सकी है । 

* (८--परन्तु मानव की स्वचेंतना के विकास में प्रकृति के साथ 
समाज का योग भी रहा है। मानव का विकास केवल व्यष्टि में 
, परिसमाप्त नहीं है, उसने समष्टि के समवाय सें भी 


के 


की चेतना अपना मार्ग हू ढा है। मानव प्रारम्भ से समाज 
हो हा में रहने की प्रवृत्ति रखता था। एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के अनुभव को जान तो नहीं .सकता, परन्तु उसका अनु- 
मान लगा सकता है। फिर अपने व्यक्तिगत अनुभवों से तुलना 
करके किसी एक सिद्धि तक पहुँच सकता है। इस दृष्टि से व्यक्ति 
की स्वचेतना सामाजिक चेतना का भी एक रूप मानी जा सकती है। 
ओर स्वचेतना के इस सामाजिक स्तर तक भौतिक-प्रकृति दो प्रकार से 
मानी जा सकती है। प्रयोजन से हीन भोतिक क्रम तथा संवन्धों में 
उपस्थित प्रकृति वर्णनात्मक कही जा सकती है। ओर जब हम 
प्रकृति को प्रयोजन से युक्त:अपनी इच्छा-शक्ति के आधार पर देखते 
हैं, उस समय उसको व्यंजनात्मक कह म्ञकते हैं। प्रकृति में व्यजना 
की यह भावना, प्रयोजन का यह स्वरूप, मानव समाज के व्यक्ति की 
अपनी इच्छा-शक्ति की अभिव्यक्ति में मित्रता है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी इच्छा और अपने प्रयोजन से परिचित है, साथ ही उसी 
आधार पर समाज के अन्य व्यक्तियों की इच्छा-साधना पर भी विश्वास 
रखता है। मानव-समाज की स्थिति के विषय में हमारा विश्वास 
प्रकृति को समझने के पूष का है। इसका तात्पय यह नहीं कि भानव 
को प्रकृति के सम्पक में आने के पूव सामाजिकता का बोध था । 
प्रकृति का सम्पक तो समाज के पूव का निश्चय ही है। परन्तु जब 
मानव ने प्रकृति के विषय में अपनी कोई धारणा निश्चित की होगी, 
उस समय उसमें सामाजिक प्रदृत्तियों का पूण विकास हो चुका था |. 
वह इच्छा ओर प्रयोजन के सामूहिक प्रयास से परिचित हो चुका था | 
भारतीय काव्य-शास्रों में इसी दृष्टि से प्रकृति को केवल उद्दीपन-रूप 


स्वचेतन (आत्म-चेतन) मानव और प्रकृति ३७ 


के अन्तगत रख़ा गया है |" प्रारम्मिक युग में मानव को जिस प्रकार, 
अपना जीवन अस्पष्ट लगता था, उसी प्रकार 'उसका प्रकृति विषयक 
ज्ञान भी अस्पष्ट था। पहले प्रकृति को अस्पष्ट दिककाल की सीमा में 
देख कर ही वह प्रकृति की अ्स्पष्ट सचेतनता की और वढ़ सका होगा । 
आज की स्थिति में, सामाजिक चेतना के स्तर पर मानव प्रकृति को 
अपने समान।न्‍्तर देखते हुए व्यंजनात्मक रूप में पाता है। अथवा 
अपनी चेतना के प्रति वह अधिक सचेष्ट होकर प्रकृति को केवल अपने 
सामाजिक प्रयोजन का साधन मानकर वणनात्मक स्वीकार करवा 
है। इस वणनात्मक रूप में प्रकृति भोतिक-विज्ञानों का विषय रह 
जाती है | परन्तु सहज बोध के लिए, ये दोनों ही रूप मान्य हैं। उसके 
लिए. प्रकृति जड़ के साथ चेतन है, वशनात्मक के साथ प्रयोजनात्मक 
भी है | परन्तु इस दृष्टिकोण में सामाजिक प्रवृत्ति फिर भी अन्तर्निहित 
रहती है। यही कारण है हमको प्रकृतिं कभी अपने प्रयोजन का विषय 
लगती है और कभी वह अपने स्वयं प्रयोजन में मग्न जान पड़ती है॥। 
आगे काव्य में प्रकृति के रूपों को विवेचना करते समय हम देखेंगे कि 
इस कथन का क्या मह्च्व है । 

६६--ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रकृति का 
ज्ञान हमारी स्व” की भावना से प्रभावित है, ओर उसकी सचेतना 
हमारी दृष्टि विशेष का प्रभाव है | परन्तु प्रकृति की 
चेतना में मानवीय चेतना का आरोप मात्र हो ऐसा 
नहीं है| प्रकृति के सचेतन लगने का एक कारण 
यह अवश्य है कि मानव प्रकृति का ज्ञान अपनी चेतना के द्वारा दी 
ग्रहण करता है | दूसरे शब्दों में, जैसा हम आगे विचार करेगे, प्रकृति 


समानःन्‍्तर 
प्रकृति-चेतना 


! 


१ इस भाग के पंचम प्रकरण में इस विषय की विवेचना प्रकृति-रूर्पों 
के भेदों के विषय में की गई है । और दूसरे भाग के प्रथम प्रकरण में भ.रतीय 
क-व्य-्यास्त्र में प्रकृति के अनन्‍्त्गंत भी थह प्रशन उठाया गया है 


4 प्रकृति के सध्य में मानव 


की चेतना से उसकी चेतना सिद्ध है। वह अपनी स्वचेतृना के प्रसार 
में प्रकृति से परिचित होता है और उंसकी उसी प्रकार व्याख्या करता 
| परन्तु इसके अतिरिक्त प्रकृति का सचेतन स्वरूप मानवीय चेतना 
के समानान्तर होने से भी सिद्ध हैं। जब हम कहते हैं कि हम प्रकृति 
की व्याख्या मानवीय चेतना से प्रभावित होकर करते हैं, उस समय 
यह निश्चित है कि हम स्वचेतनशील प्राणी हैं। पर समस्त स्थिति को 
सामने रखकर विचार करने से प्रकृति अपनी सचेतन गतिशीलता में 
म्मनवीय स्वचेतना के समानानन्‍्तर ही: अधिक लगती है। आगे हम 
देखेंगे कि मानव की चेतना प्रकृति के सम्पक में विकासोन्मुखी थी; 
ओर उस समय प्रकृति की समानान्तर चेतना ने उसकी प्रारम्सिक 
प्रदृत्तियों में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है।._ 
क--प्रकृति में हश्य आदि माध्यमिक गुण हैं जो मानवीय इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष के आधार माने जाते हैं। जिस सहज वोध के स्तर पर हम 
आंगे बढ़ रहे हैं उसके अनुसार इन प्रत्यक्ञों को उपस्थित करने में 
प्रकृति का भी योग है। उसी प्रकार दिक्‌ू-काल 
संबन्धी भावना प्रकृति के सापेक्ष उतनी है 
जितनी मानव चेतना है | यह तो प्रकृति के बण- 
नात्मक स्वरूप की बात हुईं। सहज बोध प्रकृति की व्यंजनात्मक 
भावना को भी मानव चेतना के समानान्तर मान कर चलता है। 
उसके पास इसके लिए पर्याप आधार है। मानसिक चेतना की प्रत्येक 
स्थिति अपने प्रवाह में निरन्तर गतिशील है. उसका प्रत्यावतन भी 
सम्भव नहीं | प्रकृति में भी यही दिखाई देता है, उसमें आन्तरिक 
प्रवाह क्रियाशील है जिसमें प्रत्यावतन नहीं जान पड़ता | प्रकृति के 
" बाह्य रूप में, सरिता प्रवाहित है उसका जल्ल वापस नहीं लौटता, दिन 
रात चले जा रहे हैं न लोगने के लिए, वृक्ष उत्पन्न होता है, बढ़ता है 
फूलता फल्नता है, नष्ट हो जाता है, पर उसकी कोई भी अवस्था लोट 
कर नहीं आती। क्रानसिक चेतना में एक स्थिति दूसरी स्थिति को 


व्यंजनात्तक तथा 
प्रयो गन स्मक 


स्वेतन (आत्म चेतन) मानव ओर प्रकृति द्हट 


प्रभावित कर उससे एकाकार हो जाती है। प्रकृति में भी एक अवस्था 
दूसरी अ्रवस्थां से प्रभावित हो. उसी से एकाकार हो जाती है ओर 
सज॑न-क्रम की अगली स्थिति को प्रभावित करने लगती है | उदाश्हण 
के लिए. ध्वनि के स्वर-लय को लिया जा सकता है; ध्वनि को स्वरा- 
कार एक तरक्ष दूसरी को उत्पन्न कर उसी से मिल जाती है और यह 
तरछ् तीसरी तरक्गष को उत्पन्न करती है। मानसिक चेतना के समान 
प्रकृति में भी सहायक परिस्थितियों के उपस्थित होने पर निश्चित 
स्वभाव की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। दिन-रात तथा ऋतु विपयय 
आदि उसी प्रकार प्रकृति के स्वभाव कहे जा सकते हैं। इसके अंति- 
रिक्त प्रकृति में सचेतन विकास का रूप भी सन्निहेत है। इससे यह 
स्पष्ट है कि प्रकृति में मानसिक चेतना की समरूपता बहुत अंशों में 
मिलती है। यह केवल स्तर भेद के कारण अधिक दर की लगती है। 
अतः हम प्रकृति चेतना के उसी प्रकार भाग हैं जिस प्रकार सामाजिक 
चेतना के | भेद केबल विकास क्रम में चेतना के स्तरों को लेकर 'है | 
९१०--यहाँ हम प्रकृति ओर मानव के अनुकरणात्मक प्रतिर्बिंब 
भाव पर विचार आरम्भ करने के पूष इसी के समान भारतीय सिद्धान्त , 
की ओर संकेत कर देना चाहते हैं। भारतीय 
तत्ववाद में इस सिद्धान्त का उल्लेख पहले ही हो 
चुका था, परन्तु वल्ल॒भाचाय ने इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की 
है । भारतीय तत्त्ववाद में जड़ और जीव का ( जिसे स्वचेतन कह 
चुके हैं ) भेद करते हुए सत्‌ का उल्लेख क्रिया गया हैं। प्रकृति 
में (यहाँ जड़ प्रकृति से अथ है) केबल सत्‌ है ओर जीव मे 
सत-चित; परन्तु आनन्द का अभाव दोनों में ही है । आनन्द 
केवल ब्रह्म की विशेषता है। आगे कहा गया है. कि जीव बन्धनों से 
मुक्त होकर सम-स्थिति पर आनन्द प्राप्त कर सकता है। इस मत को 
हम सहज रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रकृति चेतना को 
विस्प्ृत स्थिति है, और ब्रह्म पूण चेतना की स्थिति । जीव दोनों के 


सत्‌-.चत -अननन्‍्द 


४० प्रकृति के मध्य में मानव 


मध्य की स्थिति है। वह अपनी स्वचेतना से एक ओर प्रकृति को 
संचेतनशील करता है; दूसरी ओर स्वचेतना को पू्ण चेतना की ओर 
प्रेरित! करके आनन्द का सम भी प्राप्त करता है। हमारी विवेचना में 
प्रकृति की चेतना का जड़त्व तथा मानवीय चेतना का स्व भी इसी 
ओर संकेत करता है ।* 


अनुकरणात्मक प्रतिबित्र भाव 


प्रकृति चेतना से सम स्थापित कर मानव की चेतना पण मनस- 
चेतना की ओर विकसनशील है । प्रति का सचेतन सम मानव की 
स्वचेतना का खोत है | और पूण मनस-चेतना की ओर उसकी प्रगति 
उसकी आदश भावना का रूप है। यही पूण मनस-चेतना आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में ब्रह्म या ईश्वर आदि का प्रतीक हू ढ़ लेती है| मानव 
पनी मानसिक चेतना में अधिक ऊँचा उठता जाता है. और वह 
अपनी स्वचेतना ( आत्मा ) के पूण विकसित रूप में ब्रह्म प्रात्त करता 
हू जिसका रूप आनन्द कहा जा सकता है| दूसरे भाग के साधना 
, संबन्धी प्रकरणों में इस विक्रास के साथ प्रकृति रूपों की विवेचना 
उपस्थित की जायगी | यहाँ तो यह दिखाना है कि मानव की इस 
प्रगति में प्रकृति का किस प्रकार महृत््वपू्ण योग रहा है, और प्रकृति 
की विस्मृत-चेतना का सम मामव की चेतना के लिए किस सीमा तक 

आवश्यक है। 
११--तक््ववाद के ज्ञेत्र में जो कद्टा गया है वद मानसशात्र के 
आधार पर भी सिद्ध हो जाता है। मन अपनी मानसिक अ्रवस्थाओं में 
तक मम बोध, राग और क्रिया में स्थित है। मन की यह 
थति किसी न किसी रूप में मानव इतिहास के साथ 


२ दूसरे भाग के पंचम प्रकरण में वैष्णव साधन; के अन्तगत प्रकृति के, 
रूपों की विवेचन। में इस प्रश्न को लेकर अधिक व्यःर्था की गई है । 


अनुकरणा[त्मक प्रतिबिंब भाव ४१ 


संबन्धित है| इनको विकसित छिंदति में ज्ञान, अनुभूति और 
चिकीषा! के रूप में समझा जा' सकता है | “कैसी वस्तु का प्रत्यक्ष 
बोध इन्द्रियों को बाह्य रूप से होता है; और वह वस्तु हमारे 
अन्तः को अनुभूतिशील करती है । परन्तु चिकीर्षा मानव के 
समस्त मानसिक व्यापारों की प्रेरणा शक्ति है| साधारण प्रत्यज्ञ-शान 
के धरातल पर हमारे पास दो जगत्‌ हैं, एक अ्रन्तजगत्‌ और दूसरा 
बांहजगत्‌ | दानों हीं समान रूप से विस्तार में प्रसरित हैं, इनमें किसी 
प्रकार का विरोध नहीं। कोन किस पर क्रियाशील' है ! कोन किसका 
अनुकरण है,प्रतितिंव है ! यह तत्त्ववादियों के लिए चक्कर में डालने-. 
वाला प्रश्न है | परन्तु सदज बोध के स्तर पर हम स्वीकार कर चुके हैं 
कि विश्व में भौतिक-तत््व ओर विज्ञान-तत्त्व दोनों को मानकर ही चला 
जा सकता हैं। साथ ही इसी आधार पर मानस के साथ वस्तु का 
अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। इसलिए साधारण व्यक्ति इन 
दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया सरलता से मान सकता है। अन्तजमत्‌ 
मानों बढ्िमुख होकर विस्तृत हो उठा है; और वहिजंगत्‌ मानों अन्तजंगत्‌ 
में एकाग्र हो गया है | परन्तु हम अपनी दृष्टि से ही प्रकृति को देखते 
हैं| उसके प्रत्यक्ष ज्ञान ओर अनुभव में इमारी इच्छा-शक्ति की प्रेरणा 
प्रधान है। परिणाम स्वरूप प्रकृति पर मन की क्रियाशोलता हमारी 
दी क्रिया का रूप बन जाती है। लेकिन मानसिक ज्ञान ओर अनुभूति 
की स्थितियाँ हमको इस प्रक्रिया का भान अवश्य कराती हैं। अन्तज- 
ग़तू जब बहिजगतू्‌ पर क्रियाशील ह'ता है, हमको वस्तु-ज्ञान होता हैं । 

जब वहिजगत्‌ का प्रभाव अन्तजगत्‌ ग्रहण करता है, उस समय 
वस्तु की अनुभूति होती हे | इस प्रकार वस्तु से आदान रूप में जो हम 
ग्रहण करते हैं वह अनुभूति है; और वस्तुजग़त्‌ को जो हम प्रदाब 


३ दूसरे भाग के तृतीय प्रकरण में संत खाधनः में इस प्रक.र के प्रकृति 
रूपों की विवेचना की गई है । 


अनुकरणत्मक प्रतिषिंब भाव ४३ 


“हरी भरी घाटी में कल-कल करती हुई सरिता- किनारे के घने दक्तों 
मल की पंक्ति जो" उस पार के ऊँचे पहाड़ों की श्रणी से 
' मिल सी गई ह-.! इस दृश्य को देखते की एका- 
ग्रता के साथ उसकी मनःस्थिति में चिक्री्षां निश्चित है और इससे 
उसके मन में दो प्रक्रियाओं का विक्रास सम्भव और स्वाभाविक है। 
रूप आकार आदि के सहारे वह जल, वृक्ष आदि को पहचानता है 
इनसे उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पवत की 
दुगमता आदि का उसे बोध है, क्योंकि शिकार आदि के प्रसंग में उसके 
माग में वाधाएं उपस्थित होती रहती हैं। यह उसका ज्ञान-पत्तु 
परन्तु साथ ही जल की तरलता, दक्तों का रंग-रूप और पत की 
विशालता आदि ने उसके हृदय को अनुभूतिशील किया है। और यह 
उसका अन्तमुखी अनुभूति-पत्त है। परन्तु मानव की इन मानसिक्क 
स्थितियों का विकास एकांगी नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार ये 
तीनों मानसिक स्थितियाँ एक दसरे से संवन्धित है; उसी प्रकार अकृति 
के अनुकरणात्मक संवन्ध में ज्ञान ओर अनुभूति का यह रूप एक दूसरे 
के आश्रित और संबन्धित है | इनका अस्तित्व अपने आप में पूण नहीं 
है | जव तक ज्ञान सामाजिक आधार तक विकसित नहों हुआ उसको 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं हुई । परन्तु अनुभूति आन्तरिक अनुकरण 
होने के कारण व्यक्ति में भी अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकी | इसी कारण 
मानव के इतिहास में, विचारों से पूष भावना की अभिव्यक्ति को 
अवसर मिला है। अभिव्यक्ति की सबसे प्रबल ओर विकसित शक्ति 
भाषा का मूल भावना की अभिव्यक्ति में ही मिलता है। अपने 
प्रारम्सिक स्वरूप में भाषा भी एक भावात्मक अभिव्यक्ति ही थी 
जिस प्रकार दृत्य, संगीत और चित्रकला आदि का ऐतिहाशिकू 
खोत आदिम अ्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति में है। यह प्रारम्भिक अभि- 
व्यक्ति बहिसचारियों के रूप में मानसिक अनुकरण की स्वच्छुंद क्रौड़ा 
मानी जा सकती है| वाद में सामाजिक वातावरण में भाषा अपने 


४८ प्रकृति के मध्य में माव्व 


विकास के साथ प्रत्यक्ष-बोघ से सीधे प्रेरणा न लेकर परप्रत्यक्षों 
से अधिक संबन्धित होतीः गई | इस प्रकार वह विचारों के प्रकट करने 
के लिए अधिक प्रयुक्त होने लगी | दूसरी ओर भावनाओं को अभिव्यक्त 
करने के लिए भाषा को व्यजना का सहरा लेना पड़ा [४ 

(१३--यहाँ जिस विकार (राग) पर विचार किया गया है वह 
मानसिक प्रवाह का अंग है। यह हमारी संवेदनाओं और भावों के _ 
मूल में तो होता है, पर उनते एक नहीं समक्ता जा 
सकता | ओर अभी तक प्रकृति के जिस भावात्मक 
अनुकरण की बात कही जा रही थी वह भावनाओं को 
उत्पन्न करने के अ्थ में नहीं | मानस की इस प्रवृत्ति में पीड़ा ओर तोष 
की भावना सन्निहित है ।" परन्तु पीड़ा ओर तोध की संवेदना में बथा 
अन्य भावों में समानता नहीं है। केवल सावनाओं में पीड़ा ओर तोष 
की संवेदना भी सन्निहित होती है | भावना ओर भावों के विकास में 
प्रकृति. का क्या हाथ रहा है, इस पर विचार तृतीय प्रकरण में किया 
जायगा | यहाँ यह देख लेना आवश्यक है कि पीड़ा और तोष की 
संवेदनात्मकता से प्रकृति का क्‍या संबनन्‍्ध रहा है | प्रथम तो प्रकृति के 
मानसिक संबन्ध में यह आवश्यक भावता है. साथ ही मानव प्रकृति 
का अनुकरण भी इसीकी प्रेरणा से करता है। यह पीड़ा और तोष 
की संवेदनात्मक भावना मानव के नाद तथा शारीरिक संचलन से 
अधिक संबन्धित है। परन्तु प्रकृति के संचलन तथा नादों के शारीरिक 
अनुकरण के अतिरिक्त भी प्रकृति के रंग-रूप तथा प्रकाश आदि का 
तोषप्रद (सुखद) प्रभाव मानव पर पड़ता है। अगले प्रकरणों में यह 


शा 


पीड़ा तथा तोष' 
की वेदना 





४---उपभ,नों के अलकारिक प्रयोगों में प्रकृति के रूपों की ब्यंजना का 
उल्लेख आगे किया गया हैं । 
५---प्रचलित शब्द दुःउ-मुख में शर्ररिक से अधिक मानसिक बोध 
होता है ' | 


अनुभफरणत्मक प्रतिबिंब भाव ४५ 


समीक्षा की जायगी कि किस प्रकार प्रकृति के प्रारम्भिक सम्पर्कों को 
जिनमें मानव की पीड़ा ओर तो की भावना संबन्धित थी, कल्पना के 
घरातल पर कला का रूप मिल सका है | प्रत्यक्ष-बोघ के घरातल पर 
इनके साथ तोष को भावना सन्निहित है जो एक सीमा के बाद 
पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ विद्वानों ने प्रकृति के रूपात्मक 
(रंग) और ध्वन्यात्मक (नाद) सम्पर्कों को रति-भाव से संबन्धित मान 
कर ही तोषात्मक तथा आकषक स्वीकार किया है | एक सीमा तक 
यह सम्भव सत्य है। परन्तु इनमें एक प्रकार का एकाग्रता तथा 
गम्भीरता संबन्धी तोष भी सबन्निहित है,जों किसी अन्य भाव की 
अपेक्षा नहीं रखता । 

१४--मानव के प्रत्यक्षबोधों के विकास में स्पश_ गन्घ तथा 
स्वाद का योग उतना महत्त्वपूण नहीं है जितना दृश्य तथा श्रवण 
का। इनके बोध में भी पीड़ा और तोप की 
भावना सन्निहित है, परन्तु इनका संयोग 
संरक्षक सहज-बृत्ति के साथ अधिक है। साथ हो पूर्वांलुराग के 
अन्तगत इन बोधों का कुछ अंशों में महत्त्व है| परन्तु श्रवण के वोध, 
ध्वनि-माद में उसकी क्रमिक लय-ताल के साथ गम्भीर एकाग्रता के 
रूप में भी तोष की भावना है। उसी प्रकार दृश्य में रूप, रंग, प्रकाश 
तथा संचलन के बोध के साथ इसी प्रकार की एकाग्र-गम्भीरता से उत्पन्न 
तोष की सुखानुभूति होती है। यह तोषात्मक सुख समस्त चेतना के 
अन्य बहि प्रभावों से मुक्त हो जाने तथा आन्तरिक आत्मविभंर स्थिति 
के उत्पन्न होने से होता है । किसी किसी पाश्चात्य विद्वान ने इस तोष 
की संवेदना को मूच्छुना या मादक जैसी स्थिति के समान भी माना 
है । यह स्थिति साव को प्रेरणा देने में सहायक तो ो सकती है, पर, 
अपने आप में कोई भाव नहीं हो सकती | इन प्रारम्भिक वोधों की 
उपयोगिता, उनमें सन्निहित पीड़ा ओर तोष की संवेदना के साथ, आज 
के कला ओर काव्य के क्षेत्र में नहीं जान पड़ती । परन्तु हमारा इतिहास 


|; 


प्रत्यक्ष बोच 


४६ प्रकृति के मध्य में मानव 


बृताता है कि प्रारम्भिक युग से इन प्रत्यक्ष-बोधों ने मानव जीवन तथा 
संस्कृति के विकास में बहुत कुछ सहांयता दी है। और काव्य तथा 
कला का आधार भी प्रमग्ुखतः यही है| प्रकाश का प्रत्यक्ष-बोघ मानव 
मात्र को अच्छा लगता है | परन्तु प्रारम्मिक युग में जब मानव अपनी 
चेतना के विस्तार को भी आकार और रूप देने का प्रयास कर रहा 
था, उसके जीवन में प्रकाश का बहुत महत््व था। आत्म-संरक्षण तथा _ 
वंश-विकसन सहज-बृत्तियों के लिए. तो इनकी उपयोगिता थी ही; इस 
के साथ ही प्रकाश के प्रत्यक्ष-बोधों में तोष को सुख संवेदना भी सबन्निहित 
रही है | प्रकाश के इस महत्त्व के साकय में मानव की सूय्य और अग्नि की 
पूजा है | इसी के कारण प्रकाश दैवत्व' की महिमा से पूजित हुआ है । 
जगमगाते नक्षत्र-मए्डल से युक्त आकाश के प्रति मानव का आकषण 
भी इसीलिए रहा है। रंग-रूपों के प्रति हमारा मोह आज भी वैसा ही 
बना है | आज की उन्नत सामाजिक स्थिति में रंग-रूप के प्रत्यक्षु- 
बोधों में कितनी ही प्रवृ त्तियों तथा भावनाओं का समन्वय मानसिक स्थिति 
में हो चुका है | परन्तु प्रारम्भिक युग से ही रूप-रंग का यह आकषण 
पूर्वानुराग की तोष-सवेदना के अतिरिक्त किसी अन्य तोष की सुख-संवे- 
दना से संवन्धित रहा है। रंगों का भान उसकी विविधता पर स्थिर 
है जो अपने विभिन्न छायातप में तोष है। इसी प्रकार रूप भी 
स्थान की विभिन्न स्थितियों के अनुपात के आधार पर ही स्थिर होता 
है| इसके प्रति मानव अपनी भ्रमपूर्ण धारणा में भी तोष प्राप्त करता 
है। संचलन का आधार दिक्‌ काल दोनों ही हैं। प्रवाह के एकोन्मुखी 
संचलन में तन्मयता की तुष्टि अवश्य रहती हैं। जिस प्रकार ध्वनि का 
मानसिक अनुकरण' संगीत के स्व॒रों के लय-ताल पर चलता है; उसी 
प्रकार संचलन, मानसिक अनुकरण से शार। रिक अनुकरण में परिवर्तित 
होकर, हमारे दतों के केन्द्रीभूत संचलन के रूप में अवतीण हुआ है ६ 


न ने पल डी 


६ लेखक के न,टक संबन्धी लेखों में से 'नाठकों की उत्पत्ति” नामक 


अनुकरणात्मक प्रतिविंव भाव ४७ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का प्रत्यक्ष सम्पक मानव की संर- 
क्षण और वंश-विकसन सहजदवृत्तियों के लिए प्रेरक तथा उपयोगी है 
ही, साथ ही यह सम्पक अनुकरणूात्मक स्थिति म॑ भी तोष का कारण 
हो सकता है| यह प्रकृति का अनुकरण शारीरिक या मानसिक दोनों 
ही हो सकता है | प्रारंभिक सहजबृत्तियों के आधार पर आगे चल 

कर, विभिन्न प्रदृत्तियों तथा भावों का विकास हुआ है। इस विकास के 
साथ अनुकरण में सन्निह्ित तोष की सुखानुभति का समन्वय चलता 

रहा | और मानव के काव्य तथा कला के क्षेत्र में इसका बहुत कुछ 

स्पष्टीकरण अब भी मिल्नता है। 

१४५--मानसिक चेतना के विकास में प्रत्यक्ष-वोध के बाद स्मृति 

ओर संयोग के आधार पर परप्रत्यक्षु का स्तर आता है। इस स्थिति में 

परप्रत्यक्नों की स्पष्ट रूपरेखा और उनका अलग 

अलग संयोग-श्ञान आवश्यक है | इनमें भी 

सामाजिक विकास के साथ भाव-रूप और विचार का भेद हो जाता 

है। प्रकृति संबन्धी परप्रत्यज्ञ जब विचारात्मक होते हैं, उस समय 

हमारा सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख होता है ओर यह हमारे 

मानवीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ मानवीय प्रयोजन 

का अथ सामाजिक प्रयोजन है। इस प्रकार जब हम प्रकृति का 

विचार करते हैं उस समय उसका कोई स्वरूप हमारे सामने आना 

आवश्यक नहीं हैे। हम कहते हैं मोहन गंगा के पुल से उस 

पार गयाः: और इस स्थिति में केवल हमारे प्रयोजन का बोध होता 
है| इस कथन में गंगा के प्रवाह तथा उसके पुल की दृश्यात्मकतः 
से हमारा कोई संवन्ध नहीं है । जब हम कहते हैं--देवदारु के वनों 
की लकड़ी? उस समय हमारे सामने लकड़ी का सामाजिक उद्दश्थू 
मात्र है। इस प्रकार विचार के तार्किक क्रम में प्रकृति प्रयोजन का 


प्रत्यक्ष का स्तर 





लीन +ननन->>कननन+न ० 


लेख में इस विषय की अधिक विवेचन! की गई हे (पारिज,.त जून ४७ ई०) 





८ प्रकृति के मध्य में भानव 


विषय मात्र रह जाती है | इसकी ओर इसी प्रकरण के पिछले अनु- 
ब्छेदों में दूसरी प्रकार से संकेत किया जा चुका है। परन्तु भाव-रूप 
परप्रत्यक्षों में हम प्रकृति को फिर सामने पाते हैं, इस स्थिति में प्रकृति 
अपने रूप-रंग, ध्वनि नाद तथा गंध आदि गुणों में दृश्यमान्‌ हो 
उठती है| जीवन के साधारण क्रम में आज इसकी उपयोगिता न भी 
हो, परन्तु विशेष अवसर ओर स्थितियों में इसका महत्त्व अवश्यु है | 
सामाजिक वातावरण से ऊब कर या थक कर मानव अपने जीवन में 
प्रकृति के सम्पक से आज भी. शान्ति चाहता है। इसी प्रकार भाव- 
रूप परप्रत्यक्ञों का भी कलात्मक महत्व है| इसी रूप में प्रकृति की 
सुप्त-चेतना से सम उपस्थित करने के लिए चित्रकार तूलिका से प्रकृति 
की रंग-रूपों में छायातप के सहारे उतारना चाहता है; संगीतकार 
' स्वर ओर गति की ताल-लय में 4कृति के स्वर संचलन का अनुकरण 
करता है; ओर कवि अपनी भाषा की व्यंजना शक्ति द्वारा उसे सप्राण 
ओर, व्यक्त उपस्थित करता है। पंचम थरकरण में प्रकृति-चित्रण के 
विषय में विभिन्न शैलियों का उल्लेख हुआ है। तथा द्वितीय भाग में 
- भी चित्रण संबन्धी उल्लेखों में इस प्रकार की शैलियों का संकेत किया 
गया है। हम देखेंगे कि इनमें प्रकृति के वणनात्मक रूपों की योजना 
भाव-रूप परप्रयक्षों के सहारे ही की गई है । 

९१६-- ५कृति के वणनात्मक प्रतिर्बिब को उसके भावात्मक 
अनुकरण के साथ चित्रित करने के लिए केवल परप्रत्यक्ष है यथेष्ट 
नहीं है। उसके लिए. कल्पना का स्वतंत्र योग 
भी आवश्यक है। स्मृति ओर संयोग के आधार 
पर परप्रत्यक्ष में न तो प्रत्यक्ष की पूणता होती है 
झोर न भावात्मक प्रेभावशीलता की उतनी शक्ति ही । स्मृति से कुल्पना 
अधिक उन्मुक्त हे, उसमें दिक्‌ ओर काल का सीमित बन्ध्‌न नहीं रहता । 
प्रत्यक्ष और परप्रत्यज्ष के नियमों में भी मौलिक अन्तर है, जब कि 
कल्पना से प्रत्यक्ष की अधिक समानता है । कल्पना में हम अपने अनुरूप 


कल्पना का योग 
(कला) 


अनुकरणात्मक प्रतबिंब भाव ४६ 


रूप-रंग भर लेते हैं और छायातप प्रदान करते हैं। इसी कारण, 
कल्पना का रुप प्रत्यक्ष भावना से अधिक निकट रहता है| तथा वह 
अधिक स्पष्ट रूप में उपस्थित होता है। काव्य के प्रकृति-चित्रणु में कभी 
यह कब्पना प्रत्यक्ष से नितान्त भिन्न लगती है।* परन्तु अपने कलात्मक 
सोन्दय्य में ये चित्र अधिक सुन्दर लगते हैं| इसका कारण प्रत्यक्ष 
ओर कल्पना की विभिन्न प्रेरक शक्तियों का होना तो है ही साथ 
सहानुभूति की अपनी भाव-स्थिति भी है | इसके बारे में चतुथ ' 
प्रकरण में कहा गया है। यहाँ एक बात की ओर ध्यान आकर्षित कर 
देना आवश्यक है | समाज के विकास के साथ मानव ओरे प्रकृति के 
संबन्धों में अधिक विषमता आ गई है जिसकी हम प्रारम्भिक रूपों के 
आधार नहीं समझ सकते । और एकान्त रूप से अन्य भावों के विकास 
के आधार पर मानव और प्रकृति के संबन्ध की व्याख्या भी नहीं को 
जा सकती । यह विषय अन्यत्र अधिक विस्तार से उपस्थित किया 
जायगा, यहाँ तो इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि भौतिक प्रकृति यदि 
जड़ है तो चेतन भी है। केवल उसकी चेतना में स्वानुकरण की चेष्टा 
अवश्य नहीं है। मानव स्वचेतनशील प्राणी है ओर उसमें स्व या 
आत्मानुकरण की चेतना भी विद्यमान है। वह अपनी चेतना के 
विकास में प्रकृति को अपने दृष्टिकोण से देखने का अम्यस्त हो गया' 
है | उसकी चेतना सामाजिक चेतना की ही अंग है | इसलिए अपनी 
सामाजिक समष्टि में वह प्रकृति को जड़ ओर अपने प्रयोजन का 
साधन समभता है| परन्तु अपनी व्यक्तिगत चेतना में वह प्रकृति से 
अनुकरणात्म प्रतिबिंब के रूप में सम भी उपस्थित करता है। इस प्रकार 
अकृति मानव के ज्ञान का आधार तो है ही साथ ही उसके अनुक- 

७--संस्क्षत साहित्य में इस प्रकार के अधिक छुन्दर चित्रण मिलेंगे; 
हिन्दी साहित्य में इस प्रकार के कलात्मक चित्रण रूढ़िवादी ही श्रधिक हें, 
यर इनका नितांत अभाव नहीं हे । 

४ 


परू० प्रकृति के मध्य में मानव 


रणात्मक प्रतिबिंब में मानव के सुख-दुःख की भावना भी सन्निद्दित है | 
यह भावना जैसा हम आगे देखेंगे सामाजिक आधार पर भावों के 
विकास के साथ अधिक विषम ओर अस्पष्ट होती गई है | 


तृतीय प्रकरण 
सानवीय भावों के विकास में प्रकृति ' 


१--साधारण मानसिक घरातल पर राग या संवेदना हमारी 
चेतना का अंश है | यह संवेदना बोध के प्रत्यक्षों तथा चिकीर्षा के साथ 
मिलकर मानसिक जीवन की समस्त अभिव्यक्ति है | 
मानसिक चेतना के बोधात्मक विकास पर विचार 
किया गया है--साथ ही प्रत्यक्ष तथा कल्पना के प्रकृति-रूपों से संबन्धित 
संवेदनात्मक पक्ष का भी विश्लेषण हुआ है | प्रस्तुत प्रकरण में मानस 
के भावात्मक पक्त पर विचार किया जायगा | यह भावना हमारी मान- 
सिक प्रक्रिया के संवेदना-पक्त का ही स्पष्ट ओर विकसित रूप है। मानव- 
मानस का विकास केवल शुद्ध प्रत्यक्ष, कल्पना और विचार के सहारे 
सम्भव नहीं हो सका है | वच्तुतः यदि इसी सरल रीति पर मानवीय 
मानस का विकास सम्भव होता तो मानस की समस्त विषसता पर« 
प्रत्यक्षों ओर विचारों की संख्या में ही निहित रहती | मन की इस प्रकार 


मा नवीय अनुभूति 


भर मानवीय भावों के विकास में प्रकृति 


की विषमता इतिहास में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य.के पास लगभग 
समान अधार पर चलती आती; क्योंकि मस्तिष्क और प्रकृति का 
स्वरूप युग युग से वैसा ही चला आ रहा है। मानसिक विषमता 
का कारण मानस के राग, बोध तथा चिकीर्षा की क्रिया-प्रतिक्रिया 
है। जीवधारियों की विकास-/£ खला में ज्ञान के सहारे ही मानव 
का स्थान अलग ओर श्रेष्ठ हे | परन्तु मानव जीवन का प्रुमुख तथा 
महत्त्वपूण सत्य उसके मानस की विषमता तथा उसको इच्छा-शक्ता 
की प्रेरणा है | मानस के मानवेतर स्तर पर पशु पत्नी सभी अपनी 
प्रमुख सहज-बत्तियों के सहारे अपने निश्चित स्वभाव की पथ-रेखा पर 
जीवन यापन करते हैं | इनमें जिस प्रकार बोधन इच्दियवेदन तक 
ही सीमित है, उसी प्रकार संवेदना का स्तर भी सहजदबृत्ति तथा इच्छा 
केवल प्रेरणा तक निश्चित है । परन्तु मानव के मानस में इन्द्रियवेदन 
का जो संबन्ध प्रत्यक्ष-बोध से है, वही संबन्ध संवेदना का भाव से 
' समझा जा सकता है।" जैसा कहा गया है विकास में इन तीनों का 
प्रतिक्रियात्मक संबन्ध तो रहा ही है, साथ ही भावात्मक स्थितियों में 
भी विकास के साथ विषमता और दुबोधता आती गई है। आज 
जिन प्रत्यक्ष ओर विचार बोधों का हम कल्पना में सहारा लेते हैं 

संकड़ों बष पूव भी इसी प्रकार प्रयुक्त होते थे ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | मानव-शास्र तथा भाषा-विज्ञान दोनों से यह सिद्ध नहीं 
होता | मानसिक चेतना के इस रूप तक आने में संवेदनात्मक भावों 
का महान योग रहा है, और इस सीमा पर मानस की भावात्मकता 
में विचार तथा कल्पना की भी श्रपेक्षा रही है | पिछले प्रकरणों में 
मानव की समस्त चेतना का प्रश्न साधारणतः दाशनिक दृष्टि से 


नील लल- 








१--संवेदन।त्मक क्रम में भाव उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रत्यक्ष-त्रोष 
विचारात्मक क्रम में | रिवोद ; दि सउ्रकॉलॉजा भाव दि इमोशनस” के 
इन्ट्रोडक्शन से (० १३) 


जीवन म॑ संवेदना का स्थान पे 


विचार किया गया है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में मानवीय भावों पर 
अपनी विवेचना केन्द्रित करनी है । इस कारण यहाँ मानस-शाखत्र तथा* 
शरीर-विज्ञान का ही अधिक आश्रय लिया गया है । हमारी विवेचना 
का प्रमुख विषय मनोभावों के विकास में प्रकृति का प्रत्यज्ञ या 
अप्रत्यक्ष संबन्ध देखना है | 


ज्ञीवन में संवेदना का स्थान 


९२--संवेदना अपने व्यापक अथ में प्रभावशीलता है| यह विश्व. 

के समस्त जड़ चेतन जगत्‌ में देखी जा सकती है और यही सजन की 
आन्तरिक प्रेरणा शक्ति मानी जा सकती है। 

संवेदना का. सृष्टि की क्रिया, गति, उसका संचलन तो काय 
पक 7 मात्र है: पर यह प्रभाव कारण और परिणाम 
दोनों ही माना जा सकता है | जब तक क्रिया के मूल में ओर प्रति- 
क्रिया के परिणाम में, किसी प्रभावात्मक शक्ति को नहीं स्वीकार करते, 
न्याय-वैशेषिकों की समस्त पदार्थ और द्रव्यों की व्याख्या हमारे 
सम्मुख सृष्टिसजन का रूप उपस्थित नहीं कर सकती | सांख्य-योग की 
प्रकृति पुरुष से बिना प्रभावित हुए. ( ज्ञान की सीमा में ) महत्‌ की 
ओर नहीं वढ़ सकती । तत्त्ववाद के क्षेत्र से हटकर हम पदाथ-विशान 
ओर रसायन-शारत्र के आधार पर भी इसी निष्कष्न तक पहुँचते हैं । 
एक पदाथ-तत्त्व जब दूसरे पदाथ-तत््व के साथ क्रियाशील होकर 
प्रभावित होता है, उस समय एक नवीन पदाथ-तत्त्व का निर्माण होता 
है | यही वात रासायनिक प्रक्रियाओं में भी ऐसे ही घटित होती है। 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बसु ने वनस्पति-जगत्‌ को संवेदनात्मक 
सिद्ध किया है। ओर यह तो साधारण अनुभव की बात है-- 
धूप के ताप में पादप किस प्रकार मुरका जाते हैं; पानी पाकर लताएँ: 
किस प्रकार लहलहा उठती हैं और छुईमुई लता का संकोच तो 


पड मानवीय भावों के विकास में प्रकृति 


वनस्पति-जगत्‌ में नव-वधू जैसी सलज्ज शालीनता का उदाहरण है। 
जिस सीमा में जीवन में अचेतन स्थिति रहती है, उसमें भी शारीरिक 
प्रभावशीलता रहती है, ओर इसी को चेतन-स्थिति की. मावात्मकता की 
पृष्टभूमि कह जा सकता है | इन्द्रिववेदन में किसी प्रभाव को अहण 
करने की तथा प्रतिक्रिया करने की शक्ति होती है | हम जो मानवीय 
चेतना की स्थिति में ही संवेदना तथा भावना की बात कंड्भते. हें बुद 
मानवीय दृष्टि का अपने को प्रधानता देने के कारण ही | 
क--हम चेतना की पूण विकसित स्थिति के पूव, पिंड में दो 

प्रवृत्तियाँ पाते हैं। एक भौतिक-रासायनिक प्रवृत्ति जो आकषण के 
रूप में मानी जा सकती हैं, ओर दूसरी पिंड 
की आंतरिक प्रव्धत्ति जो उत्लेपण कही जा सकती 
है। ये दोनों हमारे भाव-जगत के मोजिक आधार के 
दो सिरे हैं। इस शअ्रथ में पिंड के जीवन में आकषण का महत्व 

शोषण और पोषण क्रिया के रूप में है। योन संबन्धों की प्रत्यक्ष 
स्थिति तक यह आकषण अवश्य कुछ दूसरे प्रकार का हो जाता है, 
ओर इस स्थिति में निश्चय ही चेतना के कुछु उच्च-स्तर का संबन्ध 
है। इसी प्रकार पिंड के द्वारा अपने आवश्यक तत्त्वों को अहण करने 
के बाद अन्य अनावश्यक पदाथ के त्याग को उत्क्लेपण के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है| पिंड की इसी प्रकार “की आन्तरिक 
प्रभावशील प्रक्रिया के आधार पर हमारी चेतना की संवेदनात्मकता 
स्थिर है । पिंड शरीर के रूप में इन्द्रिय चेंतना को प्राप्त करके अपनी 
आन्तरिक प्रक्रिया में ज़ढ़ा है। परन्तु इसका अथ यहाँ यह नहीं लगाना 
चाहिए कि हम शरीर की आन्‍्तरिक प्रक्रिया के आधार पर मानसिक 
संवेदना की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ शरीरिक पूणता के समानान्तर 
चेतना के विकास की बात ही कही गई है ओर प्रारम्भ में स्वीकार 


किया गया है कि सहज बोध शरीर और मन को स्वीकार करके 
चलता है । 


अ.कष ण और 
उत्त्षेपण 


जीवन में संवेदना का स्थान ्पू 


९३-- शरीर के विकास में जीव के स्तर की रागात्मक संवेदना के 
मूल में जीवन ओर संरक्षण की सहजबृत्ति पाई जाती है | चेतना के 
मानसिक स्तर की सम्भावना के पूर्व ये सहजबृत्तियाँ 
शरीर से संवन्धित हैं और ये सहज प्रेरणा के अनुरूप 
अपना काय करती रहती हैं | इस स्थिति में जीवन शारीरिक प्रक्रिया 
में स्वयं ही अपनी रक्षा का भार वहन करता है, उसमें वाह्य प्रभावों 
का अपने अनुरूप अहण करने की तथा उनके अनुसार काय करने की 
प्रदृत्ति होती है | यह जीवन की स्थिति निम्नश्रेणी के पशुओ्रों में ही नहीं 
वरन मानव शरीर के विषय में समक्री जा सकती है। मानव-शरीर स्वयं 
पूण आन्तरिक एकता में स्थिर है और अपनी आन्तरिक वेदनाओं में 
क्रियाशील है। यह शरीर की आन्तरिक-वेंदना की स्थिति मानवीय 
चेतना से संबंन्धित अवश्य है पर उसका ही भाग नहीं कहो जा 
सकती । शरीर की आन्तरिक वेदना किसी प्रकार की वाह्य-स्थितियों के 
प्रभाव का परिणाम नहीं है। कहा जाता है ये आन्तरिक वेदनाएँ 
जीवन की सहजदवृत्ति के रूप में बिना किसी बाह्य कारण के, इन्द्रिय- 
वेदन के आधार के न होने पर भी, मौतिक पीड़न ओर तोष की 
अनुभूति का खोत हैं। यहाँ दुःख-सुख शब्दों का प्रयोग इस कारण 
नहीं किया गया हैं कि इनमें मानसिक पक्ष अधिक है। वस्तुतः ये 
शब्द अज्भरेजी प्लेज़र ओर पेन के पर्यायवाचरी शब्द नहीं हैं। यहाँ 
एक बात पर विचार कर लेना आवश्यक है। अभी कहा गया है कि 
इस शारीरिक पीड़न ओर तोष की अनुभूति के साथ किसी वाह्म- 
प्रेक की आवश्यकता नहीं है। परन्तु प्रश्न है कि क्‍या किसी प्रकार 
का बाह्य प्रकृति से इसका संबन्ध सम्भव नहीं है। वस्तुतः जीवन की 
किसी स्थिति में आआन्तरिक-वेदना से संबन्धित पीड़न और तोष की. 
प्रेरक बाह्य प्रकृति न भी हो। परन्तु इन्द्रिय वेदनाओं की प्रेरणा में 
मानव ने जब अपने जीवन में प्रकृति के कुछ उपकरणों का प्रयोग 
किया, तब से शारीरिक तोष और पीड़न से प्रकृति का संबन्ध एक 


शारीरेक विकास 


पूछ मानवीय भावों के विकास में प्रकृति 


प्रकार से स्थापित हो गया । यद्यपि यह उस प्रकार का संबन्ध नहीं 
है जो संवेदना का प्रत्यक्ष बाह्य-प्रेकों से होता है। ये बाह्य-प्रेरक 
प्रत्यक्ष संवेदनौत्मक अभिव्यक्ति के साथ भावों को उत्पन्न करने का 
भी श्रेय रखते हैं। परन्तु जब बाह्य-प्रेरक के रुप में प्रयुक्त होने वाले 
प्रत्यज्षों का संयोग प्रकृति की वस्तु-स्थितियों से होता गया और मानस 
के विकास के साथ इन्होंने परप्रत्यज्ञ तथा कल्पना का रूप ग्रहण क्र 
लिया; तब इनका संबन्ध अन्तवंदनाओं से भी स्वतः ही हाँ गया” 
आओर इस प्रकार अन्तवंदनाएँ भी मानसिक स्तर से अधिक संबन्धित 
हों सकी हैं | वतमान मानस-शाज्री कुघा को मानसिक स्तर पर भाव 
मानते हैं जो इसी प्रकार की सहजबृत्ति परआधारित है।* भूख प्यास 
के साथ अस्पष्ट सोज्य पदार्थ और पानी की तृष्णा तो होगी ही | आज 
भोज्य पदार्थ का भूख के साथ और पानी का प्यास के साथ संबन्ध 
अट्ट सा है। यही नहीं विकास की एक स्थिति में नदी को देख कर 
प्यासा अपनी तृष्णा को अधिक स्पष्ट रूप से संवेदित करता होगा; 
ओर शिकार को देख कर ह्लुधावृत्ति भी. संवेदित हो उठती होगी । 
इसी प्रकार शयन की प्रवृत्ति के साथ आदि मानव के लिए रात्रि का 
संबन्ध तथा अपनी अंधेरी गुफा का रूप अधिक व्यक्त होता गया 
ओर उसकी श्रांति के साथ दुर्गम पथ तथा बृक्तों की शीतल छाया का 
संयोग भी किसी न किसी रूप में होता गया। मिथ-शात्त्र के अध्ययन 
करने वाले विद्वानों ने एक ऐसे समय की कल्पना की है जिसमें मानव 
अपनी इन अन्तवेंदनाओं को प्रकृति के दृश्यात्मक संयोगों के रूप में 
ही समझता था | इस स्थिति में वह अपने को प्रकृति से पूण रूप से 
अलग नहीं कर सका था । द 
_ १४--पहले कहा गया है कि सुख-दुःख शब्द मानसिक सवेदना 
से अधिक संबन्धित हैं। शारीरिक तोष और पीड़न की अनुभूति 


२-इस विषय पर मेक डूगल का सत देखना चाहिए | 


जीवन मं संवेदना का स्थान पूछ, 


आन्तरिक संवेदनात्मक स्थिति कही जा सकती है। बह चेतना के 

हुख दुःख की संवेदन, में और विषम हर प्रवाह से संवन्धित सुख-दुःखं 

के समान दी शारीरिक अनुरूपता के सम ओर 

विषम शक्ति प्रवाह का द्योतक है। कुछ मानस-शाख्तरियों का मत रहा 

है कि हमारी इन्द्रिय-वेदनाओं में ही तोष-पीड़न की अनुभूतियाँ 

सन्निहित रहती हैं ओर ये विशेष प्रकार के स्नायु-तन्तुओं पर निर्भर 

“हैं। फरूतु सबमान्य मत इसके विरुद्ध है। इसके अनुसार इन्द्रिय- 
बेदना के साथ ही तोष ओर पीड़न की अनुभूति तो मान्य है पर 
वह उसीकी शक्ति, गम्भीरता और समय आदि पर निभर है। 
इसका इस प्रकार सरलता से समझा जा सकता है| हम देखते हैं, 

जो इन्द्रिय-वेदना समय की एक सीमा ओर स्थिति में तोपप्रद 

विदिंत होती है, वही परिस्थितियों के बदलने पर पीड़क भी हो 

सकती है । इस प्रकार प्रत्येक भाव की अनुभूति में सुख-दुःख की संवे- 

दना भी सन्निहित रहती है ओर सुख दुःख ( तोष ओर पीड़न के रूप 

में ) स्वयं में कोई भाव नहीं कहे जा सकते | अभी तक हम जिस तोष 

ओर पीड़न का उल्लेख कर रहे थे वह शारीरिक अन्तर्वेदनाओं से 

संवन्धित है अथवा इन्द्रिय-वेदनाओं से | इन्द्रिय-वेदन मानस की बहुत 

प्रारम्भिक स्थिति सें ही विशुद्ध रहते हैं, नहीं तो वे प्रत्यक्ष बोध का 

रूप ग्रहण कर लेते हैं। तोष और पीड़न की जो सुख-दुखात्मक अनुभूति 

इन्द्रिय-वेदनाओ्रों से संवन्धित है, वह प्रत्यक्ष-वोध से भी संब॑न्ध 

उपस्थित कर लेती है और फिर यह एक स्थिति आगे परप्रत्यक्षी- 

करण द्वारा विचार ओर कल्पना से भी संबन्धित हो जाती है | यही 

संवेदना भावों के विकास में सौन्दर्य्यानुमृति के मूल में भी है। यद्यपि 

सोन्दय्यानुभूति में कितने ही भावों की परत्यक्ष-स्थितियों का प्रभाव 

ओर संयोग है, जिस पर बाद में बिचार किया जायगा। कोमल- 

कठोर स्वर, सुगन्ध दुगनन्‍्ध, मधुर-ककश स्वर, मीठा-तीता स्वाद तथा 

प्रकाश ओर रंगों के विभिन्न छायातप आदि इन्द्रिय-वेदनाओं के साथ 


प्र्द मानवीय भावों के विकास मे प्रकृति 
'सुख-दुखात्मक संबंदना सब्निहित है। वाद में ये अनुभूतियाँ ही 
पत्यक्षों के आधार पर सौन्दर्य्यानुभूति के विकास में सहायक हुई हैं । 
'क--जिन शारीरिक अन्तवंदना और इन्द्रिय-वेदना की अ्रनुभूति 
के बारे में कह्दा गया है, इन दोनों का सामूहिक रूप से संरक्षण की 
सहजबूत्ति से संबन्ध है। जिस प्रकार हम यहाँ 
प्रत्येक स्थिति को अलग-अलग करके उन पर विचार 
कर रहे हैं, वह्तुतः मानसिक जगत्‌ में ऐसा होता नहीं | मानसिक व्वापार 
समवाय रूप से ही चलते हैं| परन्तु विवेचना,करने का और कोई मांग 
भी नहीं है | इस कारण इस सत्य को सदा ध्यान में रखना चाहिए । 
यहाँ इन अनुभूतियों का वाद्य प्रकृति की वस्तु-स्थितियों से क्‍या संवन्ध 
हो सकता है इस पर विचार किया गया है। निम्नश्रेणी के मानसिक , 
स्तर वाले पशु और पत्तियों में ये दोनों स्थितियाँ पाई जाती हैं. और 
उनके जीवन के लिए इनका संयोग भी महत्त्वपूर्ण है | इनमें चिकीर्षा की 
निश्चयात्मक शक्ति नहीं होती, जिससे क्रिसी उद्दश्य की ओर क्रिया 
की प्ररणा हो । व॑ केवल सहजवृत्तियों से प्ररित होकर काय करते हैं| 
ऐसी स्थिति में शारीरिक अन्तवदना से प्रेरित होकर वे भोजन आदि 
खोजने में प्रवृत्त होते हैं ओर उनको भोजन आदि की खोज में 
इन्द्रिय-वेदन की अनुभति सहायक होती है। उनकी यौन संबन्धी 
प्रवृत्ति का भी संबन्ध इसी प्रकार इन्द्रिय-वेदन से समझा जा सकता 
हैं। इस सत्य का प्रतिपादन पशु-पत्षिओ्रों के विशिष्ट रंग-रूपों के प्रति 
आकर्षण से होता है | जानवरों में उन रंग-रूपों का विशेष आकषण 
पाया जाता है जो उन फूज्-फल आदि वनस्पतियों अथवा पशुओं से 
संबन्धित है जिन पर वे जीवित रहते हैं।३ इस प्रकार की संबन्ध- 
प्ररम्परा मानव-स्तर के मानस में भी पाई जाती है, क्योंकि मानवीय 


इअञुबू च कः स्तर 


३-अट एलन की पुस्तक (दि कलर सेसी का ' “इन्सेक्ट्स एंड फ़लबर 
नामक चतुर्थ प्रकरण इस विषय में पठनीय हैं । 


प्राथमिक भावों की स्थिति पह 


मानस के “विकास में कितने ही रूपों की प्रतिक्रिया चलती आ ट्रद्दी 
है | फिर भी मूलतः मानवीय मानस में भी वस्तुओं के आकार-ग्रकार, 
रूप-रंग तथा स्वाद आदि के साथ सुख दुःख की संवेदना का संबन्ध 
उसकी भोजन आदि की सहजद्धत्तियों के आधार पर हुआ है, ऐसा 
स्वीकार किया जा सकता है। 


प्राथमिक भावों की स्थिति 

(४--ऊपर जिन वेदनाश्रों की सुख-दुःखात्मक संवेदना मे प्रकृति- 
रूपों के संवन्धों की व्याख्या की गई है; वे भावों की पूणता में 
अपना स्थान रखती हैं। परन्तु मानसिक विकास 
के साथ भावों की निश्चित रूप-रखा सहजबृत्तियों 
के आधार पर ही बन सकी है। जीवन के साधारण अनुभव 
हम देखते हैं कि पशु-पक्षियों का जीवन इन सहजबृत्तियों, 
आधार पर सरलता से चल रहा हैं । ओर अपने ' जीवन 
की पूण प्रक्रिया में वद्द मानव-जीवन के समानान्तर भी है। देखा 
जाता है जरा से खठके से चिड़िया उड़ जाती है। उनको आपस में 
लड़ते भी देखा जा सकता है| पशु-पक्तियों में अपने बच्चों के प्रति 
रज्ञात्मक ममता की सहजश्नत्ति भी होती है। वहुत से पशुओं में 
सहचरण के साथ ही सहायता देने की सहजबृत्ति भी देखी जाती है। 
शिकार और भोजन की खोज तो सभी करते हैं। अपने नीड़ के 
निर्माण में अनेक पत्नी कलात्मक सहजवृत्ति का भी परिचय देते हैं। 
इस प्रकार प्रकृति-जगत्‌ में पशु-पत्ती सहजबृत्तियों के स्वाभाविक आधार 
पर अपना अस्तित्व स्वतः रक्तित रखते हैं। परन्तु सानव का मानस 
इन सहजब॒क्तियों के आधार पर भावों की विकसित स्थिति को प्राप्त 
करता है ओर जैसा पिछले प्रकरण में कहा गया है उसमें बोध का 
अंश भी समन्वित होता है। पहले संकेत किया गया है मनस्‌-चेतना 
में भावों के साथ सुख-दुःख की संवंदना भी सम्मिलित है, जिससे 


प्रतृ त का आध र 


अर 3? 


६ ० मानवीय भावों के विकास में प्रकृति 


इच्छा-शक्ति को प्रेरणा मित्रती है। यह इच्छा मानसिक चेतना का 
एक भाग कहा गया है। आगे इस बात पर विचार किया जायगा 
कि प्रमुख भावों के विकास में प्रकृति का क्‍या योग रहा है और इ 
प्रकार मानवीय भावों में प्रकृति का रूप निश्चित किया जा सकेगा । 
यथा सम्भव भावों के इस विक्रास को क्रमिक रूप से उपस्थित करने 
का प्रयास किया जायगा | हम अपनी विवंचना में देखेंगे कि क्रछ - 
भावों से प्रकृति का सीधा योग है ओर कुछ से अन्य प्रकार से ।४ 
८६--विकास के आदि-युग में हम मानव की प्रारम्भिक अवस्था 
में प्रकृति के साथ नितान्त अकेला और जीवन-संग्राम में संलग्न पाते 
हैं | जीवन-यापन की प्राथमिक आवश्यकता के 
साथ भोजन की खोज तो उसकी सहजबृत्ति निम्न-' 
स्तर के जीवों के समान ही होगी । इसके साथ प्रत्यक्ष-बोध 
क्लीर भावात्मक संवेदना का समन्वय किस प्रकार हुआ है यह 
पहले ही कद्दा जा चुका है। साथ ही उसे चारो ओर से घेरे हुए 
प्रकृति का वोध होना आरम्म हुआ्रा। जीवन संरक्षण के लिए 
पलायन की प्रवृति ने बाह्य-जगत्‌ के प्रत्यज्ष-बोध के साथ उसमें भय 
' की भावना उत्पन्न की। यह भय का भाव केवल संरक्षण की सहज- 
वृत्ति को लेकर हो, ऐसा नहों है। अपने सामने जगत्‌ के प्रत्यक्ष-त्रोधों 
को बिखरा पाकर , उसके आकार-प्रकार, रंग-रूपों तथा नाद-ध्वनियों 
को समन्वित ओर स्पष्ट रूप-रेखाओं में वह नहीं समझ सका। इस 
कारण प्रद्ृति के प्रति उासकों एक अज्ञात भयत्र का भाव घेरे रहता 
था। प्रकृति का अस्पष्ट बोध ही मानव के भय का कारण था, यद्यपि 
जीवन मंरक्षुण के साथ यह भाव संबन्धित रहा है और उससे प्रेरणा 
भी ग्रहण करता रहा है। प्रत्यक्ष-बोष के इस स्पष्ट युग में भयभीत 


न 


भय 


४-इसी प्रकार काव्य में उपस्थित प्रकृत रूपों की स्थिति भी है। अगले 
भाग की ववेचना में यह स्पष्ट हो सकेगा । 


प्राथमिक भावों की स्थिति ६१ 


मानव अपनी रक्षा के लिए अन्य जीवों से अधिक आकुल. विदित 
होता है। इस बात का साक्ष्य उसके परप्त्यक्षों से ही मिल्नलॉहि। 
मिथ-युग के अध्ययन से भी यह सिद्ध हो जाता है कि प्रारम्भ में भय 
का कारण बाह्य प्रकृति का अस्पष्ट प्रभाव था। यह कहना भ्रामक हे 
कि ज्ञान से भय उत्पन्न होता है, अपनी प्राथमिक स्थिति में बह 
अज्ञन से ही संबंधित है | 
५ इसके अनन्तर जीवन यापन ओर संरक्षण की दूसरी &ंखला 
आती है, जिसमें संघर्ष या युद्ध की सहजरद्नत्ति अन्तर्निहित है| पशु 
भी भोजन अथवा योन आदि के संबन्ध में संघष 
करते देखे जाते हैं तथा संरक्षण के लिए. युद्ध 
करने को प्रस्तुत रहते हैं। इसी सहजबृति के साथ क्रोध का 
भाव संबन्धित है | मानव में भी क्रोध-साव का विकास इसी 
सहजब॒त्ति के आधार पर माना जाता है । युद्ध की प्रवृत्ति 
आक्रमण के रूप में प्रस्तुत होने पर क्रोध के भाव में प्रकठ - होती 
है और यह भाव मानवीय मानस के घरातल पर भय तथा कठि- 
नाइयों को अतिक्रमण करने के साथ भी संबन्धित किया जा सकता 
है | इस प्रकार इस भाव का संबन्ध बाह्म-प्रकृति के रूपों से सम्भव 
है। क्योंकि बाह्य वस्तुओं ओर स्थतियों से उत्पन्न भय की भावना 
तथा कठिनाइयों के बोध का प्रतिक्रियात्मक भाव क्रोध कहा जा 
सकता है| इसी से आक्रमण की प्रेरणा भी मिलती है । 
(८--मभावों के विकास की इस सीमा तक व्यक्ति ओर समाज की 
मानसिक स्थिति की कल्पना स्पष्ट रेखाओं में नहीं की जा सकती | 
इस सीमा पर “अहं? की मान्यता में आत्म-भाव का 
पामादद मत विकास भी नहीं माना जा सकता । वस्तुतः समाज 
की सहजबृत्ति को आत्मवृत्ति से पूव का मानना चाहिए; या कम 
से कम इन्हें समान रूप से विकसित माना जा सकता है। परन्तु 
मानव-शासत्र के साथ प्रयोगात्मक मानस-शास्त्र के आधार पर 


क्रघ 


दर मानवीय भावों के विकास में प्ररक्नाति 


विचार करने पर ये दोनों स्थितियाँ तो इस क्रम में विदित होती 
हैं, पर “दोनों भाव इस क्रम से विकसित नहीं माने जा सकते | सामा- 
जिक भाव के विकास में सहचरण तथा संग्रहेल्‍्छा आदि अनेक सहज- 
वृत्तियों की प्रेरणा रही है। परन्तु सामाजिक भाव में अपत्य-भाव 
प्रमुख है, इसमें माता-पिता की अपने संतान के संरज्ञण की भावना 
बडमूल है ओर इसके साथ ही कोमलता के भाव का विकास माना 
जा सकता है, जिसको हम कृपा या दया आदि के मूल में मानत हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन भावों का संबन्ध प्रकृति के प्रभावात्मक 
रूप से नहीं है । एकाकीपन और असहायावस्था के भावों में प्रकृति 
का किसी प्रकार का सीधा संबन्ध नहीं माना.जा सकता। परन्तु 
व्यापक रूप से प्रकृति एकाक्रीपन और असहायतावस्था, दोनों 
को वातावरण तथा परिस्थिति का रूप अवश्य प्रदान करती है | इसी 
प्रकार विकास' के उन्नत-क्रम पर सहानुभूति तथा कोमलता आदि 
भाव ग्रकृति की अनुभूति के साथ मिल जुल गए हैं | और आज उनको 
अलग करके नहीं देखा जा सकता | इन समस्त भावों का विकास 
सहानुभूति के रूप में व्यापक प्रकृति में अपने सजातीय की खोज 
ओर साथ रहने की प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है| मानसिक विकास 
में मानव प्रकृति को भी एक स्थिति में सामाजिक भावों के सबन्ध में 
देखता है | परन्तु यह बाद की स्थिति है और हम देखेंगे कि काव्य 
में इस प्रकृति-रूप का महत्त्व-पूण स्थान रहा है ।* 

५६--मानसिक चेतना में इन भावों के साथ बोधात्मक विकास 
भी चल रहा था। वोधात्मक प्रत्यक्षों के अधिक स्पष्ट होने से 

५-«ट्वितीय भाग के प्रथम प्रकरण में उल्लेख किया गया हे क संस्कृत 
के काव्य-श,स्त्री-प्रकृति में इन भवों के आरोप को मावाभास और रस!भ।स 
स,नते हैं । परन्तु प्रकृत पर यह आरोप भी माननीय सब ए्थिति क 
परिणाम है, इस करण उनका यह विच.र अ्र सक है | 


प्राथमिक भावों की स्थिति ६३ 


आश्चय तथा अद्भुत भावों का विकास हो सका | इस स्थिति 
' सं प्रत्क्ष-बोधों का विकास एक सीमाआनक 
स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि भय से अलग, 
स्पष्ट आकार-प्रकार के बोध द्वारा हो यह भाव 
उत्पन्न माना जाता है| पहले प्रकृति के आकार-प्रकार, रंग-रूप आदि 
की व्यापक्र सीमाएँ एक प्रकार का अस्पष्ट संदिग्ध बोध कराती थीं | 
यह मौक्तिव की चेतना पर बोका था। धीरे धीरे प्रक्ति का रूप 
प्रत्यक्ष रूप-रेखाओं में तथा स्पष्ट कब्पना-रूपों में संबद्ध होकर आने 
लगा । पहले जो प्रकृति मानव को भय से आकुल करती थी, अब 
बह आश्चय से स्तब्ध करने लगी | इस प्रकार इस भाव का संबन्ध 
प्रकृति के सीधे रूप से ही है और ज्ञान की प्रेरक-शक्ति भी यह 
भाव है। परन्तु इस भाव में जो एक प्रकार का स्तब्ध आह्ाद है वह 
सुख-संवेदना की तीव्रता पर निभर नहीं हैं। यह सुख-दुःख की सम- 
स्थिति पर अधिक आधारित है । इस सम-स्थिति से उसकी भावात्मकता 
में कोई भेद नहीं पड़ता | इस प्रकार के शांत-भाव को पाश्चात्य 
प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों ने स्वीकार किया है। भारतीय तत्त्व- 
वादियों तथा साहित्याचायों ने भी शांत को रस के अन्तगंत मानकर 
भाव स्वीकार किया है। आगे प्रकृति के आलंबन तथा उद्दीपन 
रूपों की व्याख्या करते समय इस विषय पर अधिक प्रकाश पड़ 
सकेगा। परन्तु इस विषय में यह समझ लेना चाहिए कि विकास में 
चेतना की यह भाव-स्थिति अन्य मानसिक रूपों से मिलती रही है | 

0१०--प्रारम्भिक युग में अहं? की आत्म-भावना को इस प्रकार 
नहीं विचारा जा सकता जैसा हम आज समभते हैं | परन्तु उसी स्थिति 
में जीवन संरक्षण और यापन की प्रेरणा में 
अपने अहं! की भावना रक्षित थी । मानस के 
विकास में अद्भुत-भाव की प्ररणा से शान का 
ज्यों ज्यों प्रसार होता गया, उसी प्रकार “अहं? को भावना भी स्पष्ट 


आइचय तथा 
अदभुत-भाव 


आरतस-भाव या 
आह, भव 


६४ मानवीय भावों के विकास म॑ प्रकृति 


और विकसित होती गई | जब मानव ने भय से कुछ जूण पाया ओर 
क्रा » की प्रेरणा से कठिनाइयों तथा शत्रओं पर विजय प्राप्त की 
उस समय उसका आत्म-साव अधिक स्पष्ट हो चुका था। वह आत्म- 
चेतन के साथ अ्रहकारवान्‌ प्राणी हो गया था। यह आत्म की भावना 
अह? के रूप में शक्ति-प्रदशन और उसी के प्रतिकूल आत्महीनता के 
रूप में प्रकट होती है । सामाजिक विकास के साथ इस भाव्र म॑ अ्रधिक 
विषमता ओर विभिन्नता बढ़ती गई | परन्तु इसके पूव ही प्रकृति-जगत्‌ 
से भी इसका संवन्ध खोजा जा सकता है । प्रकृति के जिन रूपों को 
'मानव विजित करता था उनके प्रति वह अपने में महत्व का बोध करता 
था और प्रकृति के जिन रूपों के सामने वह अपने को पराजित तथा 
असहाय पाता था, उनके प्रति अपने में आत्महीनता की भावना पाता 
था | मिथ-युग के देवताओं के रूप में हमको इस बात का प्रमाण 
मिलता है | क्योंकि इस युग में मानव बहुत कुछ देवताओं से भयभीत 
होकर ही उनसे अपने को हीन मानता था। आत्म-भावना ने अपने 
विकास के लिए क्षेत्र सामाजिक भ्रद्त्तियों को ही स्वीकार किया है। 
परन्तु सहानुभूति के प्रसार में मानव प्रकृति को आत्म-साव से युक्त 
पाता है या अपने अश्रहं के माध्यम से प्रकृति को देखता है । इस मान- 
सिक स्थिति तक पहुँचने में भाव विषम-स्थिति में ही रहते हैं। काव्य 
में प्रकृति-रूपों की विवेचना के अन्तर्गत प्रकृति संबन्धी इस प्रकार के 
आरोप आते हैं । 

११--योन विषयक रति-भाव की आधार-भूमि पशुओं की इसी 
प्रकार की सहजबृत्ति है जो द्ञाति की उन्नति के लिए आवश्यक है । 
यह सहजबूत्ति अपने मूल रूप में एक विशेष 
शारीरिक अक्स्था में उत्पन्न होती है ओर उस 
समय जीव के साधारण मानसिक स्तर पर किसी व्यक्ति-विशेष की 
अपेज्षा नहीं करती है। इसके लिए. प्रतिकूल योन संबन्धी आकषण 
ही यथेष्ट है। इस भाव में प्रकृति के रूप-रंग आकार-प्रकार आदि 


रति-भ.व 


प्राथमिक भावों की स्थिति क्ष्पू 


का महत्वपूर्ण स्थान है, इस विषय में संकेत किया जा चुका 
पशु-पक्षियों और कीड़ा-मकोड़ों के जगत्‌ में इस सहज-इहि के 
संवन्ध में इनका प्रभाव है ही साथ ही वनस्पति-जगत्‌ भी इन 
रंग-रूपों से अपनी उत्पादन क्रिया में सहायता लेता है। मानवीय 
मानस के धरातल पर इस भाव के साथ क्रमशः विकास में अन्य भावों 
का संयोग होता गया हैं। आज रति-भाव का जो रूप हमारे सामने 
है उसने प्रकृति के प्रत्यक्ष-वोघध की अनुभूति के आधार पर विक्रतित 
सौन्दर्य्यानुभूति और सामाजिक सहानुभूति का ऐसा सम्मिश्रण हुआ है 
कि उसको अलग रूप से समझना असम्भव है। काव्य में #ंगार के 
उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत प्रकृति के जो व्यापक रूपों का उल्लेख 
किया जाता है उससे भी यही सिद्ध होता है | 

४१२--पहले मानस-शासत्री कलात्मक-भाव (निर्माण) को अलग 
प्राथमिक भाव स्वीकार नहीं करते हैं। परन्तु आधुनिक मत से इस 
प्रकार की सहजबृत्ति पक्षिश्रों ओर कीड़ों में भी 
पाई जाती है। इसी सहजवृत्ति का मानव में 
भावात्मक विकास हुआ है। श्रन्य जीव प्रकृति के उपकरणों के 
अतिरिक्त अपने लिए कुछ निर्माण काय करते हैं। इसी प्रकार मानव 
की कलात्मक भावना ने अपनी अन्य मानसिक शक्तियों से निर्माणु- 
कार्य को अधिकाधिक विकसित किया हैं। इसकी प्रथम प्रेरणा जीवन 
की संरक्षण आदि वृत्तियों में हो सकती है, परन्तु इसके आधार में 
प्रकृति के अनुकरण, का रूप भी सन्निद्वित रहा है। बाद में क्रीडत्मक 
प्रवृत्ति के साथ सोन्दर्य्यानुभूति के संयोग से मानव ने अपनी निर्माण- 
वृत्ति को कलात्मक भाव में प्राप्त किया है। मानव का यह प्रकृति का 
६-प्रकृत के अ,लंबन और उद्दीपन वेभाव संबन्धी रूपें की विवेचना 
इस भाग के पंचम प्रकरण में की गई है। साथ ही ट्वितीय भाग में अनेक 
स्थलों पर इनका उल्लेख किया गया है । 

है. 


कलात्मक भाव 


६६ मानवीय भाषों के विकास मे प्रकृति 


-कीड़ात्मक अनुकरण मानसिक घरातल पर उसकी अनेक विकसित 
कछक्श्रों में देखा जा सकता है ।* 

$१३--अपनी पिषम स्थिति के कारण हास्य -भाव का स्थान भावों 
के विकास-क्रम में निश्चित नहीं किया जा सकता । परन्तु यह स्वच्छुंद 
क्रीड़ा का एक रूप. माना जा सकता है। हम 
जिस रूप में हास्य को लेते हैं, उससे वह मूल रूप 
में बिलकुल मिन्न है। वाद में इसमें बहुत कुछ कल्पना तथा विचार आदि 
का योंग हो गया ओर अब यह भाव अध्यन्तरित स्थिति में अधिक 
है। परन्तु प्रारम्मिक युग में यह क्रीड़ात्मक भावना (हास्य) संचित शक्ति 
के प्रवाह और उसके निश्चित प्रयोग से संबन्धित सुख-संवेदना समभी 
जा सकती है। इस संवेदनात्मक प्र॒द्ृत्ति के आधार पर दझृत्य, गान 
आदि का विकास माना जाता है, जो इस भावना के बाह्य अनुभावों के 
रूप में भी समझे जा सकते हैं | इस प्रकार इस भावना के साथ भी 
प्रकृति का अनुकरणात्मक संबन्ध है | संचलन, गति, प्रवाह ओर नाद 
आदि की उसुखानुभूति ने मानव को: प्रकृति के अनुकरण के लिए: 
प्रेरित किया होगा । और शक्ति का संचय तथा प्रवाह ही तो हास्य- 
भाव का मूल है । 


दास्य-भाव 


भावों की माध्यमिक तथा अध्यन्तरित स्थितियाँ 


९१४--जिन भावों का उल्लेख ऊपर किया गया है, वे जिस रूप 
में आज पाए. जाते हैं, वह रूप अत्यधिक विषम है। परन्तु इन 
.. भावों के प्राथमिक रूप की कब्पना तथा परीक्षा 
की जा सकती है | पिछुली विवेचना में स्थान स्थान 
पर विभिन्न भावों के सम्मिश्रण की तथा अन्य मानसिक स्थितियों के 


विषम स्थिति 


७-लेखक के 'न.टक का उत्त्ति' नामक लेख में न॒त्य तथा संगीत 
आदि के विकास का उल्लेख किया गया दै। (प,रिजात फरवरी १९४६) 


भावों की माध्यमिक तथा अध्यन्तरित स्थितियाँ ६छ 


प्रभाव की बात कही गई है। एर्क साव दूसरें भाव के साथ मिल्र- 
जाता है तथा प्रभावित भी करता है। मय ओर क्रोध जैसे प्रार्थपरिक 
भावों को सी हम उनके प्रारम्मिक रूप में नहीं पाते। अन्य भावों 
तथा अनेक परिस्थितियों के कारण इनमें भी अनेक रूपता तथां 
विपमता आ गई है। जास और उन्‍्माद आदि भाव इसी प्रकार 
के हैं | सामाजिक तथा शअ्रहं संबन्धी भाव तो बहुत पहले से ही माध्य- 
मिंक स्थिति में आ चुके हैं। एक ओर कारण ओर स्थितियों में भेद 
होता गया, और दूसरी ओर भावों का सम्मिश्रण होता गया हैं । ऐसी 
स्थिति में भावों में वियमता ओर वेचित्र्य बढ़ता गया है। इस प्रकार 
सामाजिक सहानुभूति से प्रभावित दोकर अ्रह कार की शक्ति प्रदर्शन 
संवन्धी महत्व की भावना अ्रमिमान का रूप धारण करती है; ओर इसके 
प्रतिकूल द्ीनती की भावना दीनता हो जाती है। सामाजिक सहानुभूति 
जय अहंभाव से प्रभावित होती है उस समय प्रशंसा और इतज्ञता के 
भाव विकसित होते हैं। साधारणतः इन माध्यमिक भावों का संबन्ध 
प्रकृति से नहीं है | परन्तु भावों के उच्च-स्तर पर आचरण त्मक सत्यों 
से संबन्धित भाव, सोन्दय्य भाव से प्रभावित होते हैं | इस प्रकार प्रकृति 
की सोन्द्य-मावना में आचरणात्मक भावों का आरोप किया जाता 
है | परन्तु यह प्रकृति और भावों का सीधा संबन्ध नहीं हुआ। अन्य 
प्रकार से माध्यमिक भावों से प्रकृति का सीधा संबन्ध सम्भव है। 
प्रारम्भ में प्रकृति की अज्ञात-शक्तियों के प्रति जो भय की भावना थी, 
वही भाव सामाजिक सद्ानुभूति से मिलकर श्रद्धा के रूप में व्यक्त 
होता है और इसी में जब आत्महोनता। का भाव संबन्धित 
हुआ, तो वह आदर का भाव हो गया। परन्तु यहाँ भावात्मक विकास 
के क्रम में प्रकृति भावों के प्रेरक कारण के समान नहीं समक्री जा 
सकती । 

९१५--धार्मिक भावों के विकास में प्रकृति का संबन्ध प्रारम्भ से 
रहा है । इस समय धार्मिक भाव से हमारा श्र्थ उस स्वाभाविक भाव- 


द््ट मानवीय भावों के विकास म॑ प्रकृति 


“ध्थिति से है जिससे धर्म संबन्धी माध्यमिक भावों का विकास हुआ है। 
धर्म संबन्धी माध्यमिक भाव का विकास प्रकृति 
शक्तियों को देवता मानने वाले धर्मों के इतिहास 
में तथा उनकी मिथ संबन्धी रूप-रेखा में स्पष्टः मिलता है। 
साधारण॒तः प्रकृति-देवताओों का अस्तित्व भय के आधार पर माना 
जाता है, इसका संकेत पीछे किया गया है। आश्चय्य-भाव के साथ 
प्रकृति के देवताओं को प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रसरित देखा गया, 
क्योंकि इस युग में प्रत्यक्ष-बोघ अधिक स्पष्ट होकर परप्रत्यक्षु 
ओर कल्पना में साकार हो रहे थे। अनन्तर प्रकृति की उपादेयता 
'का अनुभव हो चुकने के बाद इन देवताओं के साथ प्रकृति और 
मानव के सम्पक का भाव भी संबन्धित हो गया। अ्रब प्रकृति की 
शक्तियों का वशन देवताओं के रूप में तो होता ही था, साथ ही उनमें 
उपादेयता का भाव भी सन्निहित हो गया। विकास के मार्ग में 
जैंसे जैसे सामाजिक तथा आत्म संबन्धी भावों का संयोग द्ोता गया, 
वेसे ही इन भावों की स्थापना प्रकृति के देवताओं के संबन्ध में भी हुई | 
विचार के क्षेत्र में घम, दशन और तत्त्ववाद की ओर अग्रसर हुआ है, 
'परन्तु भावना के क्षेत्र में धर्म ने देवताओं को मानवीय आकार ओर भाव 
प्रदान किए हैं। वैदिक देवताओं का रूप अग्नि, इन्द्र, उषा, वरुण तथा 
सूय्य आदि प्रकृति शक्तियों में समझा जाता था। परन्तु मध्ययुग 
के देवता मानव आकार, भाव और स्वभाव के प्रतीक माने गए.। इन 
देवताओं में भी एक प्रकार से प्रकृति का आधार रहा है। एक ओर 
इनकी शक्तियों का प्रसार प्रकृति की व्यापक शक्तियों के समानान्तर रहा 
है; दूसरे उनके स्थान ओर रूप के साथ भी प्रकृति संवन्धित रही है। 
इसका कारण मध्ययुग की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रकृति के प्रति सहंज 
जागरूक होना तो है ही; साथ ही इसमें कलात्मक और दाशनिक 
प्रकृतिवाद के समन्वय का रूप भी सन्निहित है। वैदिक कमेकांड को 
प्रकृति के अनुकरण का रूपात्मक स्वरूप माना गया है; परन्तु मध्य- 


प्रा & 
घामिक भाव 


भावों की माध्यमिक तथा अध्यन्तरित स्थितियाँ छह 


युग का कमेकांड' सामाजिक है जिसमें पूजा की समत्त विधि ऋए- 
जाती है | 

९१६--ज्िस प्रकार धार्मिक भाव न तो एक भाव है और न एक 
रूप में सदा पाया जाता है; उसी प्रकार सोन्दव्य भाव भी एक नहीं है 
ओर उसका विकास भी मानवीय मानस के साथ 
््््ि होता रहा है। यद्यपि इसमें विभिन्न भावों का 
समन्वय होता गया है फिर भी सौन्दय्य भाव के विकास की प्रत्येक 
स्थिति प्रझ्नत से संबन्धित है। मानव को प्रक्नति के प्रत्यक्ष-बोधों 
. सुख-दुःख की संवेदना प्राप्त हुई | उसने प्रकृति का क्रौड़ात्मक अनु- 
करण किया। वह अपने कलात्मक निर्माण में प्रकृति से बहुत कुछ 
सीखता है । उसके यौन संबन्धी रागात्मक भाव के लिए भी प्रकृति के 
रंग-रूप आदि प्ररक रहे हैं, उनका उसके लिए विशेष आकपषण 
भाव से संबन्धित रहा है ओर इन सब भावों का थोग सौन्दय्य भाव 
के विकास में हुआ है | इनके अतिरिक्त अन्य सामाजिक तथा आत्म 
संबन्धी भावों का यंग भी इसमें है।यह विकास केवल प्रत्यत्षों के 
आधार पर ही सम्भव नहीं हुआ है | इसमें कल्पना के आधार की पूर्ण 
स्वीक्षति है। अगले प्रकरण से इस विषय की विवेचना विस्तार से को 
जायगी | यहाँ तो इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि सोन्दर्थ्य भाव की 
स्थिति अत्यधिक विषम है | प्रकृति के सोन्दय्यं-भाव में जो सहानुभूति 
तथा महत्‌ आदि की भावना है वह सामाजिक ओर आत्म भाव से 
संवन्धित अनुभूतियों का प्रभाव है | 

४१७--श्रध्यन्तरित भावों के लिए समाज की एक निश्चित स्थिति 
आवश्यक है, साथ ही मानसिक विकास का भी उच्च-स्तर वांछनीय 
है | इन भावों के लिए क्रिया ओर काय की उद्देश्यात्मक गति स्वी- 

८-इस विषय को हितीय भाग के “अ,ध्यात्मिक साधना में प्रकृति” नामक 
तृतीय तकरण में कुछ श्रधिक विस्तार दिया गया है । 


सौन्दर्य भव 


७० मानवीय भावों के विकास में प्रकृति 


“अत है। विशेष स्थिति में उद्देश्य को लक्ष्य करके भविष्योन्मुखी भावों की 
अधि -प्रेरणा जाग्रत होती है। कदाचित्‌ इसीलिए इन 
अध्यस्नारत भाव अर 2 272 
भावों में अधिकांश काव्य में संचारी या व्यभिचारी 
भावों के रूप में स्वीकृत है। आशा, विश्वास, चिन्ता, निराशा आदि 
इसी प्रकार केभाव हैं। अ्रथवा इनके विपरीत अतीत के विषय में उद्देश्य 
के प्रति भावों की स्थिति जाग्रत होती है। इन भावों में पश्चात्ताप 
अनुताप आदि हैं। इस मानसिक चेतना के स्तर पर प्रकृति का कुछ 
भी सीधा संबन्ध नहीं है | परन्तु अन्य भावों के साथ प्रकृति वातावरण 
तथा परिस्थिति के रूप में इन अध्यन्तरित भावों से भी संवन्ध उपस्थित 
कर सकती है । प्रकृति का सम्पक किसी की स्मृति जगा कर चिन्ता भी 
उत्पन्न कर सकती है। परन्तु यहाँ प्रकृति का सबन्ध चिन्ता से उतना 
नहीं है जितना स्मृति से संबन्धित शज्धार आदि भाव से। काव्य में इसी 
कारण प्रकृति ऐसे स्थलों पर प्रमुख भाव की उद्दैपक मानी जाती है 
संचारी भावों की नहीं | एक दूसरी स्थिति भी है जिसमें यह संवन्ध 
सम्भव हो सकता है | इन भावों की मनःस्थिति में हमारे मन में प्रकृति 
के प्रति सहानुभूति उत्मन्न हो जाती है | यह संबन्ध कारण के रुप में नहीं 
वरन्‌ प्रभाव के रूप में अपना महत्त्व-पूण स्थान रखता है। विशेषतः 
काव्य के प्रकृति रूपों में यह प्रभावशील सहानुभूति अधिक महत्त्व 
रखती हे । 
५९ ५९ ल्‍८ 
0 १८--मानवीय भावों का विषय बड़ा ही दुर्बोध तथा कठिन है। 
इसका कारण मानसिक वैचित्य और वषम्य है, जो ऊपर की विवेचना ' 
से स्पष्ट है। विभिन्न भाव एक दूसरे से प्रभावित 
और सम्मिश्रित होते गए हैं। साथ ही मानसिक विकास 
सें इन भावों में कल्पना तथा विचार आदि की प्रतिक्रिया भी चलती 
रही है | ऐसी स्थिति में इन भावों की विश्लेषणात्मक विवेचना करने 
में अनेक कठिनाइयाँ और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। 


विवेचना की कठिनाई 


भावों की माध्यमिक तथा अध्यन्तरित स्थितियाँ ७१ 


फिर भी विवेचना में इस बात का यथा सम्भव प्रयास किया गया. है 
कि समस्त भावों की विकासोन्मुखी विधषमता में प्रकृति का कारण ध्मक 
संबन्ध कहाँ तक रहा है| इसके अतिरिक्त प्रकृति का इनसे किस सीमा 
तक संयोगात्मक संबन्ध है। यह संबन्ध कभी भावों के साथ सीधा 
ही उपध्यित होता है ओर कभी भाव के विषय के साथ वातावरण 
तथा परिस्थिति के संबन्धों में उपस्थित होता है। हमारे विवेचन से 
स्पष्ट है जहाँ तक भावों की स्थितियों से संबन्ध है, विकास के उच्च 
स्तर पर प्रकृति भावों के कारण-रूप में अधिक स्पष्टत: प्रभावशील 
नहीं है। परन्तु अन्य रूपों में मक्ृति का संयोग अ्रभिव्यक्त होता है । 
समष्टि रूप से सौन्दय्य भाव को स्वीक्वार कर लेने पर वह उसके लिए 
प्रभावात्मक अभिव्यक्ति का कार्य करती है ओर अगले प्रकरण में 
हम देखेंगे कि अकृृति संबन्धी समस्त भावात्मकता की अभिव्यक्ति का 
मूल भी इसी सोन्दर्य्यानुभूति में है | 


चतुर्थ प्रकरण 
सोन्दर्य्यानुभूति ओर प्रकृति 


१--सौन्दय्य को समभने में हमको कोई कठिनाई नहीं होती | हम 
कहते हैं सुन्दर वस्तु, सुन्दर चरित्र, सुन्दर सिद्धान्त ओर समझ 
भी जाते हैं। एक रूप की दृष्टि से सुन्दर हे, 
दूसरे में शिव के अथ की व्यंजना है ओर तीसरे 
में सत्य को ही सुन्दर कहा गया है। इस प्रकार यहाँ 'सुन्दरः शब्द 
का प्रयोग व्यापक है, जो कलात्मक सौन्दय्य के रूप में ही प्रयुक्त है 
प्र जन समाज की भाषा में अलग अलग संकेत देता है। जितनी 
सरलता से हम यह सब समर लेते हैं, वस्तुतः सौन्दग्य की 
विवेचना उतनी सरल नहीं है । पिछले प्रकरण में सौन्दय्य भाव की 
विषमता के बारे में संकेत किया गया है। इस भाव के विकास में 
प्रत्यक्ष, कल्पना तथा भावों की प्रतिक्रिया की एक विषम मानसिक 
स्थिति सन्निहित है। इसी कारण प्राच्य तथा पाश्चात्य विभिन्न 


सौन्दय्ये का प्रश्न 


सोन्दर्य्यानुभूति और प्रकृति ७ 


नर 


शात्रियों ने स्रोन्दर्य्यानुभूति के विधय को अपनी अपनी दृष्टि से देखने 
का प्रयास किया है। काव्य ओरं कला केक्षेत्र में तोन्दय्य की विवेचना 
करते समय इन्होंने कभी इसको अनुभूति, कभी अभिव्यक्ति और कभी 
प्रभावशीलता माना है। किसी किसी विद्वान ने तो सोन्दय्य को वस्तु 
के गुणों के रूप में मान कर विवेचना करने का प्रयास किया है | 
काव्य ओर कला में सोन्दय्य-सजन अनुभति और अभिव्यक्ति के साम- 
अस्य म॑ उपकरणों के आत्म-तादात्म्य द्वारा होता है | इसकी विवेचना 
अगले प्रकरण में की जायगी । प्रस्तुत विषय प्रकृति के सोन्दय्य-विस्तार 
पर विचार करना है। वस्तुतः सोन्दय्य संबन्धी विवेचनाओं में इस 
विषय को अनेक प्रकार से उपस्थित किया गया है। एक सीमा तक 
प्रकृति के सौन्दय्य संबन्धी विचार से इनके सोन्दर्य्यानुभूति विधयक 
सिद्धान्त प्रभावित हैं। इस कारण प्रकृति-सौन्दय्य की रूप-रेखा प्रस्तुत 
करने के पूव, विभिन्न सौन्दर्य्यानुभूति के सिद्धान्तों में अन्तभूत प्रकृति- 
सौन्दय्य का विचार कर लेना आवश्यक है। हम देखते हैं कि प्रकृति 
के सौन्दय्य॑ की पूरी रूप-रेखा उपस्थित करने में विभिन्न मतों 
के समन्वय अन्तिम निणय तक पहुँचा जा सकेगा। इन विभिन्न 
मतों म॑ प्रस्तुत विषय को जिस एकांगी ढद्गल से देखा गया है 
वह मानसिक स्थिति को एक विशेष सीमा में घेर कर देखने 
का प्रयास मात्र हं। आगे इन पर विस्ता' से विचार करने से 
विदित होता है कि सौन्दय्य की रूप-रेखा में ये सभी कुछ न कुछ सत्य 
का ही योग प्रदान करते हैं | इन सिद्धान्तों की अपूर्णता का कारण 
विचारकों का अपना सीमित क्षेत्र ओर संकुचित दृष्टिकोण है। 
मानस के विकास अथवा विषम विस्तार में जिस प्रकृति-सोन्दय्य पर हम 
यहाँ विचार कर रहे हैं, वह कितनी ही प्रद्ृत्तियों तथा स्थितियों का 
समवाय है | इस कारण सत्य तक पहुँचने के लिए. हमको मानव- 
शास्त्र, मानस-शासत्र तथा शरीर-विज्ञान का सहारा लेना है। यहाँ एक 
बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है । भारतीय विद्वानों ने सोन्दय्य- 


७४ सोन्दर््यानुभूति और प्रकृति 


शास्त्र के रूप में सौन्दय्य की विवेचना नहीं की है | उन्होंने अलंकार, 
रस आदि काव्य-संबंधी विवेचनाओ्रों तथा कला संबन्धी उल्लेखों में 
सौन्दय्य का निरूपण अवश्य किया है | इस कारण उनके इन्हीं मतों 
का उपयोग हम अपनी विवेचना से कर सकगे | 
(२--पिछले प्रकरणों में मानव और प्रकृति के संबन्ध की जो 
क्रमिक रेखा उपस्थित की गई है, वह एक प्रकार से प्रकृति की 
सोन्दर्य्यानुमूति के लिए. आधार भी प्रस्तुत” करती 
है। प्रथम प्रकरण में विचार किया गया है कि 
सहज वोध की दृष्टि से प्रकृति ओर मन को मानकर ही चला 
जा सकता है: नहीं ते! साधारण जीवन ओर दशन के व्याव- 
हारिक क्षेत्र में बहुत कुछ सीमित एकांगीपन आने का भय है। यही 
दृष्टि प्रकृति को मानस की प्रतिक्रिया के माध्यम से रूपात्मक और 
भावात्मक भी स्वीकार कर लेती है और प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना 
में हम आगे चलकर देखेंगे कि प्रकृति-सौन्दय्य में भी रूप और भाव दो 
पक्षों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे प्रकरण में देखा गया है कि 
मानवीय मानस के विकास सें उसकी चेतना के समानान्‍्तर प्रवाहित 
प्रकृति ने योग प्रदान किया है। प्रकति की चतना के प्रश्न में 
मानव की अपनी दृष्टि ही प्रधान है, क्योंकि स्व ( आत्म ) चतना 
उसी में है | प्रकृति के सौन्दय्य के प्रश्न में भी इस चेतना के 
साथ ही मानव की प्रधानता का भी महत्त्व है| प्रकृति सोन्दय्य 
की अनुभूति के साथ मानव की मानसिक चेतना स्वीक्षति है। 
पिछले प्रकरण में मानवीय भावों के विकास के साथ प्रकृति का 
संबन्ध समझने का प्रयास किया गया है। हम देख चुके हैं कि भावों 
के विभिन्न स्तरों से प्रकृति का सीधा तथा अध्यान्तरित दोनों प्रकार का 
बन्ध है| सोन्दय्य-भाव के विषम रूप में प्रकृति का संबन्ध भी अधिक 
टिलि है| इस कारण प्रकृति के सोन्दय्य में भी यही जटिलता विद्यमान 
है | इस आधार-भूमि के साथ ही पीछे जिन विभिन्न तत्त्ववादी तथा 


रूप और भव प 


सोन्दय्य संवन्धी विभिन्न मत (७५ 


मानस-शाख्रीय मतवादों को प्रस्तुत किया है, वस्तुतः इनका प्रभाव 
सौन्दय्य-शास्त्र के विवेचकों पर पड़ा है। इस कारण पिछुले मतवादों के 
आधार पर सौन्दय्य-शासत्र के विभिन्न सिद्धांत भी उन्हीं के #मान पूण 
सत्य की व्याख्या नहों कर सके हैं | परन्तु हमारी विवेचना में इनको 
सामझस्य-पूण समुचित स्थान देने का प्रयास किया जायगा | 


सौन्दर्य संबन्धी विभिन्न मत 


३-- पहले ही कहा गया है सारतीय शाख्तरियों ने सौंदस्य - की 
व्याख्या अलग नहीं की है। अगले प्रकरण में काव्य की रूप संबन्धी 
विवेचना में तत्संब्रन्धी सौन्दय्यं की रूप रेखा भी 
आरा जायगी। यहाँ काव्य और कला संवन्धी उनकी 
व्यापक सौन्दय्य भावना का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय दृष्टि 
से कलाकार की मनःस्थिति भावों के निम्न-स्तर से उठकर आदश 
कल्पना की आर बढ़ती है। इंस मनोयोग की स्थिति में सॉन्दर्य्य 
भाव आकर्षित होते हैं ।" कल्लाकार के इस ओआत्मध्यायत्‌? से 
थत्मभावयतः रूप में यह स्पष्ट हो जाता हैं कि कलाकार के 
मानसिक पक्ष का जहाँ तक संबन्ध है भारतीय दृष्टि से सौदन्य्य बाह्य 
अनुभव पर उतना निभर नहीं जितना आंतरिक समाधि पर | कल्लाकार 
के मानसिक पक्ष में अनुभूति जब अभिव्यक्ति का रूप ग्रहण करती हे; 
उस स्तर पर भारतीय काव्य और कला में व्यंगाथ ध्वनि कलाकार के 
मानसिक सौन्दय्य पक्ष को ही उपस्थित करती है। वक्रोक्ति के लोकोत्तर 
चमत्कार ओर अलंकार की साहश्य भावना से भी यही बात स्पष्ट 
होती है | वस्तुतः इस दृष्टि से प्रकृति में सोन्दब्य अपना नहीं है, वह 


कनननननननननननगनननननमन बनना पा पनननना क्‍निननमपनननन-नननननननीयन निनागान चिननिनीनभणनाननयनययन भ।।ीनाययीणीानी क्‍भ-3+3+--+क०० 


भ रतीय सिद्धान्तों में 


१ इस.विषय में कुमार स्वासी की पुस्तक ून्सफारमेशन आँव नेचर' 
दृष्ट्य हैं । साथ ही लेखक के “संस्क्ृत काव्य-शास्त्र में प्रकृति! नामक निवन्ध 
में भी इस की विवेचन की गई हे (“हिन्दुस्त;नी' अगरत-अक्टूबर सन्‌ १९४७ ६०) 


७६ सौन्दर्य्यानुभूति और प्रकृति 


कलात्मक कल्पना का परिणाम मात्र है। प्रारम्मिक साहित्याचार्यों ने 
'शब्दाथः के आधार पर अलंकार को काव्य की परिभाषा स्वीकार 
किया था | उसमें उपमानों के रूप में जो साइश्य की भावना है उससे 
सिद्ध होता है कि काव्य-सौन्दय्य अनुकरण नहीं, वरन मन-प्रकृति, विषयि- 
विषय तथा भाव-रूप की तदाकारता है। वेशेषिक तत्त्ववादी इसे 
वस्तु की उस स्थिति को कदते हैं जिसमें विभिन्न प्रवृत्तियाँ एकाकार 
हो जाती हैं। आगे हम पाश्चात्य विद्वानों के समन्वित मत में इसी 
तदाकारता का भाव देखेंगे | अलंकार की यह साहश्य भावना सौन्दर्य 
का रूप नहीं ओर न आदश ही है, वरन यह तो इंद्विय-वेदनाश्रों के 
साथ मानसिक उच्च-स्तरों का समन्बित गुण है। भारतीय रस-सिद्धांत 
सौन्दय्य॑ संवन्धी प्रभावात्मक सिद्धांतों के समान है, उसमें भी विकास 
की कई स्थितियाँ रही हैं। पिछले आचार्यों ने रसनिष्प'्त को केवल 
आरोप तथा अनुभाव के द्वारा साधारण भाव-स्थिति के सामने स्वीकार 
कियां था। अनन्तर भोगवाद तथा व्यक्तिवाद के रूप में कांव्य- 
सौन्दय्य में निमरानन्द की विशेष भात्र-स्थिति की कल्पना की गई |* 
'अन्त में काव्यानन्द की मधुमती-मूमिका की कल्पना में सौन्दर्य की 
उस स्थिति की ओर संकेत है जिसमें समस्त भावों का सामझ्जस्य होकर 
वैचित्र्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है| हम देख सकेंगे कि यह सिद्धान्त 
पाश्चात्य सुखानुभति के सिद्धान्त के कितने समानान्तर है। इस प्रकार 
भारतीय आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से सोन्दय्य की कल्पना की है। 
परन्तु यहाँ एक बात महत्त्वपूण यह है कि इनकी सोन्दण्य संबन्धी 
विवेवनाएँ प्रकृति सोन्दय्य के अधार पर न होकर काव्य के संबन्ध 
में हैं। इस प्रकार इस सोन्दय्य की भावना में प्रकृति से अधिक 
मानवीय संस्कार हैं। प्रकृति के सौन्दय्य के विषय में यह उपेक्षा 


किला 





२ इस सिद्धान्त में मट्ठ लोल्लट कः अरोपव.द, श्रीशंकुक का अनुस[रूवाद, 
भट्टनायक का सोगव,द और अभि नवशुप्त का व्यक्तिवाद प्रसिद्ध है । 


सौन्दय्य संबन्धी विभिन्न मत ७७ 


भारतवष की व्यापक प्रवृत्ति है। इस विषय में अगले भाग में विशेष 
विचार करने का अवसर मिले सकेगा | 

४--पाश्चात्य विद्वानों ने सौन्दय्य की व्याख्या करते समय 
साधारण दृष्टि से वस्तु-परक और मनस-परक दो पक्ष सामने रखे हैं। 
बस्तुतः सोन्द॒य्य वस्तु ओर भाव दोनों से संवन्धित 
आर उनका समन्वित रूप है। लाइबनज्नि के शब्दों 
में सौन्दय्य प्रदर्शनात्मकम समन्वय है, जो इन 
दोनों के समत्य सम से संवन्धित है ओर एक की सहायता से दूसरा 
समभा जा सकता है | वस्तुतः सौन्दय्य मानसिक और बिप्य संबन्धी 
दोनों पक्चों को स्वीकार करते हुए, वस्तुओं के रूप ओर गुण को निर्भर 
तथा सामझ्स्यपूर्ण गम्भीर कल्पना कहा जा सकता है ।3 अन्य बहुत 
में मतवादियों ने एकान्तवादी तत्त्वादियों की भाँति अपनी विवेचना 
में एक अंश को अधिक महत्व देकर अन्य अंशों की उपेक्षा की है। 
परन्तु यहाँ यह कहने का अ्रथ नहीं है कि इन मतवादियों के सामने 
सत्य का रूप नहीं था | उनके सामने सत्य का रूप अवश्य था, लेकिन 
उन्होंने अपने सिद्धान्त की व्याख्या में अन्य भागों को सम्मिलित कर' 
लेने का प्रयास किया है| समन्वय की दृष्टि से यह ठीक हो सकता है | 
परन्तु जब किस दृष्टिकोण को अधिक महत्त्व देकर व्याख्या की जायगी 
तो बह भ्रामक हो सकती हैं | यहाँ हम संक्षेप में विभिन्न मतों की विवे- 
चना इस दृष्टि से करेगें कि किस सीमा तक उनमें सत्य का अंश है; 
ओर इन सब का समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है। 

९५--अनेक सोन्दय्य-शास्री विधयि के मनसू-परक पक्ष को 
सौन्दय्य की विवेचना में प्रमुखता देकर भी आपस में मत भेद रखते 
हैं। किसी ने स्वानुभूति पर अधिक ज़ोर दिया 
है किसी ने अभिव्यक्ति का आश्रय लिया है ओर 


पाइ्चात्य सिद्धान्तों 
की. स्थिति 


भिव्यक्तिवाद 


३ अल आऑव लिस्टोवल ने भी विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना के पश्चात 


ध्ष् सोन्दर्य्यानुभूति और प्रकृति 


“कसी ने प्रभावशीलता का आधार ही उपस्थित किया इस भेद 
का कारण जेसा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है मानसिक स्तर 
को विभिन्न प्रकार से समभने का प्रयास है, साथ ही मानव-शाक््र 
तथा मानस-शाख्त्र के क्रमिक श्रधार की अवदेलना है। क्रोशे पूर्णरूप से 
अभिव्यक्तिवादी हैं, परन्तु उन्होंने स्वानुभुति को अभिव्यक्ति की पूव- 
स्थिति के रूप में स्वीकार किया है | इसी कारण एक स्थान पर उन्होंने 
भाषा ओर रसोन्दय्य-शाखत्र को अभेद कहा है। स्वानुभूति में समस्त प्रज्ञा- 
त्मक (प्रत्यक्ष आदि) रूपों की पूब-स्थिति है, इसलिए वह भौतिक सत्यों, 
उपयोगिता, आचरण संबन्धी बोध तथा सुख-संवेनाओं से परे है । 
ओर यही स्वानुभूति अपनी प्रेरणा में अभिव्यक्ति का रूप धारण करती 
है | ई० एफ० कैरिट भी इस प्रकार की समस्त भावाभिव्यक्तियों को 
बिना किसी अपवाद के सोन्दय्य मानते हैं ।४ क्रोशे के अभिव्यक्तिवाद 
का विरोध डेसियर तथा वाल्काट नामक जमन विद्वानों ने महाद्वीप पर 
किया है। फिर भी इसका प्रचार विशेषतः इंगलेंड म॑ रहा है। इन जमेन 
आचार्यों ने इस सिद्धान्त की मल को रुपष्ट करते हुए कहा दे कि यदि 
 स्वानुमति की गीतात्मकता, तथा भावों और वासना की अभिव्यक्ति . 
को सौन्दय्य (काव्य तथा कला के रूप में) माना जायगा, तो इसमें 
जो कब्पना के रूप में बोधात्मक पक्ष है, उससे इसका विरोध उप- 
स्थित हो जायगा |।* वस्तुतः अभिव्यक्तिवाद में काव्य और कल्ला 
को मानवीय मानस के विकास के निचले स्तरों से संबन्धित प्रकृति 
के आधार पर समभने की भूल की गई है | इस मत में अनुभूति और 
इसी प्रकार का निष्कष दिया है ! 

४-थियरी आँव ब्यूटी ६० २९६ 

५ दि क्रिटिकल हिस्ट्री आव एस्थिटिक्स की 'थियरी आऑव एवक्रप्रेशनिजुम” की 
विवेचना से ( महृदेवी का विवेचनात्मक्‌ गद्य ) इस विषय में मद्द।देवी जी का 
गीतियो' संबन्धी मत भी महत्त्त-पूर्ण दे । 


+ 0 किक 
सोन्दय्य संबन्धी विभिन्न मत कट 


अभिव्यक्ति विषयक जो मूल प्रम सब्निहित है; इनसे संबन्धित सौन्दय्य-«» 
शास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों के रूंप में दो प्रमुख विचार घाराएं सामने 
आती हैं । 

क--मानस-शासत्र के आधार पर स्वानुभूति से निकट संबन्धी 
सुखानुभूति का मत है। इसके मूल में शरीर-शासत्री-सीन्दय्य के आचायों 
ह द्वारा प्रतिपादित समानुप्रात से स्नायु-प्रेरणा के 
सुखानुभू ति हि पॉवंशीलतों है 

साथ सुखात्मक प्रभावशीलता है। इनके अनुसार 

सोन्दय्य-बोध में हमारे स्नायु-तन्तुओं के कम से कम शक्ति-व्यय से 
अधिक से अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। इस संवेदन-क्रिया में 
विशेषता केवल इतनी है कि यह हमारे शरीर की शक्ति-संचलन 
क्रिया से सीधे श्रर्थों में संबन्धित नहीं है। परन्तु यह इस विश्चार 
घारा के सतों की वह सीमा हैं जहाँ हमारी कला ओर सोन्दय्य संवन्धी 
प्रदुत्ियाँ अपने नग्न रूप में दिखाई देती हैं | एच० आर० माशल ने 
इसी शरीर-विज्ञान के आधार पर मानस-शास्लीय दृष्टि को अधिक 
व्यापक रूप प्रदान किया है। इनके मत में सुखानुभूति को इन्द्रिय 
बेंदन से प्रत्यज्ञगोध के आधार पर उच्च मानसिक्र स्थति संबन्धित 
माना गया है। यह अनुभूति सुख-ढुःख की सम-स्थिति पर इन्द्रिय 
संवेदनाओं की प्रभावात्मक सुखमय प्रतिक्रिया का कलात्मक आनन्द 
रूप है |* इसमें भी एक भ्रम सन्निहित है। यह सत्य है कि मानव 
की प्रभावशील इन्द्रिय-वेदनाएं कला के मूल में सन्निद्वित हैं। पीछे 
कहा गया है कि रंग और ध्वनि के प्रभावों की सुखात्मक संवेदना के 
बिना चित्रकला तथा संगीत का विकास सम्भव नहीं था। पर 
. कलात्मक सौन्दय्य में अन्य कितने भावों का संयोग, तथा उसमें इस 
मूल संवेदना का रूप इतनी दूर का हो जाता है कि उसकी अभिव्यक्ति 


६ एच० अ.र० माशल की “एस्थिटिक गिंसिपल” के (दि ब्यूटीफुल' नामक, 
प्रकरण से । 


सोन्दय्य संबन्धी विभिन्न मत ८१ 


कांत ने इसको मानस-शास्त्र के ज्षेत्र से दाशनिक स्वरूप प्रदान किया 
हे | शिलर का कथन है कि कलात्मंक सोन्दय्य इच्द्रिय और आध्या- 
त्मिक लोकों का समन्वय है जिससे कत्तव्य, विचार तथा सुख्-दुःख 
आदि नितानत भिन्न हैं। एक प्रकार से इस कथन का संकेत भाव 
ओर रूप के समन्वय की ओर हे । इन मतों की व्याख्या में व्यापकता 
इतनी अधिक है कि इसमे सत्य का कोई भी स्वरूप उपस्थित किया 
जा सकता है। परन्तु एकांगी आधार के कारण सत्य का क्रमिक और 
स्पष्ट रूप नहीं आ सका है | 

९ ६--प्रतिभास सिद्धान्त के अनुसार वस्तु तत्त्वतः तो सुन्दर नहीं 
है; परन्तु उसके प्रतिभासित सौन्दय्य के लिए. तत्व आवश्यक शत है | 
इन वस्तुओं के निर्माण में सौन्दय्य स्थित है 
जिसको प्रतिभासित रूप कहा जा सकता है और 
जिसका आधार वस्तु के विशेष गुण हैं। वस्तु 
के इन गुणों में मानवीय मानस प्रसरित रहता है और इस प्रकार 
वस्तु के साथ भाव का समन्वय हो जाता है जो उसकी छाया में ही 
सन्निहित है। भाव और वस्तु का यह छायातप स्वतः समान रूप से 
होता है ।* छाया-प्रसार में चेतन-भाव के अधिक व्यापक प्रसार और 
विकास के साथ हमको सौन्दव्य के विपय में अन्तःसहानुभति का 
सिद्धान्त मिलता हैं। ऊपर के उब्लिखित सौन्दय्य संबंन्धी मत 
तत्त्ववादी प्रृष्ठभूमि पर ही विकसित हुए हैं और आश्रित हैं। इनमें 
अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार मानस और सजन की व्याख्या करने 
वाले तत््ववादियों का आधार है। सोन्दय्य संबन्धी अ्रन्तःसहानभूति 
सेद्धान्त के आधार में सबचेतनवादी आधार है जिससे आगे चल कर 
सोन्दय्य का स्वच्छुंदवादी मत विकसित हुआ है | समस्त वनस्पति का 


प्रतिभस और 
अन्तःसहानुभूति 





९ वान हार्टमेन ओर शिलर का मत (दि क्रिटिकल दिस्ट्री शव साइन 
एस्थिटिक्स से ) 
॥| 


ध 


वर सौन्दर्यानुभूति और प्रक्वत 


दृश्यात्मक सौन्दर्य्य मानव की ही विकसित पूर्ण चेतना का रूप है ! 
उसी के आह्वाद की मुस्कान फूलों में बिखर पड़ती है, उसी के यौवन 
का उल्लास वृत्षों की उन्नत आकाश में प्रसरित शाखाओं के साथ 
खपनी उठान का अनभव करता है। केंवल चेतन में ही नहीं वरन 
जड़ जगत्‌ में भी मानव अपने व्यंजनात्मक भावों का आरोप करता 
है। अन्य सिद्धान्तों में हम देख चुके हैं कि केवल प्रभावात्मक भाव- 
सौन्दय्य के आधार पर ही सौन्दय्य की व्यापकता को समभने का 
- प्रयास किया गया है। परन्तु इस अन्तःसहानुभूति के सिद्धान्त के 
अनुसार सौन्दय्य में साहचय्य भावना का रूप है| 
क--सौन्दय्य की इस साहचय्य भावना में स्वच्छुद-युग की प्रकृति 

से तादात्म्य स्थापित करनेवाली उन्मुक्त भावना का अधिक समन्वय 

है। स्वच्छुंदवादी कवि (काव्य में ) प्रकृति की 

कल्पनात्मक अभिव्यक्ति के लिए व्यापक और 
उन्मुक्त वातावरण उपस्थित करता है। यह एक 
सीमा तक व्यक्तित्व और आचरण के लिए सहायक होता है।१* 
स्वानुभूति के माध्यम से जो व्यंजनात्मक कला-सजन किया जाता 
उसके लिए मानव-जीवन के प्रत्येक रूप से संबन्धित सहानर्दा 
आवश्यक तथा निश्चित है। इसी सहानभति से संबन्धित साहचय्य- 
भाव की व्यापकता में योन संबन्धी भाव भी आा जाता है। फ्रायड ने 
मनोविश्लेषण के आधार पर समस्त कलात्मक अ्रभिव्यक्त तथा 
सोन्दय्य-मावना में यौन-भाव की अन्तर्निहित प्रवृत्ति मानी है। इस 
रति-भाव का संघष युगों से चली आने वाली संस्कृति: में अन्य आत्म 
तथा सामाजिक भावों से होता रहा. है। इस प्रकार यह भाव चेतना 
के सुप्त स्तरों में अन्तर्निहित हो गया है। इन्हीं विषम भाव-स्थितियों 
की अभिव्यक्ति काव्य ओर कला में सोन्दय्य-रूप अहण करती है। 


सहच्य्ये भावना 
.. और र॒ते भाव 


१० शैली की “८ डिफ नस आँव पोड्ट्री! के आध,र पर । 


सोन्दय्य संबन्धी विभिन्न मत वर 


इतिहास में महान सांस्कृतिक जातियों का विक्रास योन विषयक प्रेरणा 
से, इस भाव को संयमित करने से ' हुआ है। इस प्रेरणा ओर उसके 
संयम में विरोधी भावना का्यशील रही है और इन्हीं दोनों छोरों के 
बीच में मानव-जाति का सम्यता संवन्धी विचार निर्धारित होता रहा 
है| दशन ओर घर्म के साथ कला इसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। 
सौन्द॒य्य संबन्धी इस मत में रुत्य अवश्य है। परन्तु जैसा तृतीय 
प्रकरण में कहा गया है, योन संबन्धी भाव के विकास में अपना 
दृत्वपूर्ण योग रखते हैं| पर इस प्रकार इसको इस सीमा तक महत्त्व 
देना अतिव्याप्ति कही आयगी | हे 
 ७--इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ में मानस-शास्त्र के आधार 
पर सौन्दय्यं की भाव-स्थिति का केवल विश्लेषण किया गया है; और 
कुछ भें प्रयोगात्मक रीति पर सौन्दव्य-संवन्धी 
नियम निश्चित किए गए हैं। घटना-स्थितिवादियों 
ने प्रत्यक्ष तथा परप्रयत्तु आदि के रूप में सौन्दय्य के रूपात्मक भेद” 
किए हैं। परन्तु प्रयोगवादियों ने मानस-शाखत्र के संयोग विरोध आदि 
नियमों के आधार पर सौन्दय्य की व्याख्या की है| परन्तु यह व्याख्या 
सौन्दय्य न कही जाकर सौन्दय्य के आधार-भूति मानस-शासत्र के 
नियम कहे जायेंगे | इनसे केबल एक सहायता ली जा सकती है। 
प्रकृति संबन्धी सौन्दस्य-भाव में इन नियमों को हू ढा जा सकता है; 
या इन नियमों से सोन्दय्य की कुछ कल्पना की जा सकती है । दूसरे 
कुछ सिद्धान्तों में प्रकृति के रूप-गुणों के सहारे सोन्दय्य को समभने 
का प्रयास किया जाता है। इनके अनुसार सौन्दय्य की विवेचना के 
लिए प्रकृति के गुणों आकार-प्रकार, रंग-रूप, नाद-ध्वनि, गंध- 
स्पश आदि पर विचार करना पर्याप्त है। रस्किन प्रकृति के इन्हीं 
वस्तु-गुणों को कला में अनुकरण करने को कहते हैं। परन्तु इससे 
भी सोन्द॒य्य की व्याख्यान होंकर केवल उपकरणों की विवेचना 
होती है। इस मत के विषय में महत्त्वपूर्ण बात यही है कि कला में 


रूप तक ।नयमन 


द्ड सोन्दर्य्यानुभूति ओर प्रक्नति 


ग्रकृति के उपकरणों का ही आश्रय अभिव्यक्ति के साधन के रूप में 
लिया गया है| इस प्रकार इससे यह संकेत मिलता है कि प्रकृति और 
काव्य के सोन्दय्य में समता होनी सम्मव है । 
ह +> ल्‍ २७2 ६ 6 
प्रक्नषत और कला में सीन्द॒य्य 

(८--सौन्दय्यं की मावना मनस-परक है और प्रकृति का सौन्दस्य 
हमारी कलात्मक दृष्टि का परिणाम है | प्रकृति को लेकर किसी विशेष 
दृष्टि के बिना किसी भी प्रकार की सोन्दर्य्य-कब्पना 
नहीं की जा सकती | इस विषय में लगभग सभी 
विद्वान एकमत हैं। यदि किसी का मत इसके विरुद्ध लगता भी है, 
तो उसका कारण उनका सौन्दय्य संबन्धी अपना मत है। इसको 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि बे प्रकृति की सौन्दर्य भावना 
को इस प्रकार निरूपित करते हैं, जैसी उनको सोन्दर्य्य की व्याख्या 
करनी होती है। इसका परिचय वाद में मिल सकेगा; अभी तो 
हम यही स्वीकार करते हैं कि प्रकृति की सौन्दर्योनुभूति के लिए, 
काव्यात्मक ( कलात्मक ) दृष्टि आवश्यक है। क्रोशे के अनुसार-- 
प्रकृति उसी व्यक्ति के लिए सुन्दर है जो उसे कलाकार की दृष्टि से 
देखता है |... ...प्रकृति कल्ला की समता में मूर्ख है ओर मानव उसे 
जब तक वाणी नहीं देता वह मूक है|"? इसी को एस० अ्लेकज़ेन्डर 
भी मानते हैं। उनके मन से प्रकृति तभी सुन्दर लगती है, जब इस 
उसे कलाकार की दृष्टि से देखते हैं ओर एक सीमा तक हम सभी 
कलाकार. हैं (१% हममें छिपा हुआ जो कलाकार है, वहीं प्रकृति को 
सोन्दय्य दान देता है | वस्तुतः जब हमारे सामने प्रकृति होती है, उस 
समय प्रकृति का सारा विस्तार सौन्दय्य के रूप में नहीं रहता । प्रत्येक 


लक, अनननशनजफन्‍कपीननन-पननन कल 


कल(क्षक दृष्ट 





११ एस्थटकू! ० ९९ तथा 'एसेन्स शव एस्थि,टको पू० ८९ 
१२ “ब्युटी एंड ऋदर फामस आँव बैलूः के द्वर्त-य प्रवरण ब्युटी? से (०३०) 


प्रकृति और कला में सौन्दर्य ट्प 


दृश्य को सोन्दय्यू की रूप-रेखा में वाँधने के लिए चयन करना पड़ता 
हैं | प्रकृति स्वयं में सुन्दर नहीं है, वरन हम प्रकृति के व्यापक विस्तार 
से चयन करके विभिन्न संयोग से सोन्दय्य का चित्र पूरा करते हैं। यह 
ऐसे ही होता है जैसे कलाकार अपने रंगों के संयोग द्वारा सौन्दय्य की 
अभिव्यक्ति करता है |)३ परन्तु इसका अथ यह नहीं कि साधारण 
व्यक्ति प्रकृति के सोन्दय्य को देखता ही नहीं | वस्तुतः जिसको हम 
कलाकार कहते हैं उसमें ओर साधारण व्यक्ति में प्रकृति की सोन्दर्या- 
नुभूति के विषय में कवल मात्रा का अन्तर होता हैं। दोनों ही अपने 
लिए सौन्दय्य का सर्जन करते हैं। केबल कलाकार में व्यापक और 
प्रत्यक्ष अहण करने की शक्ति होने के कारण उसमे अभिव्यक्ति की 
प्रेरणशा-शक्ति भी होती है। कलाकार जिस दृश्य को देखता है, उसके 
प्रत्यक्ष या परप्रत्यक्ष की प्रेरणा अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिकृत 
होती हैं| 

क--परन्तु ऊपर की श्रक्षति सोन्दय्य संवन्धी दृष्टि अधिक व्यापक" 
सीमा को स्व करती है | साधारण व्यक्ति भी प्रकृति-सोन्दय्य के प्रति 
आकृष्ट हाता है ओर इसका कारण भी साधारण 
मानस-शासत्र में €ैना चादिए | यहाँ इस बात का 
संकेत कर देना आवश्यक है। जैसा हम पिछुले 
प्रकरण की विवेचना में देख चुके हैं, सोन्दय्य केबल प्रत्यक्ष-बोध से 
संबन्धित सुखानुभूति नहीं है। साध्मरण व्यक्ति के प्रकृति सौन्दय्य 
संवन्धी आकपंणु में इस प्रकार के इन्द्रिय संवेदना ओर प्रत्यक्ष 
बोध के विभिन्न मानसिक स्तर हो सकते हैं। परन्तु इसको सोन्दर्य्या- 
नुभूति की समृष्टि या समवाय नहीं माना जा सकता | ई० एम० 
वरलेट के मतानुतार--प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को सुन्दर कलाकार के 

१३ (दि सेस ओब ब्यूटी से (४० १३३) 

१४ ६० एक० के रयट की (दि थिउरी आँब ब्यूटं)' पृ० ३९ 


मनसऊ स्तर 


का भर 


दर सौन्दर्य्यानुभूति और प्रकृति 


समान नहीं बना देता; जैसा कज्लाकार कला को वनाता है। साधारण 
व्यक्ति तो प्रकृति के गुणों को सुन्दर चथा असुन्दर दोनों ही प्रकार से 
देख सकता है |*५ इससे भी यह स्पष्ट है कि प्रकृति सौनंदव्य 
के लिए. कव्यवात्यक मानसिक रत मानसिक स्तर होना चाहिए | साधारण 
जन तो केवल अपनी मानसिक विकास की स्थिति तक प्रकृति के 
सौन्दय्य का अनुभव कर सकता है। परन्तु प्रकृति के सम्पक से जो 
अन्य प्रकार का आकर ण या सुख प्रात होता है, उसको सौन्दय्य की 
कव्पनात्मक श्रेणी का आनन्द नहीं कह सकते | संवेदनात्मक सुखानु- 
मूति और कव्पनात्मक सौन्दिय्य का आनन्द मिन्न है। साधारण स्थिति 
में व्यक्ति किसी वस्तु के प्रत्यक्ष की संवेदना प्राप्त करता है जो सुखकर 
हो सकती है | परन्तु वही व्यक्ति जब वस्तु के सौन्दय्य की ओर आक- 
घिंत होता है, तब वह वस्तु के वास्तविक प्रत्यक्ष के अथ से अधिक 
महत््वपूण अथ में वस्तु का कव्यनात्मक बोध प्राप्त करता है और इसी 
स्थिति से कलात्मक आनन्द भी संबन्धित है; केवल उसमें यह स्थिति 
अधिक व्यक्त और परिष्कृत रहती है। प्रकृति के सौन्दय के सम्बन्ध 
में विद्वानों का मत-मेद उनकी सोन्दण्य विषयक व्याख्या के अनुसार 
ही है। हम पीछे कह चुके हैं कि सौन्दस्य-भाव सारे ज्ञानात्मक तथा 
ये विकास से संबन्धित रहा है और प्रकृति का सौन्दर्य 
न्‍्यथा कुछ नहीं केवल हमारे अन्दर के सोन्दय्य भाव का प्रकृति पर 
सरण है। 


प्रकृति का सौन्दय्य 


१६-.अमी तक प्रकृति के सौन्दर्य्य की व्यापक सामझ्स्यपूर्ण वात 
कष्टी गई है; अब उसके विभिन्न पक्षों की विवेचना अलग अलग 


१५ टइप्स श्रॉव एस्थि.टक जजमेंट! ; नेचुरल ब्युटी” एु० २१८ 


प्रकृति का सोन्दय्य ८७ 


करनी है। इस विवेचना में प्रकृति के सौन्दय्य का क्रमिक और स्पष्ट 
रूप हमारे सामने उपस्थित हो सकेगा। अभी हम 
कद चुके हैं कि प्रकृति सोन्दय्य का रूप ओर भाव, 
एक सीमा तक हमारी कलात्मक दृष्टि का फल 
हैं और साथ हो कुछ अंशों में दम सर्मी में कल्लाकार की प्रत्वत्ति 
ती है | लेकिन प्रकृति सुन्दर के अतिरिक्त भी कुछ है। वह मया- 
नक है, भयभीत करती है और कभी वीमत्स भी लगती है। 
परन्तु सोन्दय्य में ये सभी विभिन्न भाव आत्मसात्‌ हो जाते हैं। पिछले. 
प्रकरण में कहा गया है कि भावों के विकास: के विभिन्न स्तरों से 
प्रकृति का क्‍या संबन्ध रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार का प्रकृति- 
सौन्दण्य आज हमारे सामने हैं उसको मूल प्रद्ृत्तियों के आधार पर 
विभाजित करना है | प्रकृति के सोन्दय्य के विषय में हमारी भावुकता 
प्रधान लग सकती है; परन्तु उसके रूप-पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । जिस प्रकार हमको प्रकृति के भाव ओर रूप पक्षों को स्वीकार 
करना पड़ा था; उसी प्रकार सौन्दय्य की व्याख्या करते समय भी इन 
दोनों पक्नों को स्वीकार करना है | प्रकृति का रूप उसके सोन्दय्य का 
आधार है, यद्यपि जैसा हम प्रथम प्रकरण में कह चुके हैं इस रूप के 
लिए मानवीय मानस की स्वीकृति आवश्यक है। फिर भी इस रूप में 
प्रकृति का अपना योग मान्य है | इस रूप के आधार पर भाव क्रिया- 
शील होता है और अपने संचयन में सोन्दय्यं की अनुभूति प्रात्त करता 
है| लेकिन हम तीसरे प्रकरण म॑ देख चुके हैं कि हमारे भावों के 
विकास में प्रकृति का योग महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रक्नति को 
सोन्दर्ब्यानुमूति में भाव और रूप की विचित्र स्थिति उत्तन्न हो जाती 
है जिसमें यह कहना असंभव हो जाता है कि कौन प्रधान है| वल्ुतः 
भाव और रूप का यह वैचित्य सौन्दय्य है। 
४६०--प्रकृति के मावात्मक सौरूय्य में इस अपरनी विवेचना कीं 
सुगमता के लिए विषय का मनस्‌-परक पक्ष ले सकते हैं। इसमें भी 


द।थों पक्तों दीं 
स्वीकृत 


न सोन्दर्य्यानुभूति और प्रकृति 


एक प्रभावशील भावना है जो समष्टि रूप से इन्द्रियों के विभिन्न गुणों 
की संवेदनात्मकता पर आधारित है ओर रूप-पत्त 
में वस्तुओं के गुणों पर निर्भर है। इसकी सुखा- 
नुभूति इन्द्रिय वेदनाओं में प्रत्यक्ष-बोध और 
कल्पना के रूपों की संवेदना से संबन्धित है। परन्तु सोन्दय्य में इनका 
योग निरति की भाव-स्थिति पर सम्भव है। सम्यता के इस युग में 
भी पाकों में दू्वांल ओर उस पर क्यारियों में सजे हुए गहरे रंग के 
फूल हमारी इसी सीन्दय्य भावना के साहछ्ी हैं। इसी आधार पर 
कुछ सिद्धान्तवादियों, ने सोन्दय्य का माप-दंड इसी प्रभावात्मकता 
को माना है। परन्तु यदि' ऐसा होता तो प्रकृति के रूप-रंगों का 
गंभीर प्रभाव, कला के कोमल प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार 
किया जाता | प्रकृति के विस्तार में सन्ध्या के हलके घुलते रंगों में, 
पवबत की मिटती हुई श्रेणियों के प्रसरित विस्तार में, उस पर आचछा- 
दित बफ़ की धुं घल्ली सफ़ेद आभा में, आकाश की एक रस नीलिमा' 
में तथा तारों के दीप जलाए हुए रात्रि के ऑचल में जो सोन्दय्य छिपा 
है वह साधारण प्रभावशीलता भर नहीं कह्य जा सकता । यह सौन्द्य्य 
बहुत कुछ हमारे संस्कृत कल्लात्मक दृष्टि का परिणाम है | 

क--प्रकृति सौन्दय्य का दूसरा भावात्मक रूप सहचरण की 
सहानुभूति में स्वीकार किया जा सकता है| इसी आधार पर वह हमको 
अपने समानान्तर लगती है। प्रकृति अपने क्रिया- 
व्यापारों में मानव-जीवन के अनुरूप जान पड़ती 
है, साथ ही प्रकृति मानवीय चेतना ओर भावों से 
युक्त भी उपस्थित होती है। साहचय्यं-भाव की स्थिति में प्रकृति 
इस प्रकार अपने सौन्दय्य में ही मग्न जान पड़ती है |*६ प्रकृति 

१६ काव्य में प्रकृत-सौन्दय्य का यह रूप कहीं सानवीय आकार में, कहीं 
मानवीय मधु-क्रीड़ाओं में व्यस्त और वहीं मानव॑य भावों से प्राशु म्कृत व्वित्रत 


साव-पतक्त 
संवेदनात्मच्ता 


सहचरण वी 
सहानुभूति 


प्रकृति का सौन्दय्य ८६ 


सोन्दय्य के इस पक्ष के विकास में कितनी ही भाव-स्थितियों का योग 
हुआ हे, इसलिए इसकों सरलता से एक भाव के रूप में नहीं समझा 
जा सकता | साहचरय्य-भाव की इस स्थिति में सामाजिक,अ्रात्मिक तथा 
यौन सम्बन्धी भावों का सम्मिश्रण समझा जा सकता है। यद्यपि 
सम्मिश्रण साधारण योग से न होकर विकास-पथ से प्राप्त हुआ हैं | 
मानवीय संस्‍्कृति के युग में प्रकृति के प्रति साहचय्य की भावना 
हुसके सौन्दय्य की प्रबल आकर्पण शक्ति है। साथ ही प्रकृति के प्रति 
मानव की स्वच्छुंद प्रवृत्ति का रूप भी इसमें सन्निद्वित है। हमार! 
चेतना तथा हमारे ग्राणों से सचेतन और सप्राण प्रकृति, हमारी भाव- 
नाओं में निमग्न होकर सुन्दर लगती है। यह मानसिक अनुकरण का 
प्रकृति पर प्रतितिब-भाव ही है जो हमको स्वयं सुन्दर लगने लगता 
है| इस प्रकार यह सहचरण संबन्धी प्रकृति के प्रति साहचण्य की 
भावना प्रकृषति-सौन्दय्य का महत्त्वपूर्ण रूप है |१९ 

ख--सोन्दय्य की इस अनुभूति तक साधारण व्यक्ति अपनी अव्यक्त 
कलात्मक प्रवृति से पहुँच सकता है | वह प्रकृति-सोन्दव्य 
का आनन्द प्राप्त करता हे। परन्तु जब व्यञ्ञना- 
त्मक दृष्टि से यह प्रकृति का प्रतिनिव-भाव अधिक 
व्यक्त तथा स्पष्ट हो जाता है; तभी प्रकृति का 
सोन्दय्य भी अधिक आकर्षक होता है। यह सौन्दर्यानुभूत्रि-संवेदनशीक 
व्यक्ति को ही हो सकती है; जिसको भारतीय काव्य शास्त्रियों ने रसज्ञ 
माना है। वह प्रकृति के सौन्दय्य में अपनी व्यज्ञना-शक्ति के द्वारा उन 
अभिव्यक्तियों का प्रतित्रिव देखने में समथ होता है, जो साधारण 


न्म्कल्टर ना कान मम कक 
व्यज्ञनात्म+क #&त- 


बिंवब साव 





ह्वेत, है । 

१७ श्रागे दूसरे भ.ग में हम देखेंगे कि इसी भ.वबना की शम्मुखतः से 
स्वछ्धंदव.दी प्रक्न त संबन्वी प्रदत्त का विफस हृता है, जो हिन्दी-स,हित्य 
के मध्य-युग में विकसित नहीं हो सकी । 


8० सोन्दर्य्यानुभूति और प्रकृति 


व्यक्ति के लिए. असम्भव है। कवि, कलाकार और रहस्यवादी भी 
पने मनोयोग के कारण प्रद्ृति के इस व्यंजनात्मक सौन्दय्य को देखने 
सफल होते हैं। इस सौन्दय्य॑ को अभिव्यक्त करने का प्रश्न पंचम 
प्रकरण भ॑ उपस्थित किया गया है । 

(११--श्रभी प्रकृति-सौन्दय्य के भावात्मक पक्ष पर विचार किया 
गया है। अब वस्तु-रूप प्रकृति-सोन्दय के विषय पर विचार करना 
है; जिसे रुपात्मक पक्ष भी कहा ,जा सकता है। 
भाव से अलग रूप कुछ नहीं है, इसी प्रकार रूप 
के आधार बिना भाव-स्थिर नहीं हो सकता। फिर इन दोनों 
पक्षों की अलग अलग व्याख्या करने का उदंश्य केवल विभषय 
को अधिक स्पष्ट करना है। प्रकृति अनेक रूपरगों में हमारे 
सामने उपस्थित है, साथ ही उसमें आकारों की सहस् सध्ख रूपा- 
त्मकता भी सौन्दय्ये और उसके कलात्मक प्रदर्शन में योग 
प्रदान करती है। ज्योमित के नाना आकार प्रकृति के रूप में बिखरे 
हुए हैं जो प्रकृति के सौन्दय्य के चित्रपट को सीमादान करते हैं। यदि 
इस प्रकार हम देखें तो रूप ओर आकार विभिन्न सीमाओं -में प्रत्येक 
दृश्य को हमारी चेतना से सम रूप में उपस्थित कर सोन्दय्य प्रदान 
करते हैं। यही नहीं प्रकृति में गति ओर संचलन जिनका उल्लेख 
प्रथम प्रकरण में किया गया है, हमारे आत्म प्रसार के लिए. विशेष 
आधार हैं| प्रकृति में असंख्य ध्वनियों के सूक्ष्म भेद व्याप्त हैं। प्रकृति 
का नितान्त शांत वातावरण जनाकुल नगरों के विरोध में सौन्दय्य का 
रूप धारण कर सकता है| कल-कल, भर-मर, टल-मल आदि प्रकृति 
में जल्-प्रवाह की ध्वनिर्याँ अपनी विविधता के साथ जीवन ओर चेतना 
के सम पर सुन्दर लगती हैं| गंध और स्पश का योग प्रकृति सोन्दर्य्य 
में उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु इनका संयोग उसमें अवश्य है । 
ओर अधिकांश में इनका योग संयोगात्मक ही अधिक है | साथ छी 
कुछ व्यक्ति इनके प्रभावों के प्रति अधिक सचेष्ट होते हैं। वे 


१ 9] 


रूपत्मक वस्तु-पक्ष 


सोन्दय्य ओर प्रकृति ६१ 


इनका संयोग दृश्यात्मक सौन्दब्य से अधिक शीघ्र कर लेते हैं।!* 
इन सबके विपय में यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रक्ृति-दृश्यों में 
ये समस्त गुण जिनका विभाजन किया गया है. अलग अलग अपना 
अस्तित्व नहीं रखते ये अपनी समष्टि ओर सामझ्ञस्य भें ही सुन्दर हैं । 
कभी जब इस एकरूपता में कोई रूप अलग लगने लगता है, तो बह 
सोन्दव्य बोध में बाधा के समान खटठकता है। प्रकृति में आकार-प्रकार 
की विभिन्नता व्यापक है; उसमें रंगों के इतने सूक्ष्म भेद और छायातप 
सम्मिलित हैं और उसकी ध्व्नियों में इतना स्वर-लय है कि कला के 
सुन्दर से सुन्दर रूप में इनका उपस्थित करना कठिन हैँ | परन्तु कला 
सें जो चयन ओर प्रभावोत्यादक श'क्त है उसने सौन्दब्य मे सजीवता 
आ्ोर सप्राणता की गम्भीर व्यंजना सन्निद्ठित शो जाती है! बह संचित 
ओर केन्द्रित प्रभावशीज्ञता प्रहृति के प्रसरित सोन्दब्य मे नहीं हो 
सकती । परन्तु यदि कलाकार स्वयं प्रकृति में अपनी कला का आादश 
इृढ़ना चाहे तो उसे मिल सकता हैं, क्‍यों प्रकृति के पास उसके चयुन 

के लिए अपार भंडार है। 
११२--प्रकृति सौन्दय्य के बस्तु-परक ( विषय ) और मनस-परक 
भाव रूपात्मक तथा भावात्मक पक्कों पर संक्षेप म॑ विचार किया गया 
है। परन्तु इन दोनों के सामंजस्थ के आधार में 


म।नस-शास्त्रीय लि 2 20 00 
स कुछु ऋझानस-शाख्त्रीय नियम है। इनकी दिवेचना 
नियम 


४ ५ है ७४ छ /5 
प्रयोगवादी सौन्दब्य शाह्नियों ने मुख्य रूप से की 
स्ि ्डड न के ष्टे ए 
हूं | यहाँ उनका उल्लेख करना उपयोगी होगा | कलात्मक सोन्दय्य 


न 


१८ इस विषय में लेखक के अपने प्रयोग भी हैं। उले दृश्य के साथ 
सुश के संयं,ग अधिक स्पष्ट हं.ते हें और कुछ अदसरों पर गधों का संय-ग 
भी उसके अनुभव में अरश्चय्यजनफ हुआ & । वस्तुतः विभिन्न व्यज्तदों में 
यंध तथा स्पशे संबंधी परप्रत्यक्ष दरने की भिन्न शक्तियाँ होती है; कुछ 
व्यक्ति निश्चत रूप से इनक स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 


६२ सोन्दर्य्यानुमूति और प्रकृति 


की स्थिति साधारण मानसिक स्थिति नहीं है, इस पर विद्वान एकमत 
हैं| भारतीय विद्वान भी इससे सहमत हैं |परन्तु जिन साधारण नियमों 
के आधार पर यह मानसिक स्थिति बन जाती है, उसका उल्लेख किया 
जा सकता है। इन समस्त नियमों को दो प्रमुख नियमों के अन्तगत 
माना जा सकता है। प्रथम नियम भावों के सामझ्जस्य के रूप में माना 
जा सकता है जिसके अन्तगत समस्त आकारात्मक सानुपात, रंग-रूपों 
की एकता विभिन्नता संबंधी नियम आरा जाते हैं| तथा यह भाव-पत्त में 
भाव की एक सम स्थिति का भी संकेत देता है | दूसरा नियम भाव-संयोग 
संबन्धी है. इसमें साम्य, वेषम्ब तथा क्रम के नियम सन्निहित हैं ओर 
इसी नियम में विभिन्न भावों का समन्वित वेचित््य भी सम्मिलित है। 
ये नियम साधारणतः आश्रय रूप स्वीकार किए जा सकते हैं। इन 
नियमों का सौन्दय्य के दोनों पक्षों के संतुलन में आधार भर रहता 
है, परन्तु ये सौन्दव्य के नियम किसी प्रकार स्वीकार नहीं किए. जा 
सकत॑ | 


प्रकृति-सोन्द॒य्य के रूप 


:१३--प्रकृति-सौन्द य्य को विभिन्न प्रकार से स्थापित करने के बाद 
प्रश्न उठता है कि क्‍या प्रकृति के सौन्दय्य-रूपों का विभाजन किया 
जा सकता है। पहले ही कहा गया है कि 
सौन्दय्य ऐसी भाव-स्थिति नहीं जिसका विभाजन 
किया जा सके। परन्तु भावों के समवाय की 
स्थिति में जिन भावों का प्रमुख आधार रहता है, उनकी दृष्टि से कुछ 
प्रमुख रूपों का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय काव्य-शास्त्र 
में नव-रस के विधान में नव स्थायी-भावों को स्वीकार किया गया है। 
इन समस्त स्थायियों की यहाँ विवेचना नहीं की जा सकती | परन्तु 
इनको स्वीकार कर लेने पर भी इनमें से कुछ मानवीय चरित्र और 
संवन्धों को लेकर ही हैं और इस प्रकार उनका ज्षेत्र प्रकृति-सौन्दयय 


विभजन कीं 
सभा 


प्रकृति सौन्दर्य के रूप ६३ 


नहीं है'। इसी प्रकार जहाँ तक प्रकृति-सौन्दय्य का संबन्ध है कुछ भाव 
दूसरे भावों में लीन किए. जा “सकते हैं। प्रकृति के संवेदनात्मक 
सोन्दय्य में विरोधी भाव के रूप में जुगुप्सा का भाव सम्मि- 
लित हो जाता है। ओर प्रकृति की महत्‌ भावना की सोन्दब्य-स्थिति में 
भय तथा विस्मय के भाव मिल जाते हैं। इसी प्रकार साहचब्य संवन्धी 
सोन्दय्य भावना में प्रकृति के सचेतन और भावशील रूप में अन्य 
विभिन्न मानवीय भावों का आरोप हो जाता है। मानवीय चरित्र 
(आचरण) तथा धम संबन्धी मूल्यों का समवाय प्रकृति में ग्रतिविंब 
रूप में ही हो सकता है| इस स्थिति में सत्य ओर शिव की भावना 
के साथ ये मूल्य सौन्दय्य के समान ही हैं। इस प्रकार प्रकृति-सौन्दय 
का विचार हम तीन प्रमुख रूपों में कर सकते हैँ महत्‌, संवेदनशील 
तथा सचेतन | 

क--प्रकृति में महत्‌ की सोन्दय्य-भावना साधारणतः अनन्त 
शक्ति, विशाल आकार तथा व्यापक विस्तार से संवन्धित है | 
मूलतः प्रारम्भिक स्थिति से भय और विस्मय के 
भाव सन्निहित हैं। इस प्रकार महत्‌ रूप से भर्य॑- 
करता और उत्पीड़न संबन्धित तो अवश्य हैं; परन्तु सोन्दय्य के स्तर 
पर महत्‌ में इनका योग नहीं माना जा सकता और न ये उसके मूल 
में कहे जा सकते हैं | महत्‌ की सौन्दर्ब्यानुभूति में एक प्रकार का 
व्यापक प्रभाव रहता है, जो वस्तु की आकाश-स्थिति, शक्ति-संचलन 
अथवा! उसके गुण से संवन्धित है। महानता की सोन्दय्य-भावना, 
विशालता के कल्पनात्मक परप्रत्यक्षु से प्रभावित होती है। इसके 
अनन्तर इसमें सहानुभूति की मूल-रूप तदाकारता की चेतन अनुभूति 
मिल्ल जाती है। इसी कल्पनात्मक सहानुभति से हम बच्छु की विशालता 
संबन्धी मानसिक महानता की तदाकारता स्थापित करते हैं। 

ख--प्रकृति के दूसरे सोन्दय्यं-रूप को हम संवेदनात्मक (प्रभाव- 
शील) मानते हैं। इस संवेदनात्मक मानसिक स्थिति में प्रगाढ़ की 


महत्‌ 


६४ सोन्दर्यानुभूति और प्रकृति 


भावना है | इसके मूल में इन्द्रिय-वेदना की सुखात्मक अनुभूति अवश्य 

5 है ओर इसके आधार में प्रकृति के माध्यमिक गुण 

कक हैं। परन्तु प्रकृति सोन्दय्य के इस रूप से इनका दूर 
का संबन्ध है, यह पिछले प्रकरण को विवेचना से ही प्रत्यक्ष हैं। 
यह प्रद्वति का दृश्यात्मक सौन्दय्य इन्द्रियों को मादकता के समान 
प्रभावित करता है। बस्तुतः इन सब सौन्दस्य रूपों की कल्पना 
अलग अलग नहीं की जा सकती | यही कारण है कि इस संवेद 
त्ाध्मक सौन्दत्य भाव में महत्‌ का रूप भी सन्निहित हो सकता है | 
साथ ही इस भाव में साहचय्य-भावना और उसके साथ मानवीय 
भावों का आरोप बहुत कुछु मिल जुल गया है | 

ग--प्रक्ृति-सोन्दय्य में सव से अधिक व्यापक विभिन्नता उत्पन्न 
करनेवाला रुप है, प्रकृति का सचेतन सौन्दर्य | इस सौन्दर्य हमें 
हमारी चेतना का सम हैं, साथ ही साइचय्य-सावना 

॥ विकासोन्मुखी प्रदज्तियों का। आदिम-काल का 
प्रकृति पर चेतना तथा मानवीय आकार आरोप सोन्दय्यं रूप तो नहं 
था; पर उसने सोन्दर्थ्यानुमृति के लिए आधार प्रस्तुत किया है। 
विकास के साथ जैसे जैसे आत्म-तदाकारता की भावना, सामाजिक 
स्तर पर साइचय्य संबन्धी विभिन्न भावनाओं से मिलती गई; प्रकृति 
पर उनका आरोप भी उसी विषम मनःध्यिति के साथ होता रहा 
है।!* इस स्तर पर प्रकृति-सौन्दय्य का कोई भी रूप इस भावना से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। यही कारण हे कि प्रकृति-सौन्दय्य 
के समस्त रूपों पर इस रूप की छाया पड़ती रहती है। 
ल्‍९ है ५८ 
९१४--अन्त में यह भी कह देना आवश्यक है कि प्रकृति का 


» सचेतन 





९-आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रकृत पर विषम भाव-स्थितियों के आरोप 
मिलते हैं । 


प्रकृति सौन्दय्यं के रूप ६ ५ 


सौन्दय्यं तथा आकर्षण संवेदनात्मक विकास के साथ अधिक प्रत्यक्ष 
तथा व्यक्त होता गया है । इस विपय में कुछु 
लोगों को पम्रम है कि सम्यता तथा ज्ञान के साथ 
हमारा प्रकृति प्र भ कम होता जाता है| उनकी धारणा कुछ इस पकार 
की है कि सौन्दब्यं-भावना पर आधारित प्रकृति-प्रेम श्रमपूर्ण शान से 
होता है। ओर ज्यों ज्यों हम प्रकृति तया उसके नियमों ले परिचित 
होते जाते हैं, हमारा प्रेम का भाव उप्के सौन्दय्य के साथ ही विलीन 
होता है। परन्तु यह ठीक नहीं है । बस्तुतः हम ज्यों ज्यों प्रकृति से . 
परिचित होते जाते हैं; हस थफुति को अधिकाधिक अपने जीवन तथा 
चेतना के सम पर पाते है | इस कारण एक प्रकार से प्रज्ञति के प्रति 
हमारा सबचेतनवादी मत होता जाता है। हम प्रद्षत के निदमों भें 
अपने जीवन की समानान्तरता पाते हैं | आन्तरिक विश्व ओर बाह्य 
विश्व की यद एक रूपता एक विशेष आकषण का विपय हो गई हे | 
परन्तु आज मानव अपनी समस्या में इतना अधिक उल्लका लगता है 
के वह प्रक्ृति को प्रयोजनात्मक दृष्टि के अतिरिक्त देख नहीं पाता | 
परन्तु मानदीय जीवन की अ्रशांति तथा हलचल के विरोध में प्रकृति की 
शांति आज भी उतनी दो आकपक हो उठती है। 

क--यदि हम मिथ-शासत्र तथा मानव-शातत्र के सहारे पिछले 
विकास क्रम पर विचार करते हैं, तब भी इसी सत्य तक पहुँचते हैं । 
प्रारम्भिक युग में मानव चेतना पर प्रकृति की 
अज्ञात रूपात्मकता छायी रहती थी जिससे वह उस 
स्थिति में केवल अपनी आवश्यकताअ ,को हीसमक 
सकता था | इसके अनन्तर मानव ने मानस के सहारे प्रकृति के 
आकारों को स्थान-केन्द्रित करना आरम्भ किया। यह वस्तु-बोध 
की अज्ञानात्मक अवस्था थी | उस समय उसको बोध था कि वह 
ऐसी अपरिचित वस्तु से घिरा है जिसको वह नहीं जानता था | इस स्थिति 
में प्रकृति केवल उसके भय का विषय थी । तीयरे स्तर पर प्रकृति 


प्रकृति प्रेम 


. मानव इतह,स 
के क्रम में 


६६ सोन्दर्य्यानुभूति, ओर प्रकृति 


स्पष्ट रूप-रेखा में आने लगती है | परन्तु इस स्थिति .में मानव प्रकृति 
को अपने ही समान समभंने का अ्रेम करता था। इस मानवीकरण 
के युग में मानव प्रकृति में उतके रूप से अलग एक सूक्ष्म रूप भी 
मानता था | धीरे धीरे भय के साथ जिज्ञासा भी बढ़ने लगी ओर 
प्रकृति को मानव अपने समान सप्राण और सचेतन समझने लगा। 
इस स्थिति तक वह प्रकृति को पहचान सका था ओर यहीं से प्रकृति 
सौन्दय्यं की कल्पना की जा सकती है। इसके पूव सौन्दय्य केबल 
, सुखयानुभूति के रूप में माना जा सकता है | इस स्वचेतना के (आत्म) 
आरोप के बाद प्रकृति सबचेतन रूप में अधिक व्यापक तथा सुन्दर 
हो गई ओर इस स्थिति के बाद प्रकृति अब हमारे समस्त भावों 
ओर कव्पनाओरों का प्रतिबिंब ग्रहण करने लगी है| हम देखते हैं कि 
इस विकास में प्रकृति-तौन्दय्य अधिक स्पष्ट तथा व्यक्त ही हुआ है। 


पंचम प्रकरण 
प्रकृति सोन्दय्थ ओर काव्य 


पिछुले प्रकरणों में मानव ओर प्रकृति के संबन्धों के माध्यम से 
सौन्दय्य की व्याख्या की गई है | परन्तु इस विवेचना में प्रकृति-सौन्द्य्य 
पर छी अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है । इस सोन्दय्य की रूप-रेखा 
उपस्थित करते समय काव्य तथा कला संबन्धी उल्लेख आए हैं: लेकिन 
वे प्रासंगिक ही कहे जा सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रकृति-सौन्दय्य 
काव्य का विषय किन विभिन्न रूपों म॑ होता है, इस पर विचार करना 
है | वस्तुतः हम देखेंगे कि काव्य भी सौन्दय्य-भाव से संबन्धित है | 
इसलिए प्रश्न यह है कि प्रकृति सौन्दय्य काव्य सौन्दय्य में किस प्रकार 
ओर किन रूपों में अभिव्यक्त होता है। परन्तु इस विवेचना के पूव 
काव्य का एक निश्चित स्वरूप भी हमारे सामने होना चाहिए | हम 
देख चुके हैं कि प्रकृति के सौन्दय्य-भाव में हमारा कलात्मक दृष्टिकोण 
ही प्रमुख रहता है | लेकिन काव्य के विषय में विद्वानों में ऐसा विचार 

ि 





हन गे ए गो 
ध्प प्रकृति-सौनद य्यं ओर काव्य 


वैषम्य है कि किसी एक के मत को लेकर चलनें से: काव्य का स्वरूप 
एकांगी ही लगता है| यद्यपि ऐसा है कि प्रत्येक सिद्धान्त की व्यापकता 
में अन्य सभी अंग समा जाते हैं| इस प्रकार जब तक काव्य विषयक 
विभिन्न मत किसी क्रमिक स्वरूप में नहीं उपस्थित हो जाते, उसका 
पूरा स्वरूप हमारे सम्मुख नहीं आ सकेगा | ओर साथ ही इन मतों के 
विषय में श्रम भी रह सकता है | 


काव्य की व्याख्या 


९१--प्रत्येक काव्य-बग के आचाय्य ने अपने मत को इतना 
महत्व दिया है ओर साथ ही व्यापकता भी प्रदान की है कि एक ओर 
यह मत अपने रूप विशेष के कारण सीमिति ओर 
आमक विदित होता है और पुसरी ओर अपनी 
व्यापकता के कारण दूसरे मतों को आत्मसात्‌ 
'भी कर लेता है। अलंकार, ध्वनि, रीति तथा रसवादी आचार्यों के 
सिद्धान्तों में यद्ली बात समान रूप से पाई जाती है | भारतीय काव्य 
संवन्धी सिद्धान्तों में कवि के मनस्‌ पएक विपय-पक्ष की उपेक्षा भी की 
गई है |" जहाँ तक पाश्चात्य विद्वानों के मत का प्रश्न है; उनमें भी 
काव्य की विभिन्न स्थितियों को महत्व दिया गया है। परन्तु इनमें 
समन्वय का माग हू ढा जा सकता है। वैसे पश्चिम में काव्य संवन्धी 
इतने बग या स्कूल भी नहीं हैं। वहाँ मुख्यतः काव्य के दो रूप 
विषयक सिद्धान्त अचलित रहे हैं, जिन को स्वच्छुदवादी तथा संस्कार- 
वादी कद्दा गया है। वाद 'में ये सिद्धान्त विशेष युगों से बंध कर सिद्धान्त 
विषयक विभिन्नता के प्रतीक नहीं रह सके । क्योंकि प्रत्येक युग में 
काव्य संवन्धी विभिन्न प्रवृत्तियाँ तो मिलती ही है | इन दोनों सिद्धान्तों 


कि 


विभिन्न भर्तो 
का समन्वय 


१- इस विषय में लेश्क की संस्कृत कव्य-शास्त्र में प्रकृति! नामक 
लेख देखना च.हिए (हिन्दुस्त,्नी जौ" सि० ४७ ०) । 


काव्य की व्याख्या ६६. 


में व्यक्तिगत स्वानुभति तथा परिस्थितिगत चरित्र-चित्रण का भेद है 
साथ ही एक की शैली भावात्मक है ओर दसरे की रूपात्मक है। इन्हीं 
के अन्तगत अन्य अनेक मत हैँ जिनका उब्लेख उचित स्थान पर 
किया जायगा । काव्य के सम्पूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विचार 
करने पर लगता है काव्य सामझ्जस्य है, समन्वय है और एक सम है । 
ओर यह सम अनुभूति, अभिव्यक्ति तथा संवेदना (प्रभाव) तीनों को 

लेकर है। इसीलिये कहा जा सकता है काव्य सोन्दस्य-व्यंजना है। 

(२--सोन्दय्य की विवेचना भावों के विक्रात तथा प्रकृति के' 
संवन्ध में की गई है | यही सौन्दय्य कोशल की निभर साधना में कला 
काव्य सौन्दव्य-.. की जन्म देता हैं ओर कला जब सोन्दय्य के 
कम उपकरणों से सम उपस्थित क* लेती हे, वह काव्य 
सोन्दय्य हो जाता है। इस सीमा में संगीत भी 

व्य है | संगीत में नाद और लय छे विरोध तथा वेपम्य से भाव- 
साम्य उपस्थित किया जाता हैं आर का््य में व्यंजनात्मक ध्वनियों के 
संयोग में, विरोध-बेपम्य के आधार पर भाव साम्य उपस्थित किया 
जाता है। साधारण कलाझों में सौन्दस्य की ब्यंजना प्रकृति के उप- 
करणों से की जाती ह। उपकरणों के के गुण. स्वर्य भावानि- 
व्यक्ति में सहायक होते हैं | केवल उनमे अभिव्यक्ति की सप्राणु व्यंजना 
की आवश्यकता रहती है | परन्तु काव्य में व्यंजना का सबसे छधिक 
महत्व है | इसी कारण भारतीय ध्वनि-शिद्धान्न और योरपीय अभि- 
व्यंजनावाद काथ्य में अधिक स्वीकृत रहे हैं। इनमे काव्य के मुख्य 
स्वरूप का संकेत है। काव्याभिव्यक्ति की साधथम-हूप भापा मे शब्द 
भाव-व्यंजना के प्रवाक होते हैं। अन्य कलाशं मे रूपात्मक सौन्दद्य 

का आदश रहता है; संगीत में भाव और उपकरणों का सम ही सौन्दद 
है | परन्तु काव्य' में ध्वनि को व्यंग का आश्रय लेना पड़ता हैं। यह 
ध्वनि जब सोन्दव्य की व्यंजना करती है तभी काव्य है। इसको 
'रमणीयाथप्रतिपादक : शब्द : काव्यम? के रूप में स्वीकार किया जा 


१०० प्रकृति-सोन्दय्य ओर काव्य 
सकता है ओर इस “शब्द? में 'शब्दार्थां सद्ितो काव्यम्‌? का भाव भी 
मूलतः सन्निहिंत है । 

काव्य-सौन्दय्य की यह भावना पाश्चात्य मतों से भी प्रतिपादित 
होती है | इस प्रकार काव्य कवि की स्वानुभूति है; भाषा के माध्यम 
से उपस्थित की हुई रूपात्मक अभिव्यक्ति है ओर इस काव्य की अभिव्यक्ति 
का अथ है संवेदनशीलता । काव्य का सौन्दय्य अनुभूति, अभिव्यक्ति 
तथा प्रभावात्मक संवेदना तीनों से ही संबन्धित है। भारतीय अ्रल॑ कार, 
' ध्वनि तथा रस सिद्धान्तों में विभिन्न प्रकार से काव्य-सोन्दय्य के स्तरों 
की व्याख्या की गई । परन्तु इन तीनों का समन्वय ही काव्य में 
सौन्दय्य हो जाता है।... द 

९३--पाश्चात्य काव्य-शाबत्तियों ने अनुभूति को काव्य सौन्दय्य में 
महंत्व पूर्ण स्थान दिया है । वहाँ अधिकांश विद्वानों ने काव्य की 
व्याख्या विषयि पक्ष की मनस-परक दृष्टि से की 
है और इसमें कवि की अनुभूति की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया है। इसका उल्लेख जब संस्कारबादी आचाय करते 
हैं, तब वे इसे जीवन संबन्धी अन्तद् ष्टि मानते हैं | परन्तु स्वच्छुंदवादी 
विचार-घारा में उसे कवि की व्यक्तिगत भावात्मक अनुभूति माना 
गया है | भारतीय सिद्धान्तों में कबि की स्वानुभूति की उपेक्षा की 
गई है, अर्थात्‌ कबि के मनस्‌.परक पक्ष की, काव्य की विवेचना में 
अवहेलना हुई है। काव्य के व्यापक विस्तार में कवि के मानसिक पक्ष 
'के दो प्रमुख रूप मिलते हैं । एक तो विजय रूप वस्तु-जगत्‌ जिससे कवि 
प्रभाव अहण करता है और दूसरा उसी का मानसिक पक्ष जो स्वतः 
प्रभाव-स्थिति है। किसी भी मनःस्थिति के लिए कोई आलंबन-रूप 
वस्तु-विषय आवश्यक है । परन्तु यह विषय केवल भोतिक प्रत्यक्ष-बोध 
के रूप में नहीं वरन्‌ मानसिक कल्पनात्मक स्थितियों में भी रह सकता 


' काव्यानुभूति 


२ रसगंगाधर; प॑डितराज जगन्न,थ (० ४) काव्यालंकार; भामह ! 


काव्य की व्याख्या १० है 


है | इस विषय के भी दो रूप हैं। एक तो भौतिक स्वरूप में वस्तु 
या व्यक्ति; दूसरे मानसिक स्थिति में वस्तु का गुण या व्यक्ति 
का आचरण । इन मानसिक्र स्थितियों को वस्तु या व्यक्ति से 
सं बन्धित उच्च-मूल्यांकन समझना चाहिए जो उनके रूप के साथ 
सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसके आधार में सोंन्दर्य्य के साथ सत्य 
ओर शिव भी सम्मिलित हैं और यद्द शिव कुछ नहीं केवल सामाजिक 
विकास का अध्यन्तरित रूप है। परन्तु कवि की स्वानुभूति की मनः 
स्थिति मे व्यक्ति तथा वच्तु इसी प्रकार चित्रित होते हैं। समभने के - 
लिए राम के व्यक्तित्व में स्वरूप ओर चरित्र दोनों को ले सकते हैं | 
जब हम राम का विचार करते हैं, उस समय राम सुन्दर हैं ओर अच्छे 
(चरित्र) भी हैं। उनके सोन्दय्य में दोनों दी रूप समन्बित होकर आते 
हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि वस्तु की यह विशेषता तो मानसिक 
हू फिर इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का अलग उल्लेख क्‍यों किया गया हैं । 
जब हम किसी वस्तु के सीचे सम्पक में होते हैं एक सीमा तक ऐसा 
कहना सत्य है | परन्तु जब वस्तु या व्यक्ति अपने गुण अथवा आचरण 
के साथ मानसिक परप्रत्यक्ष में उपस्थित होते हैं, उस समय उनको 
अनुभूति की स्थिति के साथ विषय या आलंबन भी माना जा 
सकता है। समष्टि का यह रूप मानसिक आश्रय पर भावानुभूति 
के अन्य रूप घारण करता है ओर बाद में बरतु को भी दूसरी रूप- 
रेखा प्रदान करता है | परन्तु आचरण और गुणों का यह मूल्यांकन 
भाव-स्थितियों से विकसित होकर भी ज्ञान के समीप है ओर सोन्दस्य 
की रूपमयता में दो कवि की अनुभूति का विषय बनता है । 

वस्तुतः किसी भी मानसिक स्थिति में विषय ओर विपयि, आलंबन 
ओर आश्रय को अलग नहीं किया जा सकता | यहाँ विवेचना को 
सुविधा के लिए ही इन पर अलग अलग विचार क्रिया गया है | स्थिति 
के अनुसार आश्रय का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता है। वेसे एक 
प्रकार से कवि अपनी अनुभूति की समस्त स्थितियों का आश्रय ही है। 


२०२ प्रकृति-सौ न्दय्य ओर काव्य 


इन्द्रिय-वेदन की प्रथम स्थिति में केबल संवंदनात्मक् प्रेरणाएं ही 
मानसिक अनुभृतियाँ हो सकती हें, परैन्तु कवि की मनःस्थिति के स्तर पर 
परप्रत्यक्ष भी मानसिक भातरों ओर अनुभावों को रूप प्रदान करते हैं | 
किर ये भाक दूसरे वस्तु-विषय को प्रभावित कर. उनको भिन्न प्रकार 
से रूप दान करते हैं | कभी कभी इस भाव-स्थिति की विष्रय-वस्तु 
मानस में दूसरे भावों को उद्दीम्त करने में सहायक होती है। यह 
बात वस्तु ओर व्यक्ति दोनों के विपय में विभिन्न परिस्थितियों के साथ 
“लगती है। वस्तु के उदाहरण में--लाल कमल प्रेम का प्रतीक 
है, परन्तु रति के आधार पर वह अन्य भाव-स्थिति भी उत्मन्न कर 
सकता है| व्यक्ति में इसी प्रकार एक आचरण दूसरे भाव की उद्धावना 
कर सकता है । राम के सौन्दय्य के साथ वीरत्व का योग हें. साथ 
हो यह वीरत्व भक्ति का आधार भी बन जाता है| फिर इसके अतिरिक्त 
समस्त आचरणात्मक शिव और वस्तु का रूपात्मक सत्य मानसिक 
सौन्दर्य्याठभूति में विभिन्न रू धारण कर सकता है। वीरता सुन्दर 
हो जाती है, सुन्दरता सत्य हो जाती है । इन समस्त मूल्यों का सोन्दय्य 
अनुभूति का रूप ही है। 
४४--अ्रधिकांश विद्वानों ने अनुभति के साथ अभिव्यक्ति 
का उल्लेख किया है । वस्तुतः काव्य में अधिक व्यक्त स्थिति 
अभिव्यक्ति की है जो अनुभूति और प्रभावात्मक 
संवेदना को समन्वय की स्थिति में प्रस्तुत करती 
है। कदाचित्‌ इसीलिए काव्य की व्याख्या करनेवाले शास्त्रियों. 
ध्यान विशेष रूप से अभिव्यक्ति पर केनिद्रत रहा है| काव्य का 
अनुभूति तथा संवेदनात्मक (प्रभाव) पक्ष इसके अन्तगत कर दिया 
गया है | भारतीय काव्य-शास्त्रियों ने अलंकार में सोन्दय्य को काव्य 
की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ध्वनि के विस्तार 
में तो समस्त काव्य का रूप अभिव्यक्ति रूप में आजाता 
है । रस-सिद्धान्त के अन्तगत 'शब्दः तथा वाक्य? की स्वीक्ृषति में 


कांव्यामिव्यक्ति 


काव्य की व्याख्या १०३ 


काव्य के अभिव्यक्त पक्ष को स्वीकार किया गया है। ओर रीति 
काव्य की अभिव्यक्ति का स्वरूप है [३ विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने 
भी अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य रूप माना है। वडस्वथ काव्य को 
स्वाभाविक सशक्त भावों का प्रवाह कहते हैं और शेली के अनुसार 
साधारण अथ में काव्य की परिभाषा कल्पना की अभिव्यक्ति के रूप 
में की जा सकती है | इसी प्रकार हेज़लिट कल्पना और वासना की 
भाषा को काव्य कहते हैं ।९ 

क---जिस काव्य के मनस परक बिपयि-पत्ष का उल्लेख पिछले 
अनुच्छेद में किया गया हैं, वह सव-साधारण की मनःस्थिति से 
संबेन्धित अनुभूति है। साधारण व्यक्ति और कवि 
में भेद अवश्य है, पर तह साधारण मानस-शास्त्र 
का नहीं है | कवि की स्वानुभूति की विशेषता उसकी अपनी व्यक्तिगत 
प्रतिमा तथा साधना का परिणाम है | इसके द्वारा वह सूक्ष्म स्थितियों 
तथा मनीभावों तक पहुँच जाता है ओर उनसे संवन्धित अनुभूति को 
अपने मानस में रोंक भी सकता हे । परन्तु प्रमुख वात है उसमे 
अभिव्यक्ति की आन्तरिक प्रेरणा, जिससे रोकी हुई अनुभूति को व्यक्त 
करने के लिए. वह प्रयक्शील होता है | काव्य की अभिव्यक्ति में 
शब्द भाव के रूपात्मक प्रतीक हैं। ये शब्द ध्वनि के आधार 


सीडी लनी नतीजा चना जभभनाजाणयग- पाता विनननन ०. 


साव-रूप 


३ वबासन के अलंकार सूत्र में 'काव्यं खलु ग्राह्ममलकु रात! १, सौन्दय्य- 
सलंकार३ ।३। (प्र०) । आनन्दवधनाचाय के ध्वन्यालोक में; 'काव्यस्यए्मा ध्वनि- 
रिति! (प्र०)) | विश्वतथ के साहित्यदपण में-“बःक्यं रखात्मक कव्यम्‌ |३/ 
(प्र०) | पंडितराज जग्रन्ताथ के रसगंगाघर मैं-“रमरीयाथप्रतिप.दकः शब्द: 
काब्यम ।! (प्र०) । वामन के काव्यालंकार सूत्र में--रीतिरात्मा काव्यस्या ६ (अ०।। 

४ बडंस्वथ के 'प्रिफुस  लिरिकल बैलेडस में; पी० वी० शैली के | 
ए डिफेन्स ऑँब पोसट्री! में तथा डब्लू० देज़लिट के 'लेक्चस ऑन इंगलिश 
पेषट्स' में उल्लिखित । 


ह्०्ड प्रकृति सोन्दय्य ओर काव्य 


पर बनते हैं ।ब्द में अथ-रूप का संयोग एक प्रकार की 
अभिव्यक्ति है। संस्कृत के आचार्यों ने इसी बात को ध्यान में 
रखकर 'शब्दार्थों) को काव्य का रूप स्वीकार किया है । शब्द 
में सब्नचिहित भाव-जिंव एक बार परप्रत्यक्ष रूप अहण करता हैं, 
जिसमें वस्तु के रूप का आलंबन भी सम्मिलित रहता है। परन्तु ये 
परप्रत्यक्ष रूप अभिव्यक्ति के पहले ध्वनि (शब्द) बिंब ग्रहण करते हैं । 
भाषा के विकास के साथ यह कहना तो कठिन है' कि भाषा अपने 
भावात्मक रूप में कब कल्पना-रूपों से हिल मिल गई | परन्तु अब तो 
'कब्पना-रूप भाषा के साथ ही हमारे मानस में स्थिर है। भाषा के 
शब्दों में परप्रत्यज्ञ उसकी भावमयी कल्पना में अपना आधार ढँढ़ते 
हुए वस्तु के साथ उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार भाषा के वस्तु-रूपों 
में भावात्मक अनुभूति का संयोग भी आरम्भ से होता रहा है। भाषा 
के रूप के साथ वस्तु के रूप की स्थिति सरल ओर सुरक्षित हे--वृत्ष 
कहने के साथ रूप का बोध हो जाता है। भावषा की प्रारम्मिक भावु- 
कता धीरे-धीरे कम होती गई है। प्रारम्भ में प्रत्यक्ष-बीघ में जो 
प्रभाव वृक्ष! शब्द के साथ सम्मिलित था, वह रूप से अलग होता 
गया । अन्त में स्वानुमूति की अभिव्यक्ति के लिए व्यंजना के माध्यम 
से अन्य संयोगों का आश्रय लेना पड़ता है। फिर भी समस्त अभि- 
व्यक्ति का आधार शब्द! का अथ ही है। 

ख--शब्द में मानसिक भाव-बिंव के अतिरिक्त ध्वनि-बिंब भी 
होता हे और ध्वनि-पिंब का अभिव्यक्ति में महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
कारलाइल के अनुसार काव्य वस्तुओं की अन्तः 
प्रवृत्ति की अनुभूति पाने बाले मानस के संगीतात्मक 
विचार की अभिव्यक्ति है। शब्द लिखित रूप में प्रत्यक्ष-बोघ के 
आधार पर रूप तथा ध्वनि दोनों प्रकार से हमारे सामने आता है। 
परन्तु अधिकतर शब्द के, ध्वनि से संबन्धित अ्रथ में ही धस्तु-रूप के 
साथ भाव बिंब सबन्निहित रहता है। इसी कारण ध्वनि का प्रयोग 


घ्नित्ििब 


काव्य की व्याख्या १०५ 


लगभग व्यंजना के अ्रथ में होता है और शब्द के अथ्थ का आधार 
होने के कारण ही, ध्वनि का काव्य से संबन्धित गुण ओर रीति के 
सिद्धान्तों में प्रमुख स्थान रहा है | शब्द के ध्वन्यात्मक प्रयोग के लिए. 
आवश्यक है कि यह ध्वनि-विंव वस्तु के आधार में परप्त्यक्ष के साथ 
भावुकता का संयोग स्थापित कर सके | छुंद के मूल में ध्वनि की गति 
ओर लय का ही मानसिक तादात्म्य सन्निहित है । 

ग--भाव-रूप तथा ध्वनि-विव का शब्दाथ में सामझस्य रहता 
है । परन्तु काव्य में शब्द के माध्यम से रूप और अथ की अभिव्यक्ति 
का समन्वय अधिक महत््वपूण होता है। सामझ्ञस्य 
की कलात्मक व्यंजना ही काव्य का सौन्दर्य है। 
समस्त ध्वनि-काव्य में यह सोन्दय की व्यंजना रहती है। आलंकारिक 
शैली म॑ इसी प्रकार की सोन्दय्य-कल्पना है |" यद्यप्रि अलंकार संलक्ष्य 
क्रम-ध्वनि के अन्तगंत व्यंग्य भी होता है। इनमें यह है कि ध्वनि 
व्यंजित भाव-संयोगों से अधिक सबन्धित हे, जब कि अलंकार वल्लु के 
रूप-गुण के साम्य का आधार ढढ़ कर अधिक चलता हैं। व्यापक 
दृष्टि से अलंकार में ध्वनि का ओर ध्वनि का अलंकार में समन्वय हो 
जाता है | इस प्रकार सम्पूण अभिव्यक्ति की यह सम-भावना विभिन्न 
रूप अदगु करती है | परन्तु सभी का उदंश्य एक है. अ्रभिव्यक्ति की 
सम-स्थिति प्राप्त करना जिस पर अनुभति ओर संवेदना सौन्दय्य-रूप 
हो जाती है। इस स्तर पर मानसिक संवेदनात्मक स्थिति केवल भाव- 
संयोग के आधार पर नहीं वरन कलात्मक योग और रूपों की विशेष 
स्थिति पर क्रियाशील होती है। अभिव्यक्ति के इसी रूप को समभाने 
के लिए, उसे नाना-रूपों को घारण करने वाली कद्यना को उज्शन 
तथा असाधारण आदि कहा गया है। 

(५--काव्य में एक प्रकार के आनन्द की भावना सन्निहित 


4.8५--०५-५००५५५००७०५५५५०-५५+ 33५५५०५५५+-3५५५५3५२५०१००२०५ ९५ कमन+ननम मन ननन«तेन-नननकतानिन "7 “पिया न यभकन न. 


सार्मजस्य 


हँ 


५ दण्डी के काव्यादद्य से 'काव्यशोम,करान्‌ धर्मानलझ्कूरान्यचक्षते |? (द्वि० ' 


१०६ प्रकृतिं सोन्दय्य ओर काव्य 


है। बह सुख का रूप नहीं मानी जा सकती। सुख-संवेदनावादी 
सौन्दय्य-शार्रियों के समान कुछ विद्वानों ने इसी 
आधार पर काव्य की व्याख्या करने की ग़लती की 
है। अभिव्यक्ति के सौन्दय्य में सब से अधिक 
सरल आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द-स्थिति केवल भावों के 
आधार पर ही उत्पन्न नहीं हुई है । यह तो अ्रन॒भूति की व्यंजना की 
चमत्कृत स्थिति से संबन्धित है। परन्तु काव्य तथा कला केत्ेत्र में 
आनन्द” का आदशश समान रूप से लागू नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न 
स्तरों पर विभिन्न रूप हो सकते हैं। जिस प्रकार विकास की मनः- 
स्थितियों के साथ सौन्दय्य साव विभिन्न आधार पर रहा है, ऐसी 
परिस्थिति काव्य के विषय में मी समझी जा सकती है। जिस विद्वान 
ने जिस दृष्टिकोण को महृत््व दिया है, उसने काव्य की व्याख्या भी 
उसी के आधार पर की है और उसके मत में सत्य का अंश भी इसी 
सीमा तक है | भारतीय काव्य-शास्त्र के अन्तगत रस-सिद्धान्त में काव्य 
के इस आनन्द को भावों के आधार पर समझा गया है। परन्तु यह 
काव्य के संवेदनात्मक प्रभाव-पत्ष की व्याख्या कहा जा सकता है; 
इसके आधार पर काव्य की पूण व्याख्या नहीं की जा सकती। इसी 
कारण ध्वनिवादियों ने इसको असंलक्ष्य-क्रम-व्यंग के रूप में स्वीकार 
किया है। काव्य केवल मानवीय भावों के आधार पर नहीं रखा जा 
सकता | उसमें कवि की स्वानभति के रूप में कवि की मनःस्थिति तथा 
पाठकों की रसानभृति के रूप में उनकी मनःस्थिति का व्यंजनात्मक 
सौन्दय्य रहता है | 

वाक्य रसात्मक काव्यम? को मानने वाले रसवादियों की दृष्टि 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों से व्यक्त स्थायी भाव रूप रस 
में सीमित नहीं है |६ यह परिभाषा रस-निष्पत्ति की आनन्दमयी सम- 


लअम्था कक 83०33. वनीनरनननमकॉनननममंमममननम >ा+3+नत+न 


६-जैसा सम्मठ का्यप्रकाश में कहते हैं-. “व्यक्त: स तैवि स।वाये: स्थःयी- 


कृ.व्य,नन्द य 
रस नुभूति 





काब्य की ब्याख्या १०७ 


स्थिति में ही पूण समझी जायगी | इस स्थिति में रस कवि और पाठक 
दोनों की मानसिक असाधारण _्यति से संबन्धित है। रस सिद्धान्त 
की व्याख्या करने वाले आचार्यों ने प्रारम्भ में काव्यानुभृति तथा 
साधारण भावों को एक ही घरातल पर समझने की भल की है । वाद 
में रस को अलोकिक कह कर उसे साधारण भावों से अ्रल्ग स्वीकार 
किया गया है। परन्तु रसों- के वर्गीकरण में फिर यह भेद भुला 
दिया जाता है, बसे यद्द वर्गीकरण आधार-रूप स्थायी भावों को 
लेकर ही है। रस को लेकर यह वर्गीकरण दोषपण है ओर 
वासना के साधारणीकृत रूप को €ी रस समझा गया है। सामाजिकों 
के हृदय में स्थायी भावों की व्थिति ठीक है; विभाव, अनुभाव तथा 
मंचारियों के द्वारा उसकी एक साधारणीकृृत स्थिति का बोध भी होता 
है। परन्तु रसात्मक आनन्द को समान भावों के उद्बोधन-रूप में नहों 
माना जा सकता। एक स्तर पर मानसिक भाव-संयोग के द्वारा 
सुखानुभूति सम्भव है; परन्तु काव्यानन्द के स्तर पर तो सौन्दर्य्याभिव्यक्ति 
ही आनन्द का विषय हो सकती है | इस भाव-स्थिति में स्थायी-भावों 
का आधार केवल सामाजिक साहचय्य-भावना का सूक्ष्म रूप माना जा 
सकता है । जैसा कहा गया है रस के व्याख्या-क्रम में ये सभी स्थितियाँ 
मिल जाती हैं। परन्तु इन सभी मतों में रस को साधारण भावों के 
स्तर पर समझने का भ्रम किया गया है। प्रारम्भिक स्थिति में “रस? 
का सिद्धान्त आरोपवाद और अनुमानवाद में सुखानुभूति की आत्म- 
तुष्टि के रूप में समझा गया है। बाद में भोगवाद और व्यक्तिवाद में 
त्म-तुष्टि अधिक स्पष्ट हे. पर इसके साथ ही साधारणीकरण की 
स्वीकृति के साथ साहचय-भाव का रूप भी आ जाता हैं ।* इसी के 


न्‍सरिकेन+-+>«मन्‍म-म>«+म+स डनमन« 2.3 रमन 3 नमाज हनन कनन-ममीकक८टाअम कम ना अप ५.3 कनननकामकनननीी 


भ.वो रस; स्मृत: ।१७। (च०) 
७ भटलोल्लट के आरोपव,द में कांव्य-विषय के साथ सामाजिक आरोप 
कर लेत; है, जिस प्रक्नार नट पात्र में । श्री शद्डुक ने अनुमानव/द माना; क्योंकि 


श्ण्ट प्रकृति सौन्दय्य श्रौर काव्य 


है ४ (5 के कह 
अधार पर व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति में सौन्दय्य की व्यंजना का रूप 
भी मिल जाता है । 


आलंबन-रूप में प्रकृति 


९ ६--पछुले प्रकरण में प्रकृति के सौन्दय्य-भाव पर विचार किया 

था और यहाँ काव्य को सोन्दर्य्य रूप में ही समझा गया है| इस 
प्रकार प्रकृति की सौन्दर्यानभति काव्य की सौन्दय्य- 
यंजना का विषय सरलता से हो सकती है। प्रकृति- 
सोन्दय्य की अनभति के लिए कवित्वमय तथा कलात्मक दृष्टि का 
उल्लेख किया गया है। यही सौन्दय्य जब काव्य में अभिव्यक्ति का 
रूप ग्रहण करता है. कविकी अ्रनभति के साथ रूप बदलता है । 
प्रकृति का व्यापक विस्तार, उसका नाना रूपात्मक सौन्दय्य हमारी 
स्‍्वानुभूति का विषय हो सकता है| परिवतन और गति की अनन्त 
चेतना में मग्न प्रकृति युगों जे (मानव-जीवन से बलमिल गई है | 
मानव उसके क्रोड़ में विकसित हुआ है; प्रकृति के युग-युग के परिचय 
का सस्कार उससे साहचय्य-भाव के रूप म॑ सुरक्षित हैँ | इन्दा सस्कारा 
में कबि प्रकृति के समक्ष अनुभूतिशील हो उठता हैं; और अपनी 
कट्पना से काव्य-व्यंजना को रूप दान करता है | इस प्रकृति-काव्य में 
प्रकृति आलंबन होती है और कवि स्वयं ही भावों का आश्रय है । 
काव्य की अभिव्यक्ति में यह आलंबन रूप विभिन्न प्रकार से 
उपस्थित होता है। प्रकृति-आलंवन की व्यापक स्थापना से भावों 
को आधार मिल सकता है; और केवल आश्रय की मनःस्थिति में, 
अप सम्भव नहीं है। भट्ट नायक प्रत्यक्ष ज्ञान से ही रसास्वदन मानते हैं, 
साथ द्दी उन्होंने शब्द में भोग व्यप.र और साध:रणीकरण को फ्रतिपादित 
किया है | असिनवशुप्त ने शब्द दी व्यजना-शक्ति से रसनिष्पत्त का साधारणी 

करण व्यापार स्वीश्रार किया हैं । 


प्रक्ृ ति-क्र 5 


आलंबन रूप में प्रकृति ८०६ 


भावों की व्यंजना उपस्थित कर प्रकृति का संकेतात्मक स्वरूप चित्रित 
किया जा सकता है। साथ हु आश्रय की स्थिति में कवि उस सें 
अपनी चेतना तथा भाव-स्थिति का प्रतिबिव भी प्रस्तुत करता है । 
प्रकृति के इस आलंबन-रूप में विशेषता यह है कि इसमें आलंबन तथा 
आश्रय की भाव-स्थिति एक सम पर उपस्थित होती है। अगले भाग 
में हम देखेंगे कि संस्कृत काव्याचार्यों ने प्रकृति को आलंवन-रूप में 
स्वीकार नहीं किया है। इसकी विवेचना उसी स्थल पर की जा 
सकेगी | ह 
६ ७--बनस्पति-जगत्‌ का हलके-गहरे रंगों का छायातप, पत्तियों 
का स्वर-लय तरगित संगीत, स्थिरता की दृढ भावना लिए आकाश में 
फैला हुश्रा पवत का महान्‌ विस्तार, सरिता का: 
निरन्तर गतिशील प्रवाह, गगन में फैली हुईं उषा 
की अरुणासा ओर रजनी का तारों से युक्त 
नीलाकाश, यह समस्त प्रकृति का शंगार-मानव के मन को भावों की 
सोन्दय्य-स्थिति प्रदान करता है। कवि अपनी अन्तर्दृष्टि से प्रकृति के 
सोन्दय्य का अनुभव अधिक स्पष्ट करता हैं और अपनी स्वानुभूति को 
काव्य की अ्रभिव्यक्ति का रूप देता है। क्मी-कभी कब्रि कथानक के 
पात्रों में अपनी मनःस्थिति को अध्यन्तरित कर लेता है। परन्तु प्रकृति- 
सौन्दय्य के प्रति तत्लीनता की मावना भावात्मक गीतियों में ही अधिक 
सुन्दर रूप से उपस्थित होती है । 

क--इन्द्रियों से संबन्धित प्रकृति-सोन्दय्य की गम्भीर अनभति के 
आह्ाद में इन्द्रिय-वेदना झ्लंबन्धी सुखानमति का ही आधार है| 
परन्तु कल्पना की गम्भीरता उसे सौन्दय्य का ऊँचा 
धरातल प्रदान कर देतीह। यह आह्वाद इन्द्रिय 
घुख-संवेदना का ही प्रगाढ़ और व्यापक रूप है। इसकी अभिव्यक्ति 
के लिए कवि प्रकृति के रंग-रूप, ध्वनि-आदि से युक्त सोन्दय्य की कल्पना 
गहराई से करता है और इस कब्पना में फिरू प्रगाढ़ सुख की अनुभूति 


स्वानुभूत सोन्द्र्य्यं 
चित्रण 


आह्वाद-भाव 


११० प्रकृति सौन्दय्य ओर काव्य 


का योग भी उपस्थित करता है। यह सौन्दर्य के प्रति आह्याद की 
भावना गम्मोर और सूदम कब्पना-का आधार लेकर विभिन्न रूप 
ग्रहण करती है। इसमें पूव उब्लिखित विकास की प्ृष्ठ-भूमि है| 
प्रसंगवश यहाँ यह कह देना खावश्यक है कि काव्य रे, प्रकृति-सौ न्दय्य 
के रूपों में एक दूसरे का प्रसार बहुत पाया जाता है। यहाँ विवेचना 
की दृष्टि से इमका अलग अलग वबणुन किया जा रहा है। प्रकृति 
के; इस आह्ादित रूप में उसके रूप का चित्रण भी आधार रूप 
से रहता है । 

ख--आ्राह्मद की भावना जब प्रकृति के रूपात्मक आधार को एक 
सीमा तक छोड़ देती है, वह इन्द्रिय सुखानुभूति से अलग सोन्दय्य की 
आनन्दानभति के रूप में व्यक्त होती है। इस 
प्रकृति रूप में कवि को अ्नभति ही अधिक रहती 
है | प्रकृति का यह सोन्दस्य रूपात्मक नहों बरन्‌ भावात्मक साहचय्य के 
आधार पर ही स्थित है| इस प्रकृति के सौन्दय्य-साद्चय्य में कवि 
स्वयं अपने को सजग पाता है ओर यह सजगता विभिन्न रूपों में अभि 
व्यक्त होती है | इस आनन्द की स्थिति में कबि को प्रकृति जीवन और 
सोन्दब्य दान देधों है और सप्राण कर उल्लसित भी करती है | इस 
प्रेरणा के उल्लास में कवि अपने मन में स्थिति विभिन्न संचारियों तथा 
अनुभावों का वन काव्य में करता ६, प्रकृति-अलंबवन का रूप 
केवल रेखाओं में रहता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि 
आनन्दानुभी की अभिव्यक्ति संचारियों के रूप में. ही हो | इस 
' अनुभूति का चित्रण कवि ब्यजदात्गझ शोली में करता है और उस 
स्थिति में प्रकृति के रूपात्मक प्रयोगों का आश्रय लेता है | परन्तु प्रकृति 
का यह रूप अन्य रूपों के साथ अधिक प्रयुक्त होता है। 

ग--आनन्दानुभृति की इस स्थिति के बाद प्रकृति-सोन्दय्य कवि 
के मानस में प्रतिघंटित होकर आत्मतब्लीनता की स्थिति में अनुभत 
होता है। यह सोन्दस्य-रूप कवि के सानल और प्रकृति के सम की 


आनन्दःनभति 


आलंबन रूप में प्रकृति १११ 


अभिव्यक्ति है । इस स्थिति पर कवि प्रकृति-सोन्दय्य की चेतना भल 
जाता है और उसके मन में यह सोन्दय्य आनन्द 
के रूप में स्वयं अभिव्यक्ति की ४रणा बन जाता 
है | आनन्दानुभूति की यह आत्मतब्लीन स्थिति प्रकृति के सबचेतन- 
शील आधार पर है जो साहचरय्यं भाव की सहानुभूति से संबन्धित है । 
कवि की आत्मतल्लीन स्थिति में अन्य सभी भाव शांत होकर विलीन 
हो जाते हैं। इसकी अभिव्यक्ति में कवि शांत वातावरण उपस्थित 
करता है और रूपात्मक शैली का आश्रय लेता है जिसमें उल्लास 
के प्रतीक व्यापक तल्लीनता की व्यंजना करते हैं। प्रकृतिवादी रहस्या- 
नुभति की आधार-मर्मि भी यही है । कभी भावों के गम्भीर तथा शांत 
वातावरण में प्रकृति सौन्दय्य की आत्मलीन अनुमति, अपनी उच्च 
अधार-भमि के कारण रहस्थानुभति लगती है | 

४८--कवि प्रकृति की अनुभूति के साथ अपने सानवीय जीवन का 
प्रतिबिंब भी समन्वित करता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति में चेतना-शक्ति 
ओर भावों की छाया दिखाई देने लगती है। इस 
प्रतिरिवित-सौन्द आफिदशन्डि नि के हे 
भेव्यक्ति म॑ प्रझ्ति मानवीय जीवन के सम पर 

लि रण ५ ल्‍ 
जान पड़ती है| भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने इस 
आरोप को पूर्ण रसानुभूति नहीं स्वीकार किया वरन 'रसामासः ओर 
भावाभसास? के अन्तगंत माना. है। दसरे भाग में संस्कृत काथ्य-शास्त्र 
के साथ इसकी विवेचना की गई है। परन्तु यह खंबेदनशील मन: 


आत्मवल्ल्लीनता 





८-प्रकृति का यह अआलंबन-रूप प्रक्न तबादी-काव्य तथः गीतियों में उपस्थत 
होता है । अरने आलोच्य थुग में हम देखेंगे कि इस प्रकार के काव्य-छपों का 
अभ,व है । इसके न होने के कारणों दी विवेचना “न्षध्यात्मिक साघना में 
प्रकृति! नामक अकरणों के प्रारम्भ में की गई हें । ओवर यह रूप विस प्रकार 
इस शाधना में अध्यन्तरित स्थिति में मिलता है, इसका उल्लेख इन्हीं प्रवरणों 
में यथा-स्थान किया गया है । ह 


११२ प्रकृतिं सोन्दय्य और काव्य 


स्थिति रसात्मक आनन्द के समक्ष है। इसमें प्रकृति मानसिक 
प्रतिबिबि के रूप में भावों का आलंबन है। आश्रय की भाव-स्थिति 
का आरोप इस पर होता है परन्तु इस स्थिति में आश्रय के भावों का 
भिन्न कोई आलंबन नही है। आश्रय के रूप में कवि की मनःस्थिति 
अपने भावों का आलंवन इस सीमा में स्वयं होती है। फिर प्रकृति 
पर प्रतिबिंबित होकर यह भाव-स्थिति अपने आश्रय का ही आलंबन 
बन जाती है | उद्दीपन के प्रकृति-रूप में ओर इस रूप में थोड़ा ही भेद 
है । जब भावों का आलंबन कोई दूसरा व्यक्ति होता है उस समय इस 
स्थिति में प्रकृति आश्रय के भावों को उद्दोौप्त करती है। 
क--मानव प्रकृति को अपनी चेतना के आधार पर ही सममता 
है | इस कारण प्रकृति की समानान्तर स्थितियों में अपनी जीवन शक्ति 
का आरोप कवि के लिए सरल ओर स्वाभाविक 
है | कवि अपनी अ्रभिव्यक्ति में. प्रकृति के गतिशील 
और प्रवाहित रूपों को सनीव और सप्राण कर देता है |क्राव्य के 
इस रूप में प्रकृति अपने आप में लीन और क्रियाशील उपस्थित होती 
है, परन्तु यह मानवीय चेतना का प्रतिबिब ही है। इस स्थिति में 
प्रकृति व्यापक चेतना के प्रवाह से ही सप्राण जान पड़ती है जो समान 
रूप से परिवतन और गति की शक्ति के रूप में स्थित है | काव्य की 
इस अभिव्यक्ति में--हिलती हुई पत्तियों में प्राणों का स्पन्दन है, बहती 
हुई सरिता में जीवन का प्रवाह है, पवन में शक्ति का वेग है 
ओर आकाश के चमकते तारों में जीवन की चमक है। कवि इस रूप 
को उद्दीपन के अन्तगत भी रख सक्षता है। इस स्थिति में कवि 
शक्ति या जीवन का आवाहन प्रकृति से करेगा लेकिन यह प्रेरणा 
किसी दूसरे आलंबन के संबन्ध को लेकर होगी | 
.ख--मानव चेतना के साथ प्रकृति मानवीय जीवन के रूप में भी 
अभिव्यक्त होती है। कवि प्रकृति के विभिन्न रूपों और व्यापारों में 
व्यापक चेतना के स्थान पर व्यक्तिगत जीवन का आरोप करता है। 


व 


सचेतन 


आलंवन रूप में प्रकृति ११३ 


ओर इस प्रकार प्रकृति व्यक्तिगत जीवन के संबन्धों में स्थिर होकर 
. हमारे सामने उपस्थित दोती है। प्रकृति के क्रिया- 
कलापों में मानवीय जीवन-व्यापार की भलक व्यक्त 
होती है| प्रकृति के मानवीकरण की भावना में पशु-पक्षी जगत तो 
मानवीय संबन्धों में व्यवहार करते प्रकट ही होते हैँ, वनस्पति तथा 
जड़ जगत्‌ भी व्यक्ति विशेष के समान उपस्थित होता है। कवि की 
भावना में वृक्ष पुरुष के रूप में ओर लता स्त्री के रूप में एक दूसरे को 
अलिंगन करते जान पड़ते हैं | सरिता प्रियतमा के रूप मे नीरनिधि से 
मिलने को आकुल दौड़ रहो है। पुष्प उत्सुक नेत्रों से किसी की 
प्रतीक्षा करते हैं | इस प्रकार मानव के व्यक्तिगत जीवन और संबन्धों 
के साथ प्रकृति में मानवीय आकार के आरोप की भावना भी प्रच- 
लित है | साहचरय्यं के आधोर पर व्यापक प्रतिविंव के रूप में प्रकृति 
का सोन्दय्य-रूप तो आलंबन है परखु आकार के आरोप के साथ 
श्ंगारिक भावना अधिक प्रवल होती गई है और इस सीमा पर 
यह प्रकृति का मानवीकरण रूप आगार का उद्दोंपन-विभाव समझता 
जा सकता है | इसमें आलंबन ग्रत्यज्ञ तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों म॑ हा 
सकता है। अप्रत्यक्ष आलंबन रूप प्रेयर्सी के होने पर प्रक्नति का 
आपरोप ही प्रत्यक्ष आलंबन का कार्य करता है। इस सीमा पर प्रकृति 
का आलंबन रूप मानवीकरण तथा इस ग्रक्मति के उद्दयीपन रूप में 
बहुत कुछ समानता है। 

ग--बस्तुतः कवि अपनी अ्रभिव्यक्ति तथा वबणुनों में इन विभिन्न 
रूपों को अलग अलग करके नहीं चलता | वह अपने चित्रण से इन 
मुख्य रूपों को कितने ही प्रकार से मिश्रित कर देता 
है और इन मिश्रित योंगों के अनेक भेद किए जा 
सकते हैं | परन्तु उनको उपस्थित करना नतों यहाँ आवश्यक है 
ओर न सम्भव ही | मानवीकरण के अनन्तर, इसीसे संवन्धित प्रकृति 
के एक रूप का उल्लेख ओर किया जा सकता है। मानवीय क्रिया- 

प 


मानवीकरण 


भेव-मन्त 


११४ प्रकृति सोन्दय्य ओर काव्य 


व्यापारों के बाद मानवीय भावों का स्थान है। प्रकृति इनका भी 
प्रतिबिंब ग्रहण करती है ओर वह मानवीय भावों में मग्न जान पड़ती 
है | कवि अपनी कब्पना में विभिन्न भावों को प्रकृति पर प्रतिघटित 
करता है और यह उसी के भावों का प्रसरण मात्र है। इसलिए भाव- 
मग्न प्रकृति आश्रय (कवि) के भावों को प्रतिविंबित करती हुईं स्वयं 
आलंबन ही है। व्यापक सहानुभूति से प्रकृति-सौन्दय्य के आश्रय पर 
जो भाव कवि के मन में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को वह प्रकृति पर 
प्रसरित कर देता है और इस प्रकार साहचय्य-भावना से प्रकृति 
हमारे विभिन्न भावों का आलंबन हो सकती है| काव्य में प्रकृति के 
विभिन्न रूप हमको चिन्तित, आशान्वित ओर करुणासिक्त लगते हैं | 
प्रकृति का यह रूप स्वतंत्र आलंबन के समान उपस्थित होता है, पर 
पिछली मनःस्थिति के समानान्तर या वतमान किसी भिन्न भाव- 
स्थिति का सहायक होकर उद्यीपन-विभाव के अन्तर्गत आ जाता है। 
हम देख चुके हैं कि पिछले प्रकृति-रूप में भी आलंबन से उद्दीपन की 
सीमा में जाने की प्रवृत्ति है । इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी 
भाष-स्थिति अधिकतर मानवीय संबन्धों को लेकर है। संस्कृत काव्य- 
शासत्र की विवेचना के अन्तगत इस बात को अधिक स्पष्ट किया 
गया है ।* 


उद्दीपन-रूप प्रकृति 


(६---अभी तक काव्य में प्रकृति के उन रूपों का वणन किया 


अननी- सन न-नपलंन कमानरनपमकन नकल नी “2 ७नसमम 





९ इस प्रकार के अक्षति-रूप थोड़े से विभेद के कारण अलंबन से उद्दीपन 
के अन्तगंत आते हैं । इसी कारण दूसरे भाग के “विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृतिः 
तथा “उद्दोषन विभ्ाव मैं ग्रक्ष ते! नाप्तक प्रकरणों में फाव्य-रूपों का आलंबन तथा 
उद्दीपन को लेकर स्पष्ट भेद नहीं किया जा सका है.। 


उद्येपन रूप प्रकृति ११५ 


गया है जिनमें कवि अपनी भावध्थित्रि में प्रकृति के समक्ष रहता है । 
परन्तु काव्य का विस्तार मानवीय भावों में है जो 
मानवीय संबन्धों में ही स्थित है।इस कारण साहित्य 
में मानव-काव्य ही प्रधान होता है | वेसे तो प्रकृति-काव्य में भी कवि 
की व्यक्तिगत भावना ही प्रधान रहती है। परन्तु जब किसी स्थायी- 
भाव का अन्य कोई प्रत्यक्ष आलंबन होता हे, उस समय प्रकृति उद्दी- 
पन विसाव के अन्तगत ही विभिन्न रूपों में उपध्यित होती है। प्रकृति 
के सम्पक में रूप या परिन्थिति आदि के संयोग से मानवीय आलंबन , 
प्रत्यक्ष हो जाता है, अववा उससे संबन्धित भावों को उद्दयीपन की 
प्ररणा प्रात होती है । आभश्रव की किसी विशेष भाव-स्थिति में प्रकृति 
अपनी साइचय्यं भावना के का रण आलंयन विपयक किसी संवन्ध में 
उपस्थित होती है और ग्रकृकति में यह भावना आश्रय बी मनःस्थिति 
से संबन्धित है | इस प्रकार पक्ृति की उद्दीपत शक्ति उसके सौन्दय्य 
ओर साटचय्य के साथ परिस्थित के संयोगों पर भी निभर है। प्रवन्ध 
काव्यों में प्रकृति कथानक की परिस्थिति और घटनास्थिति आदि के 
रूप में चित्रित होकर उपयुक्त मनःस्थिति का वातावरण उपस्थित करती 
है | परन्तु जैसा पिछुले विभाग में विचार किया है प्रकृति के इसा रूप 
तथा पिछुले आलंबन रूप में बहुत सुद्म भेद है । 

५१०--पिछुले प्रकरणों की व्याख्या में हम देख चुके हैं कि प्रकृति 
से मानव का चिरंतन संबन्ध चला आ रहा हं। उसके टोन्दय्य में 
मानवीय साहचय्य भावना की स्थायी रूप से प्रवृत्ति 
वन गई है | प्रकृति की परिस्थितियाँ मी मानव की . 
परिचयात्मक स्मृति हैं। ऐसी स्थिति में मानव किसी 
भी मनःपस्थिति में हो वह प्रकृति से सम स्थापित कर सकता है : साथ 
ही उससे भावात्मक प्रेरणा भी प्राप्त कर सकता है। अगर आश्रय में 
भाव की स्थिति अन्य आलंबन को लेकर होगी तो वह उस भाव 
को ग्रहण करती विदित हागी और इस सीमा पर वह विभिन्न 


सनव-क व्य 


म,नव,य भ,व शोर 
प्रक्न ते 


५११६ प्रकृति सौन्दय्य और काव्य 


रूपों में उद्दीपन का काय करती है। ह 
क--जब आश्रय के मन में भाव किसी आलंबन को लेकर छिपा 
रहता है ओर ऊपर ग्रकट नहीं होता, उस समय प्रकृति उस भाव की 
मनःस्थिति के समानान्तर लगती है। उसका यह 
समानानन्‍्तर स्वरूप मनःस्थिति का संकेत भर देता 
है | इस प्रकृनति-रूप में केवल भावों की रुकी हुई 
उमस का वन होता है। इस रूप में प्रतिबिंबित प्रकृति-स्वरूप की 
. चेतना सब्निहिित है। इनमें भेद केवल इतना है कि उसमें सम्पूण 
जीवन की व्यापक अभिव्यक्ति प्रक्नति पर छायी रहती है और इस 
प्रकृति के रूप में मनःस्थिति की अज्ञात भावना को संकेत भर मिलता है| 
बहती हुई सरिता में यदि उत्कंठा की भावना व्यक्त होती हो अथवा 
घुभड़ते हुए, बादलों में हृदय की उमड़न की ध्वनि हो' और वह भी 
किसी परदेशी की स्मृति को लेकर, तो यह उद्दीपन का रूप-ही 
समभा जा सकता है। क्योंकि प्रकृति के इस रूप में अज्ञात भावना 
को प्रत्यक्ष में लाने का प्रयास छिपा है | 
ख--इसके अनन्तर प्रकृति का सम्पक व्यक्त तथा अव्यक्त भावों 
: को प्रदीत्त करता है। यह उद्दीपन की प्रेरणा कभी अव्यक्त-भाव को 
ऊपर लाकर अधिक स्पष्ट रूप प्रदान करती है और 
कभी व्यक्त-भाव को अधिक तीत्र कर देती है। 
बसन्‍्त का प्रसार एक ओर रति की भावना जाग्रत करता है, दूसरी 
ओर विरही-जनों की उत्कंठा को और भी बढ़ा देता है। इस प्रकार 
इससे उद्दित्त होकर रति ओर उत्कंठा का भाव प्रकृति के साथ एक 
रूप बन जाता है। भाव-स्थिति, का यह व्यापार साम्य तथा विरोध 
के आधार पर ही चलता है | कभी प्रकृति का उल्लास मन के सम पर 
उसे उल्लसित करता है ओर कभी उसकी व्यथा के विरोध में उसे 
अधिक तीत्र करता है। प्रकृति का रूप कभी हमारे भावों से निरपेक्ष 
भी जान पड़ता है; तब भी साहचय्य-भावना की उपेक्षा के रूप में भावों 


मनःस्थिति के समा- 
नान्तर 


भावषादीपक रूप 


उद्दीपन रूप यक्धति ११७ 


को वह प्रभावित. करती है| परन्तु इस प्रकार का संवन्ध कथानक कीं 
पृष्ठ-भूमि के रूप में ही अधिक सम्भव है। 

ग--यहाँ तक प्रकृति के सीवे उद्दीपन-रूप की विवेचना हुई है | 
परन्तु मानवीय भावों की अ्रभिव्यक्ति से साम्य उपस्थित कर प्रक्मत्त 
उद्दीपन के अन्तगत आती है | भावों की अ्रभिव्यक्ति 
के साथ प्रकृति का वणन विभिन्न रूपों में किया जा 
सकता है| भावों के साथ प्रकृति का रूप इन्हीं मावों 
को अहण करके फिर उन्हीं को उद्दीत करने लगता है। कभी भाव अस- 
त्यक्ष आलंबन के स्थान पर प्रत्यक्ष आधार लेकर व्यक्त होता है 
आर कभी-कभी भावों की व्यजना प्रकृत में आरोप के सहारे अधिक 
तीत्र हो जाती है | इसी के श्रन्तगत प्रकृति से आलंबन विषयक साह- 
चय्य संबन्ध स्थापना की भावना है। अपनी भावानिव्यक्ति में पात्र या 
स्वयं आश्रय रूप में कवि प्रकृति के रूपों को कभी दूत मान लेता है 
ओर कभी प्रिय सखा | इस प्रकृति रूप के आधार सें भी साम्य तथा 
विरोध की भावना है; वस्तुतः: विरोध में भी साम्य का एक रूप 
ही है ।१ 

५११--कथानकों की साधारण परिस्थितियों तथा घटना-स्थितियों 
को उपस्थित करने के लिए. कवि प्रकृति का वणुन करता है| परन्तु 
यह चित्रण केवल वन्तु-ध्यति ही सामने 
नहीं उपस्थित करता; कवि इसमें भावनहसर 
कराने की प्रेरणा भी सन्निहित करता है | बह 
वणुन की व्यंजना में आगामी भावों को उद्बोधित करता है अथवा 
उस चित्रण में ही भावात्मक वातावरण उपस्थित करता है। साधारण 
बध्तु स्थिति का चित्रण वशन का सरल रूप है और इसको तो आहलं- 


- है 


अप्रत्यक्ष अ लंबन 
रूप ,आरोप/ 


भ.वों की पृष्ठभूमि 
में प्रकृति 





१०-प्रक्षत-रूप के इन भेदों को दूसरे भंग के 'उद्दीपन-विभाव में प्रकृति” 
नमक प्रकरण में अवक स्पष्ट किया गया है । 


रहस्यानुभूति में प्रकृति 3 


इस उपेक्षा से मानवीय भाव-स्थिति को उत्तेजना मिलती है। इतना 
ही नहीं, प्रकृति की कठोरता और भयंकरता का साथ मनःस्थिति के 
लिए उद्दंगजनक है; यह स्थिति की वाधा विरोध का हा एक रूप 


है ।११ 


रस्यानुभूति में प्रकृति 

(१२--प्रकृति के आलंबन-रूप की विवेचना करते समय आानन्दा- 
जुभूति तथा आत्म-तब्लीनता का उल्लेख किया गया है। यह हमारी 
सवचेतन भावना का परिणाम है, जो साधारण 
रूप से प्रकृति में व्यापक है | इसमें अभिव्यक्ति की 
भाव-गम्भीरता में रहस्थानुभूति का रूप जान पड़ता है। परन्तु रहस्य 
की भावना में साधक अपने प्रिय की साधना करता है ओर 
“लोकिक प्रेम को व्यापक आधार देकर अपने अव्यक्त प्रिय ते मिलन 
प्राप्त करना चाहता है। इस प्रेम को व्यापक आधार देने के लिए 
साधक प्रकृति की प्रसरित चेतना में अपने प्रम के प्रतीक द्व ढ़ता हैं | 
रहस्यवादी साधक अपनी अनुभूति के लिए. उससे प्रतीक अवश्य हू ढ़ता 
है; परन्तु उसे आल्ंवन मान कर अधिक दूर तक नहीं चलता | 
प्रकृतिवादी रहस्यवादी इसके सोन्दण्य को अपने प्रेम का आधार ते 
मानते हैं; परन्तु केवल इस सोन्दय्य के माध्यम से चरम-सोन्दय्य की 
अनुभूति जाग्रत करने के लिए । इस प्रकार प्रकृति उनके प्रेम का आलं- 
बन ह ते केवल प्रेम को व्यापक रूप देने के लिए है। इस प्रकार रहृस्यवाद 
हैं की सीमा में प्रकृति कुछ दूर तक ही आलंबन कही जा सकती 
हैं और जब प्रत्यक्ष या अपत्यक्षु प्रेम का आधार अन्य प्रेमी आलंबन 

हो जाता है उस समय वह उद्दीपन के अन्तगंत ही आती है। 


प्रतीक और सौन्दर्य्य 


११ ऋंथ,नक से संवान्धत होने के करण प्रकृति के इन उद्घोपन-रूपों को 
विभिन्न काव्य-रूपों के अन्तगंत ही लिया गया हे । 


१२० प्रकृति सौन्दय्य ओर काव्य 


क--मानवीय भावों के साथ जिस प्रकार प्रक्षति का संबन्ध हैं, 
उसी प्रकार रहस्यवादी भाव-स्थिति में भी सम्भव है। रहस्यवादी स्तर 
पर प्रकृति के सत्‌ में कवि साधक अपनी चित्‌- 
भावना का सम उपस्थित कर आनन्द की उद्धा- 
बना करता है | काव्य की दृष्टि से इसी सत्य और शिव के साथ प्रक्ृति 
का सोन्दय्य है, जिससे रहस्यवादी अपनी साथधंना की प्ररणा ग्रहण 
करता है| जिस ग्रकार हमारी चेतना प्रकृति में प्रसरित होकर सोन्दय्य 
तथा आनन्दमय हो जाती है उसी प्रकार रहस्यथवादी कवि उसके 
सोन्दय्य में अपने प्रेम के प्रसार की अभिव्यक्ति द्वारा प्रिय मिलन का 
आनन्द प्राप्त करता है। साधक कवि की अभिव्यक्ति वास्तविक रहस्या* 
नुभति से साम्य रखती है, जो प्रमुख रूपों और अभिव्यक्तियों में प्रकट 
होती है | कवि में जब तक अभिव्यक्ति की चेतना है वह पूर्ण रहस्य- 
वादी नहीं हो सकता। साथ ही कवि प्रकृति के सोौन्दय में आत्म- 
तब्लीन होकर रहस्यवादी के समान जान पड़ता है | इस प्रकार प्रकृति 
नन्दय्य म॑ भावोत्लास रहस्यवाद की हो सीमा है |! * 


भवोल्ल:स 


' प्रकृति सीन्दय्य का चित्रण 

४१३--अभी तक काव्य के अन्तर्गत विभिन्न प्रकृति रूपों का 
उल्लेख किया गया ह। प्रकृति रूपों की काव्य भें कल्पना चित्रण 
अथवा वर्णना को लेकर ही है। बिना किसी 
चित्रण के वह न तो आल्ंबन रूप में त्रा सकती 
है ओर न उद्दीपन रूप के अन्तगंत | प्रकृति-चित्रण की रूप रेखा उसके 
निश्चित रूप के साथ बदलती है। जिन प्रकृति-रूपों म॑ भावों की प्रधा- 

१२ अध्यात्म सःधन में प्रकृति! संबन्धी प्रकरण में इन प्रक्ृति-रूपों 
का अधिक विस्तार मिला है और मध्ययुग की रहस्यःत्मक प्रवृत्ति दी व्य,ख्या 
दी जः से है। 


रखानंचत्र 





प्रकृति सोन्दय्य का चित्रण १२६ 


नता है, उसमें केवल चित्रण रेखाओं में होता है| कभी कभी तो 
कवि भावों की व्यंजना तथा प्रकृति-चित्रण में कोई सामझ्स्थ भी 
नहीं स्थापित कर पाता; परिणाम स्वरूप प्रकृति की घटना-स्थितियों 
का उल्लेख मात्र किया जाता है और ऐसे रूप अधिकतर 
रूढ़िवादी होते हैं, जैसा श्रगले भाग में हम देख सकेंगे | 

क--प्रकृति को अधिक प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करने के लिए. 
वस्तु-स्थिति तथा क्रिया-व्यापारों की संश्लिष्टता का प्रयोजन होता है | 
परन्तु यह वन केवल सत्यों के उल्लेखों में नह 
सीमित है। प्रकृति के विस्तृत स्वरूप की उन स्थितियों 
ओर क्रिया-व्यापारों को चुन कर सजाना होता है, जो अपनी रूपात्मक 
अभिव्यक्ति में चित्र कीं सजीव रूप में सम्मुख रख सके | कुछ कवि 
इस चयन में असफल होते हैं, वे परम्परा के अनुसार नामों का उल्लेख 
कर पाते हैं । ये कत्रि प्रकृति का क्रिया-स्थिति रूप सजीव चित्र नहीं खींच 
पाते | रूप को उपस्थित करने में वस्तु तथा क्रिया की स्थितियों का भाव- 
संयोग उपस्थित करना आवश्यक है ओर भाव के साथ किसी अन्य 
भाव की व्यंजना भी मन्रिहित की जा सकती है, जिसके आधार पर पिछुले 
कुछ रूपों की कल्पना सम्भव हैं। इस प्रकार के संश्लिष्ट प्रक्ृनतिं चित्र 
कवि अपनी सूक्ष्म प्रयावेज्षण शक्ति के आधार पर ही उपस्थित कर 
सकता है, जो एक सीमा तक सौन्दय्य-भाव के स्वतः आधार हैं | 

ख- प्रकृति चित्रण को अधिक व्यंजनात्मक तथा भाव-गम्य करने 
के लिए कवि अन्य समानान्तर चत्रों कों सामने रखता है। ये चित्र 
रूप तथा भाव दोनों से संवन्धित हो सकते हैं और 
आलंकारिक प्रयोग के रूप में उपस्थित किए जाते 
हैं। प्रकृति के एक रूप या उसकी एक स्थिति को अधिक व्यक्त अथवा 
भाव-व्यंजित करने के लिए कवि प्रकृति के अन्य रूपों का आश्रय 
लेता हैं| पाठक प्रकृति के प्रत्येक रूप से परिचित नहीं होता, इस 
कारण कवि व्यापक प्रकृति-चित्रों अथवा मानवीय स्थितियों आदि का 


झरि लष्ट- चि त्रणु 


कलात्मक चित्रण 


१२२ प्रकृति सोन्दय्य और काव्य 


आश्रय लेता है| रूप के साथ भाव की व्यंजना के लिए, इसी प्रकार 
के आलंकारिक प्रयोगों की सहायता ली जाती है। चित्रों का यह रूप 
ओर व्यंजना अधिक कलात्मक कही जा सकती है। इन रूपों में 
मानवीय जीवन के माध्यम से भाव-व्यंजना तो की जाती ही है साथ 
ही मानव के रूप में प्रकृति-सोन्दय की कल्पना भी होती है । 

ग--इस कलात्मक शैली में जब कल्पना के सहारे कवि प्रकृति 
को नवीन रंग-रूपों तथा नवीन धंयोगों में उपस्थित करता है, तो वह 
आदर्शात्मक चित्रण कहा जा सकता है। प्रकृति 
का यथाथ काव्य के लिए आधार अवश्य है, परन्तु 
वह उसकी सीमा नहीं कहा जा सकता । काव्य- 
कब्पना में प्रकृति की उद्भावना आदश के रूप में हो सकती है। 
बस्तुतः यथाथ प्रक्वति में रंग-रूपों की जो विभिन्नता तथा उसके जो 
सूक्म भेद हैं उसको कोई भी कलाकार नहीं उपस्थित कर सकता। 
इसी कारण प्रकृति के चित्रों को सजीव रूप प्रदान करने के लिए 
आदर्श रंग-रूप आदि के ठंयोगों की आवश्यकता है। इस आदश- 
कल्पना के चित्रणों को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कवि 
जिस प्रकार यथाथ रूपों के सहारे अपनी अ्रभिव्यक्ति के चित्र उतारने 
का प्रयास करता है, उसी प्रकार वह आदश का आश्रय लेकर भी 
इसो उद्देश्य की पूर्ति करता है । आगे चलकंर यही आदश परम्परा 
तथा रुढ़ि में परिवर्तित होकर भद्दी प्रवृत्ति का परिचय देता है। लेकिन 
यह रुढ़िवाद काव्य का पतन है ओर कवि की व्यक्तिगत कमज्नोरी है । 

घ--प्रत्येक साहित्य की परम्परा में एक स्वर्ग की कब्पना है, जो 
विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार आंदश कब्पनाओं का चरम है। इस 
स्वग में प्रकृति की आदश-कल्पना का चरम ननन्‍्दन 
बन के रूप में स्थित है। प्रत्येक कवि अपने वणनों 
में इससे रूप आदि की कल्पना ग्रहण करता है | इस (थ्वी पर सुन्दर 
का रूप जो काल्पनिक है, स्वग में बह प्रत्यक्ष की वस्तु है| इस स्वर्ग 


आदर्श-चित्रणु तथ 
रूढ़िव,द 


है ७ 
स्वयं को कल्पना 


प्रकृति का व्यंजनात्मक प्रयोग ध्र्३े 


के नन्दन-वन में चिर वसन्‍्त है, न झरने वाले फल-फूल हैं तथा मन 
चाही इच्छा पूण करने वाला, कल्पतरू है| स्वर्गीय कल्पना के रूप 
निश्चित आ्राद्शों पर युगों से चले आ रहे हैं| इसमें मानवीब कल्पना 
का सत्य सन्निहित है इस कारण युग युग के कवियों ने इस स्व की 
उद्भावना की है ओर वे इससे रूप ग्रहण करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त 
अन्य चित्रों में भी इसके सौन्दय्य छपों का प्रयोग उपमानों की योजना 
हुआ है ओर इनके प्रयोग से कल्पना को अधिक व्यापक तथा 
स्पष्ट रूप मिल सका है। रूढ़ि के अन्तगत इन रूपों के साथ भी अन्याय 
हुआ है [१3 


प्रकृति का व्यंजनात्मक प्रयोग 

: १४--क्राव्य के अन्तगत साथा की भावाभिव्यक्ति और शब्द की 
रूप तथा भाष व्यंजक शक्ति का उल्लेख किया गया है। यद भी कहा 
गया है कि शब्द बतमान रूप में नामात्मक अधिक 
है, उसमें रूप तथा भाव की व्यंजना शक्ति कम है । 
काव्य में रूप ओर भाव की व्यंजना ही प्रधान 
है, नाम तो विचार शोर तक के लिए उपयक्त है| काव्य की यह 
व्यंजना-शक्ति वर्शन-चमत्कार पर तो निभर है ही, परन्तु इसमें अ्रल्॑कार 
भी सहायक होते हैं | वशनात्मक व्यंजना का एक रूप अलंकार भी 
| बसे पहले ही उल्लेख किया गया है कि एक प्रकार का आलंकारिक 
प्रयाग व्यज़ना के अन्तगत आता है | परन्तु सधाम्य आर [विराध के 

संयाग उपस्थित कर अधिकांश उपमसा-मूलक अलंकार एक प्रकार 
रूप या भाव की व्यंजना हो करते ह ओर अलंकारों में रूप तथा 


व्यंजना और 
उपभान 


4» ] शो 


१३--मध्य-युग' के काव्य में 'चत्रण के इंष्टि फ्रण से हम देखेंगे कि 
संश्लिष्ट-चित्रण से अधेक उल्लेशों की प्रवृत्ति है तब, लत चित्रणों से 
अधिक रूढ़ि का पालन मिलतः है । 


१२८ प्रकृति सोन्दय्य ओर काव्य 


भाव की व्यंजना के रूप में प्रकृति-उपमानों का महस्पूण स्थान है। 
मानवीय भाव और रूप की स्थितियों के आलंकारिक प्रयोग द्वारा जो 
रूप की योजना या भाव की अभिव्यक्ति की जाती है, उसका प्रकृति- 
चित्रण के प्रसंग में संकेत किया गया है| वस्तुतः भावों के विकास की 
स्थितियों में प्रकृति के विभिन्न रूपों ओर व्यापारों के साथ विशेष 
भावों का संयोग हो चुका है । और यही संयोग सौन्दयय के आधार पर 
प्रकृति उपमानों में रूप के साथ भाव की व्यंजना भी करता है । 

; १५--प्रक्नात के नाना रूपों में रूप-रंग, आकार-प्रकार: ध्वनि- 
नाद, तथा गंध-स्पश आदि का सोन्दय्य है ओर प्रकृति के विशेष रूप 
अपनी प्रमुख सौन्दय्य-भावना के साथ हमारी स्मृति 
में स्थित हैं | रूप का यह सौन्दय्य पत्ष अन्य पत्षों को 
आच्छादित कर लेता है | परन्तु किसी किसी स्थिति 
में प्रकृति के रूप की स्थिति समग्र होकर सौन्दय्य का बोध कराती है | 
कमल कभी तो केवल रंग का भाव लेकर उपस्थित होता है, कभी 
आकार का रूप लेकर; परन्तु किसी स्थिति में बह रंग तथा आकार 
दोनों का समन्वित सौन्दय्य उपस्थित करता है। विभन्न अलंकारों में 
रझूपात्मक प्रकृति सौनन्‍्दय्य के आधार पर मानवीय रूप सौन्दर्य की योजना 
की जाती है| यह योजना कभी-कभी किसी विशेष गुण के आधार 
पर प्रकट होती हे ओर कभी वस्तु के विभिन्न गुणों की समशि में । 
कभी कभी रूप-सोन्दय्य उपस्थित करने के लिए भिन्न-भिन्न अंगों की 
सोन्दय्य-व्यंजना अलग अ्रलग उपमानों से की जाती है और इस प्रकार 
एक चित्र पूर किया जाता है और कभी एक ही रूप स्थिति का 
सौन्द॒य्य अनेक उपमानों की योजना से विभिन्न छायातपों में उपस्थित 
होता हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार क्वल मानव के रूप 
की कल्पना की जावे; अन्य वस्तुओं के रूप-सोन्दय्य की स्थापना भी 
इस प्रकार की जा सकती है। 

४ १६--प्रकृति के रूपों में विभिन्न स्थितियाँ स्थान ओर काल की 


उपम,नों में 
रूपाक र 


प्रकृति का व्यंजनात्मक प्रयोग १२५ 


सीमा बनाकर रहती हैं। वस्तुओं के अतिरिक्त इन स्थितियों में भी 
_सौन्दय्य का भाव सन्निहित रहता है | मानवीय तथा 
अन्य वस्तुओं की स्थितियों के सजीव वनों में 
सोन्दय्य-दान करने के लिए इन प्रक्षति-स्थितियों को 
उपमा, उद्प्रेज्ञा तथा अतिशयोक्ति आदि के उपमानों में प्रस्तुत करते 
हैं। इनकों उपस्थित करने के लिए कवि स्वत:सम्भावी प्रकृृति-रूपों 
को लेता हैं. और काल्यनिक स्थितियों को भी प्रस्तुत करता है | जिस 
प्रकार कवि प्रकृति की नवीन आदश-कव्यना कर सकता है, उसी प्रकार 
प्रकृति के उपमानों की नवीन परिस्थितियों की उद्धाबना भी करता है। 
स्वाभाविक प्रद्गति-रूप परप्रत्यक्ष के आधार पर भाव-संयोग ग्रहण करते 
हैं और इसी प्रकार आदर्श-लूप में काव्पनिक साव-संयोग उपस्थित हो 
जाते हैं। यह आरादश-योजना चित्र को अ्रधिक सर्जीव करती है | परन्तु 
जब इसमे कवि विचित्रता उत्पन्न करने के लिए असम्भव और 
अन्दर कल्पनाएं जोड़ता है, वह काव्य के लिए बोका बन जाती हैं। 
कभी इसमें वैचित्य का आनन्द अवश्य मिलता हँ, परन्तु रूढ़िगत 
परम्परा में यह प्रद्त्ति काव्य को असुन्दर और दोष-पू्ण करती है | 
8१७--पिछुले भावों के विकास के प्रकरण में हम देख चुके हैं कि 
प्रकृति के प्रत्येक रूप ओर स्थिति में हमार अन्तःकरण के सम पर एक 
भाव स्थिर हों गया हैे। इस कारण उपमानों के 
रूप में इनसे भायों की व्यंजना भी होती है | व्यापक 
प्रकृति-बणनों में ये संयोंग भाव की मनःस्थिपि का 
संकेत देते हैं. परन्तु उपमान के रूप में वस्तु के रूप ओर उसकी स्थिति 
के साथ भाव-व्यंजना करते हैं इसके अतिरिक्त लाक्षणिक प्रयोगों में 
भी ये प्रकृति-रूप (उपसान) साव की व्यंजना करते हैं। विभिन्न प्रकृति 
रूप अलग अलग भावों से संवन्धित हैं ओर यह भाव उनके सोन्दय्य 
पर दी विकसित हुआ है। लाल कमल यदि रति का प्रतीक है टो 
नील कमल में करुणा की भावना सान्निहित है। एक ही रूप में विभिन्न 


उपमाननों से स्थिति 
योजना 


उपमानों से 
साव-व्यंजना 


श्श्द् प्रकृति सौन्दय्यं और काव्य 


भावों को व्यक्त करने के लिए. विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया जा 
सकता है। मीन के समान नेत्र से चंचलता का भाव प्रकट होता है 
तो मगशावक के समान नेत्र से सरलता का भाव व्यक्त है। इसी 
प्रकार स्थितियों से भी भावानिव्यक्ति की जा सकती है| इनका प्रयोग 
मानसिक-स्थितियों को प्रकट करने के लिए किया जाता है | कभी कभी 
उपमानों की योजना से वस्तु-स्थितियों में भाव-संकेत व्यंजित होतें हैं 
उपषाकाल के लालाभ आकाश उल्ज्ञास और प्रेम की व्य॑जना करता है 
और सन्ध्या के गोधूली श्रान्ति तथा निराशा आदि भावों को व्यंजित 
करती है | कभी कभी सन्दभ से स्थिति में परिवततन होना सम्भव है। 

अभी तक उपमानों का उल्लेख रूप और स्थितियों को लेकर किया 
गया है | परन्तु भावों के चित्रण में प्रकृति के नाना रूपों का प्रयोग 
उपमानों के आधार पर किया जाता हैं। जिस मानसिक आधार पर 
इनका प्रयोग होता है, वह भाव-संयोग हो है । इस प्रकार की व्यंजना 
भी दो प्रकार से की जा सकती हैं। पहले में तो भावों की व्यंजना 
(चित्रण के रूप में) प्रकृति उपमानों के सहारे की जाती है। पबंत के 
समान चिन्ता, पवन के समान कल्पना, पारिज्ञात के समान अमभिलाधा 
आदि प्रयोग लाक्षणिक व्यंजना के उपमान हैं। दसरे रूप में प्रकृति 
के रूपों को मनोभाबों के रूप में लेते हैं। कल्पना का आकाश, आशा 
का प्रकाश, करुणा का सागर आदि रूपों में इस प्रकार की व्यंजना 
है । इनके मूल में भी जेसा ” कहा गया है, उपमानों के समान संयोग 
की भावना हे | परन्तु इन लाक्षणिक व्यंजनाओं में अध्यन्तरित रूप 
से सौन्दय की व्यंजना की जाती है ।१४ 


१४--प्रकृति उउमालों की योजना में रूप तथा स्थितियों का सुन्दर प्रयोग 
मध्ययुग के प्रमुख छवि में मिलत: है। भ.व-व्यंजना के लिए उम्मनों का 
प्रयेय कम ही हुआ है। और भ.व-चि:रण के लिए 5क त-उपस,नों का ज्क्ष- 

प्रय॑ ग बहुत ही कम मिलता है। अधशधुनिक छाणवाद में है| इसका अधिक 


विकास हुआ हैं। 





द्वितीय भाग 
हिन्दों साहित्य का मध्ययुग 


( प्रकृति और काव्य ) 


अथम धकररा 


काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 
( मध्ययुग की एप्ठमूति ) 

£ १--हिन्दी साहित्य: का सध्ययुग अपनी काव्य संवन्धी अबइत्तियों 

के ज्षेत्र में अपने से पहले की साहिस्िक परम्पराओं से प्रभावित 

. हुआ है; जैसा कि स्वाभात्रिक है। अगले प्रकरण सें 

5 8 की 7 हम इस युग की कुछ अन्य स्वच्छुंद प्रदृत्तियों पर 

विचार करंगे जितका मूल अपमश्रेश के काव्यों में 

भी मिल्लया है। परन्तु काव्य के प्रमुख आदशों को प्राकृत तथा अयश्नेश 

के साव्त्यि के समान (नदी साहित्य ने मनी संस्कृत साहित्य के काव्य 

से ग्रहण किया है। ऐसी स्थिति में अपने सुख्य विषय में धरवेश करने 

- के पूब संस्क्ृत साहित्य के काव्य और प्रक्षति संवन्धी मतों की व्याख्या 

करना आवश्यक है प्रथम भाग में इस बात का उल्लेख किया गया 

है कि मानवीय कल्पना के विकास में प्रकृति का सहयोग रहा है। 
दर 


१३० काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा ' 


/़ 
कला ओर काव्य का आधार भी कल्पना है इस क्रारण प्रकृति से . 
इनका सहज संबन्ध सम्भव है ।' काव्य-शास््र काव्य के रूप, भाव 
ओर आदरशों की व्याख्या करता है ओर इसलिए उसमें काव्य तथा 
प्रकृति के संदन्धों की विवेचना भी मिलती है ।' काव्य-शासत्र की 
विवेचना में प्रकृत संबन्धी उल्लेख गोण ही रहते हैं, फिर भी उनका 
महत्व कम नहीं है [इन संकेतों में काथ्य में प्रचल्षित प्रकृति-रूप की 
' परम्पराएँ छिपी रहती हैं | साथ दो शाह्लीय विवेचना की प्रवृत्तियों 
आगे का साहित्य पूरी तरह से प्रभावित होता है। संस्कृत काव्य-शास्त्र 
की व्याख्या में उसके साहित्य के प्रकृति-रूपों की प्रवृत्तियों का ज्ञान 
हो जाता है और जो काव्य-ग्रंथ शास्रीय आदशों की प्रेरणा ग्रहण. 
करते हैं उनके प्रकृति रूप तो शास्रीय विवेचना से अत्यधिक प्रभावित 
होते हैं | हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में भक्ति-काव्य ने परम्परा के रूप 
में ओर रीति-काव्य ने सिद्धान्त के रूप से भी, संस्कृत काव्य के 
अनुसरण के साथ उसके शास्त्रीय आदशों का पालन भी किया है। 
इस अनुधरण का अथ अनुकरण नहीं मानना चाहिए.) मध्ययुग के 
काव्य में अनेक स्वतंत्र प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, जिन पर विचार 
किया जायगा | लेकिन मध्ययुग ने अपने से पूर्व के काव्यओर काव्य- 
शास््ष से क्या प्रभाव गहण किया, इसको' समझने के लिए आवश्यके'.. 
है कि हम संस्कृत काथ्य-शासत्र तथा काव्य दोनों में प्रकृति-रूपों पर 
विचार कर लें । 


काव्य-शास्तर में प्रकृति 
९ २--काव्य-शास्त्र. के आदशों के विषय में प्राव्य ओर पाश्चात्य 
शास्तरियों का मत वेषम्य है। आदशों के मौलिक भेद के कारण इनके 
काव्य में प्रकृति संबन्धी मत भी भिन्न हैं। भार- 
तीय आचारयों ' ने प्रारम्भ से काव्य को “शब्दाथों 
काव्यं? के रूप में स्वीकार किया है। संस्कृत के 


कृव्य का मनसू- 
परक विषि-पतक्त 





काव्य-शात्र म॑ प्रकृति १३५ 


आदि आचाय॑ 'क्ली इस काव्य संबन्धी व्याख्या को समी परवर्ती 
आचारयों ने माना है। शब्दः ओर अर्थ! के समन्वय को काव्य 
मानने में संस्कृत के काव्य-शाल्षियों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शब्द? 
के द्वारा भाषा के रूपात्मक अनुकरण ( मानतिक ) की और संकेत है 
ओर साथ ही अर्थ की व्यापक सीमाओं में अभिव्यक्ति का रूप है। 
'शब्दः की रूपात्मकता में और श्रथ्थ कीं व्यंजना में अनुभूति की 
भावना भी सब्निहित है; क्योंकि कबत्रि की स्वानुमतरि के विना शब्द- 
अथः की कोई व्थिति ही नहीं स्वीकार की जा सकती। परन्तु संस्कृत 
काव्य-शाखत्र में कवि को इस स्वानुमति रूप काव्य के मनस-परक पक्ष 
की अवद्देलना की गई हैं| इसके विपरीत पश्चिम में काव्य के मनस- 
परक विषयि पक्कु की ही अधिक व्याख्या हुईं है। प्लेटों ने काव्य 
की विवेचना वस्तठु-रूप में की थी, परन्तु अरस्तू ने काव्य ओर कला 
को अनुकरणा? के रूप में स्वीकार किया हैं | यह अनुकरण? साधा- 
रणु छथ में प्रकृति के रूप-साहश्य से संवन्धित है, परन्तु वस्तुतः 
इसका अर्थ मानतिक अनुकरण है। आगे चल कर यहो अनुकरण? 
कब्र की स्वाल॒ुभृति की अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण किया गया है । 
इसमे काव्य के मनस-परक विषयि पन्ष रूप कवि की मनःस्थिति का 
अधिक महत्व है। काव्य के वस्तु-परक विषय पक्ष को गौणु स्थान 
दिया गया । क्रोशे के अ्रभिव्यंजनावाद में इसी स्वानुभूति की अभि- 
व्यक्ति की व्यापक विवेचना की गई है। मशाद्वीप ( योरप ) ओर 
इंगलेणड के स्वच्छुदवादी युग के आधार में काव्य के इसी सिद्धान्त की 
प्रधानता थी ओर इस युग के गीतात्मक प्रकृतिवाद को प्रेरणा भी 
इसी से मिली है ।" परन्तु भारतीय काव्य-शातस््र में अभिव्यक्ति को 
रूपात्मक मानकर आचायों ने शब्द-अथ' दोनों को काव्य-शरीरः 


'++अन नल नननपागजातक 





१ इशंगलेंड में क्रोच् के सिद्धान्त का अतिपादन ई० पफ० कैरट ओर जीं० 
कॉलिन नें किया है । 


१३२ काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


माना है |* इस प्रकार वे अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट अशृश्य हैं, क्‍योंकि 
इन्होंने 'काव्य-आत्मा? को स्वीकार किया हैं | परन्तु इन आचार्यों का 
ध्यान काव्य विषय के वस्तु-रूप पर ही अधिक रहा है। इसका एक 
कारण है। भारतीय आचार्यों भें विश्लेषण की प्रवृत्ति अत्यधिक रही 
है और विश्लेषण के क्षेत्र में भाव और अनुभूति भी वस्तु ओर रूप 
का विषय बन जाते हैं। बाद में ध्वनिवादियों ओर रसवादियों ने 
काव्य की अभिव्यक्ति में आत्मा? को भी स्थान देने का प्रयास किया 
है | परन्तु यह तो काव्य की पाठकों पर पड़नेवाली प्रभावशीलता से 
ही संबन्धित है; इसमें कवि की मनःस्थिति का स्पष्ट समन्वय नहीं 
है | काव्य कवि की क्रिस प्रकार की मानसिक प्रेरणा की अभिव्यक्ति 
है, इस ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है । इस विषय में डा० सुशील 
,कुमार दे का कथन महत्वपूर्ण है--“भारतीय सिद्धान्तवादियों ने 
अपने काय के एक महत्वपूर्ण अंग की अवहेलना की है। यह काव्य- 
विषय की प्रदृति को कवि की मनःत्यिति के रूप में समझ कर परिभाषा 
बनाने का कार्य है, जो पाश्चात्य सीन्दर्य्य-शासत्र का प्रमुख विषय रहा 
है |3 इस उपेक्षा का कारण भारतीय काव्य-शासत्र का सूक्ष्म और 
शुष्क विवेचनात्मक इष्टिकोण ती है ही, साथ दी भारतीय काज्य-कला 
की चिरन्तन आदश-भावतना भी है [४ इस विषय में संस्कृत के आचाय 

२ भ.मह (प्र० २३ ) दण्डी (प्र० १७ ) 

ते; शर्ररत्र कव्यान'मलझ्ारश्च दशित । 
शरीर, तावरिष्टथंव्यवच्छिन्न। पद बली |! 

३ संस्कृत प४ टक्‍स; भय २ पृ० ६५ 

४ इस विषय में लेखक का संस्कृत काव्य-शस्त्र में अक्ृृति का रूप नामक 
लेख देखना च.हिए। भ.रतीय काव्य और कला का आदश वह सादृश्य-भावना 
है जो कवि के बाह्य अनुभव का फल न होकर आसन्तरिक समाधि पर निभर 
है | जिसके लिए आत्म-संस्कार और आत्म-बेग दी भावश्यक्ता है। 


काव्य-शात्र म॑ प्रकृति १३ हे 


५ 


बिलकुल अनिश्ज्ञि शों, ऐसा नहीं है | डा० दे ने भी स्वीकार किया" 
हैं कि स्वभावोक्ति? और भाविक! अलंकारों में जो अलंकारत्व है, वह 
वस्तु और काल की स्थितियों को लेकर कवि की मनःहिग्ति पर हो स्थिर 
है। भामह ओर कुन्तल वक्रोक्तिः से हीन काव्य नहीं मानते,परन्तु दस्डी 
ने इस सत्य की उपेज्षा नहीं की हे ओर स्वभावोक्ति? को अलंकार स्वी- 
कार किया है इन दोनों अलंकारों में कवि की वस्तु ओर काल विषयक 
सहानुभूति स्वर्य अलंकृत हं। उठती हैं। इनके अतिरिक्त काव्य-शालत्र 
में कुछ और भी संकेत है जिनमें कवि की भावात्मक मसनःस्थिति का 
सुमन्वय पाया जाता है कदाचित डा० दे नेइस ओर ध्यान नहीं दिया | 
५३--विचार करने से “वक्रोक्तिः सं भी इसी वात का संकेत 
मिलता है | भामद ने वबक्र क्तिः अथवा “अतिशयेक्ति? को अलंकार 
ु का प्रयोजन भाना है । कुन्दल ने इसी आधार पर 
सत्द्ात कत्यशरत कि को अधिक विकसित रूप प्रदान किया 

कि 3 है | कुन्तल ने अतिशय”? ओर “वक्रत्व” के भाव में 
जो वैचित्य ओर विच्छित्ति ( सोन्दय्य ) का उल्लेख क्रिया है; उसमें 
पाठक पर पड़नेबाले प्रभाव के अतिरिक्त कवि की मनःस्थिति -का संकेत 
है | अभिव्यक्ति के सौनन्‍्दब्य या वेचित्य के सीत की ओर ध्यान देने 
पर कवि को अनुभत भनः:स्थिति अवश्य सम्मुख आाती। उस समय 
कति सौन्दय्य ओर भाव-सोन्दय्य की अन भति के माध्यम से अभिव्यक्ति 
का काव्यानन्द की परम्परा में अधिक उचित सामश्जस्य होता | परन्तु 
यह तो विेदग्ध्यभक्ो भमणिति:? के रूप भें आलंकारिक दर की सूक का 
कारण बन गया [६ फिर भी इन काथध्य-शास्तरियों का वैचित््य ओर 


५--वक्रक्तिजीवित (प्र० ३) 
लेकतरचमत्क रिविचित्रयसिद्धये । 
हा के प न 
काव्यस्थायमलं क्र: को5डप्यपूवी) विधीयते।॥ 
६ वक्रोक्तिजीवित; कुन्तल $ प्र० ११. 


सौन्दर्य्य संबन्धी उल्लेख स्वयं इस बात का साक्षी है के इन्होंने कवि 
ओर कलाकार की अनसतिशील मनःस्थिति की एकान्त उपेक्षा नहीं 
की है। इस विप्रथ में एक उल्लेखनीय बात ओर भी है | लगभग 
समस्त आजायों ने काव्य की अभिव्यक्ति के लिए कवि-ग्रतिभा को 
आवश्यक माना है, यद्यपि इनक्के लिए काव्य निर्माण का व्यय ही 

[ है | भामह ओर दश्डी इसको “नेसर्गिकः कहते हैं ओर सहज? 
मानते हैं| वामन प्रतिभा में ही काव्य का खीत है? स्वीकार करते हैं 
आर उसे मस्तिष्क की 'सहज-शक्ति? के रूप में मानते हैं। मम्मठ इसी के 
लिए अधिक ध्यापक शब्द शक्ति? का प्रयोग करते है। अभिनव 
इसको नवनिर्माणशालिनि प्रज्ञा” कहते हैं, जो “भाव-चित्र! और 
सोन्दय्यं-सजनः? में कुशल होती है । आदि“आचाय भरत ने भी इसको 
कवि की आनन्‍्तरिक माजुकता अन्दगंत भाव? के रूप में स्वीकार किया 
है |» इस थतिभा? के अम्तगंद भें कवि की मनःध्थिति आ जाती है | 
कवि प्रतिभा से ही अपनी अनुभूतियों के आधार पर साहश्य-सावना 
की काह्यनिक अभिव्यक्ति करता है| परन्तु आचार्यों ने प्रतिभा? को 
अनुभूति ते अधिक प्रज्ञा के निकट समझा है। यत्रपि भारतीय आत्म- 
ज्ञान की सीमा में अनुभूति का नित्य हो जाता है, परन्तु ज्ञान के 
प्रसार में विश्तेषणात्मक क्रियाशीलता हैं ओर अनुभूति की अ्रश्िः्यक्ति 
में संश्लेषण।त्मक ग्रभावशीलता । गरत का अन्‍न्तगस-भाव?ः कंवि- 
प्रतिमा के मानसिक-पत्ष की अनुभूति से निकट्टस है। इस प्रकार 
निश्चय ही रुस्कृत के साहित्याचायों को काव्य के इस झसुमृति पक्ष 
का भान था शोर उसकी उप्चा का कारण आदश्श की विशेष 5 वृत्ति, 


उरनन्‍ल्‍लनन 





उभ वेत/बलंकायी तयो: पुनरलंकृति: ; 

वक्र क्तिरेव वैदग्ध्यभज्ञोमणितिरुच्यते ।। 
७ सामह; काव्यालंकार (प्र० ५) ; दण्डी; कव्यादश (प० १०३--४) वामन; 
काव्याल ०(प्र० ३. १६)अभिनव;लोचन० (१० २९५); भरत; नाव्यशास्त्र(प०११२) 


काव्य-शाख््र में प्रकृति १३५७ 


मात्र है। 

क--कारण कुछ भी दो परन्तु इस उपेक्षा के परिणाम स्वरूप 
उनके सामने सावात्मक गीतियों का रूप नहीं झा सका ओर साथ ही 
प्रद्षति का उन्मुक्त स्वच्छुदवादी दृष्टिकोश भी नहीं 
ग्रहण क्रिया जा सका। वदिक साहित्य के बाद 
संस्कृत तथा पाली आदि के साहित्य में गीतियों का विक्षास नहीं हुआ 
है और न उनमें स्वच्छुंद प्रकृति का रूप आ सका है। परन्तु फिर भी 
लिन काध्यों पर काव्य की शास्रोव विवेचनाओं का प्रभाव नहीं है, 
उनमें प्रकृति सौन्दय्य नाना रूपों में चित्रित हुआ है। परन्तु शास्त्र- 
अंथों के प्रभाव से वंने हुए काव्यों में तो चित्रणों मं भी सहज 
स्वाभाविक साॉन्दय्य का अमाव है| हिन्दी साहित्य के मध्यथुग में 
शाख्तर-ग्रंथों का प्रभाव जम चुका था ओर इस कारण छ्विस रींमा तक 
इस युग का काव्य संस्क्षत काव्य-शास्त्रों से प्रभावित ४, उल सीमा तक 
उसमें प्रकृति का रूढ़ितादी स्वरूप ही मिलदा दें। इर्सा दृष्टि के 
फल्लस्वरूप संस्कृत में शाह्नीय-ग्न्‍्यों की सूक्ष्म विवेचना के खाथ ही कवि 
शिक्षा प्रन्यों का भी निर्माण हुआ था। इस प्रकार के आचायों में 
ज्ञेमेद्र, राजशशेखर, देमचन्द्र ओर बाग्सट्ट प्रमुख हैं। इनके ग्रन्थों मे 
काव्य विषयक शिक्षाएं हैं। थे विभिन्न पूबबर्ती कात्यों के आधार पर 
लिखे गये हैं | इन प्न्यों से प्रकट होगा है कि इन कात्य-शास्ियों 
ने किस सीमा दक्क काव्य को अभ्यास का विपय बना दिया 
है। इनमें प्रकृृति-बणन संवन्धी विभिन्न परम्पराओं का उब्लेख 
हुआ है ओर कदि के लिये इन परम्पराओश्नों से परिचित होना 
आवश्यक समझा गया ६ |* आगे के कवियों ने रुढ़ि के अर्थ में ही 


कनिितिनणभ भा आन. ५ 43००० "अलनननना न व अनवानकनननननननन क्‍नननानागागग 7 धर 


उपेज्षा का परिणम 


झ इलकों कवि समया कहा गया दे। राजश्रेबर की काव्य मीमासाँ 
इस विषय में सब से स्पष्ट और विशद ग्रन्थ है। चतुदश श्ध्याय में उन्दोंने 
(१) जाति (२) द्रव्य (३) गुण (४) क्रिया के विभाग में इन समयों को बाँटा 


११६ काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


इन परम्पराओं को अपना लिया है। मध्ययुग के काव्य में जो प्रकृति- 
वनों में उल्लेखों का रूढ़िवादी रूप मिलता है, वह इसी का 
परिणाम है | ह 

९४--पहले भाग में संस्कृत आचार्यों की काव्य संबन्धी परिभाषाओं 
पर विचार किया गया है। इनमें कुछ का ध्यान अभिव्यक्ति की शैली. 
पर केन्द्रित है ओर कुछ का अभिव्यक्ति के प्रभाव 
पर | बस्तुतः इनमें भेद ऊपर से ही है, वैसे इनमें 
एक दूसरे का अन्तर्माव मिलता है। ये सभी परिभाषाएं काव्य विषय 
. और उसके अभिव्यक्त प्रभाव पर ही केन्द्रित हैं। आगे चलकर ध्वनि 
के अन्तगंत रस ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है | एस-सिद्धान्त 
बाद तक अपनी पूरणता को प्रास करता रहा है। परन्तु आगे चलकर, 
: रस-निध्यत्ति के लिए जिन स्थायी-भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचा- 
रियों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं को मुख्य स्थान दिया जाने 
लगा | इसके विषय में यह रूढ़िवादिता भ्रामक है। रस-निष्पत्ति में 
स्थायी-भाव का आधार, विभाव; अनुभाव तथा संचारियों का संयोग 
तो मान्य दे । परन्तु रस अपनी निष्पत्ति में इन सबसे संबन्धित नहीं है, 
वह्द तो अपनी समस्त भिन्नता में एक है ओर अलौकिक आनन्द है | 
इसके अतिरिक्त स्थायी-भात्रों की संख्या इतनी निश्चित नहीं कही जा 
सकती | आवश्यक नहीं है कि संचारी अपनी अभिव्यक्ति की भधूँणता 
में भी रसाभास सात्र रहें, वे काव्यानन्द न प्रदान कर सकें | सौन्दर्य 
और शान्त साव मानव के हृदय में इस प्रकार स्थिर हो चुके हैं कि 
इनको अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । यदि तात्तिक दृष्टि से 


अशोक ४३542 +भ»»>ननक+-+न्‍कि “७... ५ 3 अप लअज किक मनी लक 


रस की व्याख्या 


है । फिर स्थिति के अनुसार उनका (१) स्वग्ये ( २) भौप्त (३ ) पातालीय में 
विभाजन किया यया है. और ये रूब रुमय-रूप दवि परम्पर:ऐँ (१) असतो- 
निर्बबन (२) सते,प्यनिबन्धन और (३) नियमत; में विभ,जित हैं| इन सब 
का वणन सोलइव॑ श्रध्याय तक चलता है। | 


क्राव्य-शास््र में प्रकृति १३७ 


विचार किया ज्य तो ये रति और शम या निवेद के अन्तगत भी नहीं. 
आरा सकते । परन्तु इस ओर संस्कृत आचार्यों ने ध्यान नहीं दिया है। 
परिणाम स्वरूप इन दोनों भावों के आलंवन-रूप में आनेबाली प्रकृति 
साहित्य में केवल उद्दीपन-रूप में स्वीकृत रही। मानव के मन में 
सोन्दय्य की भावना सामझ्स्यों का फल है. और यह भावत्र रति स्थायी- 
भाव का सहायक अवश्य है । परन्तु रति से अलग उसकी सत्ता न 
स्वीकार करना अतिव्याप्ति दोष है। उसी प्रकार शान्त केवल्ल निर्वे द- 
जन्य संसार से उपेक्षा का भाव ही नहीं है, वरन भावों की एक 
निगपेत्षु स्थिति भी है | सौन्दय्य भाव ओर शान्त भाव मनःस्थिति की 
वह निरपेक्ष॒ स्थिति है जो स्वयं में पूण आनन्द है। वस्तुतः अन्य रस 
भी अपनी निष्पत्ति की स्थिति में उत्ता धरावल पर आ जाते हैं जहाँ 
मनःस्थिति निरपेज्ष आनन्दमय हो जाती हैं। यह एक शकार से भाव- 
सोन्दय्य के आधार पर ही सम्नव है। इन भावों के आलंबन-रूप में 
प्रकृति का बिखरा हुआ्आा राशि राशि सोददय्य है, इससे अनुभूति ग्रहण 
कर कवि अपनी अभिव्यक्ति का एऋ वार स्वयं आश्रय वनता है और 
बाद में पाठ करते समय पाठक ही आश्रय होता है | हम कह छुके 
है कि इन भावों को आचारयों ने स्थायी भाव नहीं माना है और 
साथ ही उनके त्रिचार से प्रकृति केबल उद्योगयन-विभाव में आती है। 
इस दृष्टिकोण का प्रभाव संस्कृत-साहित्य के प्रकृति-रूपों पर तो पड़ा ही 
है, हिन्दी के मध्ययुग में भी प्रद्गति का स्वतंत्र रूप से उम्मुक्त चित्रण 
इसीशाख्रोय परम्परा के पालन करने के फशस्वरूप नहीं हो सका है। 
क--आचाय भरत ने रस-निष्वत्ति के लिए विभाव, अनुभाव और 
-संचारियों का उल्लेख किया है । निष्पति विषयक मतभेदों: के होते 
भी इस विषय में सभी आचाय एक मत हैं। 
उद्दीपन-विभाव वि 

भाव के अन्चयगत दा उद्दोगन विभाव में प्रक्नत का 

रूप आता है। कुछ आचार्यों ने उद्दीपन के चार भाग करके प्रक्षति को 
'तटठस्थ स्वीकार किया है; इस प्रकार प्रकृति के विषय में उनका बहुत्‌ 


श्श्८ काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


ल्‍्प्ण 


संकुचित मत रहा है।* रस सिद्धान्त के रुढ़िवादी ज्षेत्र में स्थायी- 
भावों की सीमाएं निश्चित हो जाने पर यदि प्रकृति केबल भावों 
का उद्दीत्त करने वाली रद्द गई तो आश्च् नहीं। वस्तुतः प्रकृति अपने 
नाना रूप-रंगों मं आदि काल से ही मानवीय भावों को प्रभावित 
करती आई है| श्स पर पहले भाग में विचार किया गया है। यद्यपि 
भावों की स्थिदि मनस्‌ में ही है, पर उनको उद्भूत और संवेदनशील 
करने के लिए प्रकृति के इन्द्रिय ज्ञान ओर मनः साज्षात्‌ की आवश्य- 
कता है! आज सो अति एक ओर हमारी स्थिति ओर हमारे भावों 
को आधार प्रदान करती है और दसरी ओर वह भावों के विकास में 
सापेक्ष, निरपेत्ञ तथा उपक्ष/शीर दोकर लहावक होती है| यही कारण 

कि प्रकृति का व्यापक रूप से उद्दीपन-विभाव के अन्तगंत मानने की 
भूल आचार्यों के द्वारा हुई है। यद्यपि एक दृष्टि से इसमें सत्य 
भी है| पर इस एकांगी विश्लेषण से काव्य मे प्रकृति रूपों की सीमा 





९ प्रतापरुद्र:शोभूषणः श्रीविद्च नाथ कृत ( रस अकरण ० २२२) 
अथ विभाव: 
विभ वह क्थ्वतै तत्र स्सत्पादग्कारणम्‌ । 
आलम्वर द्ी:।प्मा स द्विपा परिदोत्यते ॥ 
रसाणवत,र; श्री शन्ञ भू ल३ (प्र० १६२, ८७, ७८, ८६) 
अथ श्वृंग/रस्थाही संविभव: 
उद्दोषन' चतुएं स्पादलम्वन्सम,अवम | 
गुण चेष्ट लब्कतयस्तरस्थाइचेति भेदतः ॥ 
श्रथ' तटस्था: 
तटस्थ शचन्द्रिका था रागृदचन्द्रे:दयावतरि 
कोकिलालापमाकन्‍्द मन्दमारुतवट पदा;. ॥ 
लतामण्डपभूगेहदी थिं काजलदारब[ 
प्रासादगभसन्नीतक्रीडा द्विसरिदादय: 


काव्य-शास््र में प्रकृति श्शे६ 


भी संकुचित हुईं है. ओर इसका अभाव हमारे आलोच्य युग के काव्य 
पर भी पड़ा है। 

ख--इसी के साथ संस्कृत काव्याचार्यों की एक प्रशृत्ति का उल्लेख 
कर देना आवश्यक है। मनस ही प्रकृति के रूपों को भावात्मकता 
प्रदान करता है और हम देख चुके हैं कि इस 
क्रिया प्रतिक्रिया में मानब अपने विचार को 
अलग नहीं कर सकता । यही कारण है' कवि जब वह प्रकृति-रूपों को 
भावों में ग्रहण करता है, प्रकृति अनुग्राणित हो उठती है ओर उसकी 
अभिव्यक्ति में बह सानवीय आकार मे भी कभी कभी उपस्थित 
होती है। इत प्रकार के भावारोपों तश आकार क्रिया शादि के आरोपों 
को साहित्य-शास्त्री रत के अन्तगत न लेकर इलामापाः ओर “भावा- 
भास! के अन्तगंत मानते हैं |? कहा गया है, रत अपने दर पर 
एक रस है, तम दे उसमें कमी और अधिकता का इश्न व्यथ है | 
परन्तु आचार्यों को वर्गीकरण करना था ओर उनके सानने उनका 
दृष्टिकोंग भी था | पर आनन्द में रुूए हो सकते हैं विभिन्नदा नहीं । 
इस दृष्टि के परिशात्र के विषय # पहले ही उच्जेख किया जा 
चुका है ! 


५--संस्झद दा परारम्भक धआाचायों ने काव्य विवेचना मे अलं- 


आरोप 


शा -फ कक रे पा ् बज फााक शा 
६2 ककात द्ाभ्ायणी अट्फकट्णापण ए्पापपलओ पद्म कहा 7० कर 7 रा रब 
क्र प्र । है; | टः हद खपत ्ष् पथ | | दा ृ छ | देव के म॥ तप शत २१:767:%॥ | 
प्र 


सर्कबक/ कक न तन हा+.+ ७ 33५3... ७43३३ लाना 34++ का 443:48433+ 'कैकमओल०43 ७. पतन 


१० देशब्यलुशासनदृ'त्त+ वत्सट्ट (अ० ५ ए० ५५९) 
तत्र वृक्ष दिष्व-वचियेलर प्यमाणी रफ्मावों रसभवाभउते भजत: | 
दकाव्यानुश|सन; देमचन्द्र ((०.१०१) 
नरिन्द्रयेषु तियगादिषु चरोपाहुसभावमासों । 
हेमचन्द्र ने भागे (१) संभोगरमास (२) विश्नलम्भाभास में वर्गीकरण 
कर के इसके उदाहरण भी दिये हें। 


१४० काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


अलंकारों का स्थान भले ही गौ ग डो परन्तु उसके 
अन्तगत जो प्रारम्भ से ही सौन्दय्य की भावना 
सन्निहित रहो हे वह महत्वपू् है |)? काव्यानन्द 
समष्टि रूप प्रभाव है, उसमें अलग अलग करके यह कहना यह काव्य 
है ओर यह सहायक है बहुत उचित नहीं है | विवेचना के लिए ऐसा 
स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुतः अलंकार भी काव्य के अन्तर्गत 
है ओर उनके उपमानों का सौन्दय्य-खोत प्रकृति का व्यापक सौन्दय्य 
है| जब अलंकारों के द्वारा भाव या सोन्दय्य का व्यंग्य होता है; उस 
समय तो घ्वनिकार इनको संलक्ष्यक्रम गुर्णीमृत व्यंग्य के अन्तगंत लेकर 
काव्य स्वीकार भी करते ॥ | अलकारों में उपमानों की प्रकृति योजना 
साहश्यः के आधार पर सौन्दय्य का अन्तर्निद्दित व्यंग्य रखती ही. है, 
उसके लिए अन्य व्यंग्य की अनिवाय आवश्यकता नहीं है । बाद में 
अलंकारों में उक्त वैचित््य की भावना बढ़ती गई है| इस प्रकार 
अलंकारों की संख्या में तो वृद्धि हुई है, पर इनमें कलात्मक साहश्य 
की सौन्दय्य भावना नहीं पाई जाती । काव्य शाख्तरियों ने इनको आभू- 
घषण बना डाला है। इसे प्रद्तति से वाद का सस्कृत साहित्य और 
हिन्दी का मध्ययुग दोनों ही बहुत अधिक प्रभावित हैं। 
९६६--प्रारम्त में  कद्ाय जा चुका है कि हिन्दी साहित्य के मध्य 
युग में संस्कृत की काव्य रोतियों का बहुत कुछ प्रभाव रहा है । संतों 
| को छोड़कर भक्ति काल की सभी परम्पराश्रों के 
कवि इन साहित्यिक रीतियों से परिचित थे | 


अलंकारों में उपम[न 
शोजना 


हिन्दी काव्य-श्वास्त्र 


११ कव्पादश; दण्दें 
काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानल छ्वार,न्प्रचच्षते । 

साढित्य विश्वन|थ 
शब्दाथय'रस्थिरा ये धर्मां: श।भा5तिशा विन; 


[4 


रस दोनुपकुब नंपयलंका र॒स्तेषच्भद, दिवत ॥ 


काव्य-शास्त्र में प्रकृति ध्ध्शः 


कृष्णु-भक्ति कें.प्रमुख कवि सूर, और तुलसी दोनों ही में काव्य की 
शास्त्रीय मान्यताओं को प्रत्यक्ष रूप से हू ढ़ा जा सकता है और मध्य- 
युग के उत्तर-काल में संस्कृत काव्य-शासत्र की विभिन्न रीतियों का 
अनुसरण किया गया है। इस काल की शास्त्रीय विवेचनाओं 
में मोलिकता के स्थान पर परम्परा पालन ओर कवित्त्व प्रदशन ही 
अधिक है | ऐसी स्थिति में उनसे काव्य संवन्धी क्रिसी मौलिक मत की 
आशा नहीं की जा सकती | इस युग में हिन्दी साहित्य के आचायों ने किसी 
विशेष मत का प्रतिपादन नहीं किया है | काव्य में प्रकृति के विषय में 
नि संस्कृत आचार्यों का मत स्वीकार कर लिया है ओर वनों में 
उनकी परम्पराश्रों को मान लिया है। केशव को छोड़कर इन कवि- 
आचार्यों ने प्रकृति को रस के अन्तगत उद्दीपन-विभाव में रख दिया 
है | कृपाराम उद्दीपन के विषय में लिखते हैं --- 
“उद्दीपन के भेद बहु सखी वचन है आदि 
समयसाजलों वरनिये कवि कुल की मरजादि” ||१९ 
देव ने भी गीत नृत्य आदि के साथ प्रकृति को भी उद्दीपन-विभाव 
के अन्तगंत दी रखा है --- । 
“गीत नृत्य उपवन गवन आभूपन बनकेलि | 
उद्दीपन &ंगार के विधु बसनन्‍्त दन बेलि? [१3 
मिखारीदास ने झपने काव्य-निणुय में रस को ध्वनि के अन्तर्गत 
रखा है ओर प्रष्ठति को विभाव के उदाहरण में उस्तुत किया ६ |! ४ 
सेयद :लाम नवी ने विभाव के विभाजन के अनन्वर उद्दीपन के अन्त 
गत पठ-ऋतु वशन किया है अथ उद्दयीपन में पठ-ऋहूतु सथ्ये बसन्‍त ऋतु 
१२ हिततर॑गिनी; ११ 
१३ भाव-विलास 
१४ निर्णयकाव्य-निषोथ; मिखारीदास (पू० ३३) 


१४२ काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


वर्णुनम्‌ ।१५ इस विषय में आचाय केशव का मंत अपत्ती विशेष दृष्टि 
के कारण महत्व रखता है। समस्त परम्परा के विरुद्ध भी केशव- 
दास ने प्रकृति-रूपों को आक्षंवन के अन्तगंत रखा है--- 
अथ ग्रालंबनस्थान वन 
दंपति जोवन रूप जाति लक्षणयुत सखिजन । 
._किल कलित वसंत फूलि फलदलि अलि उपबन |. 
जलयुत जलचर अमल कमल कमला कमलाकर | 
चातक मोर सुशब्दतडितघन अंबुद अंबर || 
शुभ सेज दीप सौगंध यह पानखान परधानि मनि | 
नव नृत्य भद बंणा|द सब आलंबान कशव' वराने |?” 
प्रकृति को आलंबन के अन्तगत रखने का श्रेय आचाय केशव को 
है| यद्यपि सरदार ने अपनी थैका में इसकी परम्परा के अनुकूल सिद्ध 
करने का प्रयास किया है। यहाँ यह नहीं कद्दा जा सकता कि रस की 
विवेचना में केशव ने प्रकृति को कोई महत्वपूण स्थान दिया है, केवल 
आलंबन ओर उद्दीपन को समभने का उनका अपना छ ग है। उन्होंने 
नायिका के साथ प्रृष्ठ-भूमि रूप समस्त चीज़ों को आलंबन के अन्तगत 
स्वीकार कर लिया ६ ओर केंबल शारीरिक उद्दयीपक-क्रियाश्रों को 
उद्दीपन के रूप में माना है-- द 
“अवलोकनि आलाप परिरंभन नख रद दान। 
चुम्बनादि उद्दीपये महन परस प्रवान” |[*5 
१५ रस-प्रबोध, पू० ८३ 
१६ रसिक-भ्रिया; केशवदास : भाव-ल्क्षण ४--७ 
सा विभाव द। भाँति के, केशवराय बखान । 
आलंबन इक दूसरों, उद्दीपन मन आन ॥ 
जिन्हें अ्तन अवलंबाई, ते आलंबन जान । 
जिनते दीपति होत है, ते उद्दीप बखान॥ 


काव्य-परम्परा में प्रकृति १४३ 


... इस प्रकार आलंबन के रूप में भी प्रकृति को कोई प्रमुख स्थान 

नहीं मिल सका है ओर रस को - केवल मानवीय आलंबन ही स्वीकृत 
है| जहाँ अलंकार की परम्परा का प्रश्न है, रीति-काल में प्रमुत प्रवृत्ति 
तो बंचित्र्य की ही रही है। कुछ कबियों ने अपनी प्रतिभा से सुन्दर 
प्रयोग भी किये हैं । 


काव्य-परम्परा में प्रकृति 


/७--अश्रभी तक संस्कृत आचार्यों की विवेचनाओं में प्रकृति 
का क्या स्थान रहा है, इस पर विचार किया गया है। परन्धु शास््रीय- 
ग्रन्थ और साहित्य के आदरशों के संबन्ध की विवेचना 
साहित्य-निर्माण के वाद का काम है | इनमें प्रमुख 
प्रवृत्तियों को उल्लेख हों सकता है और आगे के 
साहित्य को उनके सिद्धान्त प्रभावित भी कर सकते हैं। परन्तु साब्त्य 
के विस्तार को समेठना इनका काम नहीं हैं| यही कारण है कि प्रकृति 
के संबन्ध में आचायों की संकुचित दृड्शि के होते हुए भी संस्कृत 
साहित्य में प्रकृति का रूप वहुत अधिक है | जैसा पिछली विवेचना में 
उल्लेख किया गया हे, संस्छत काव्य में कवि के मनःस्थिति से संबन्ध 
रखने वाले अनुभूति-चित्रों का अभाव है। गीतियों में इसी प्रकार की 
भावात्मकता के लिए. स्थान है | इसी कारण संस्कृत काव्य में प्रकृति 
से दो संबन्‍्ध रखनेवाली कविताए नहीं के बराबर हैं। विभिन्न प्रकार 
के प्रकृति रूप हमको संस्कृत साहित्य के प्रवन्ध-काव्यों, महा-काव्यों 
तथा गद्य-काव्यों में मिलते हैं । इसके साथ ही संस्कृत के नाठकों में 
भी प्रकृति के द्वारा वस्तु-स्थिति आदि का संकेत दिया गया है, . 
साथ ही वातावरण का निर्मोण भी किया गया है। संस्कृत साहित्य के 
विभिन्न काव्य-रूपों को देखने से यही प्रकट होता है कि इनमें प्रकृति- 
रूपों का प्रयोग आगे चल्ल कर स्वाभाविक से रूढ़िवादाी होता गया 
हैं| यह रूढ़िवादिता कथानक में वणनों के सामझ्जस्य के क्षेत्र में हो 


काव्य रूपों में 
प्रकृति 


१४४ काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


नदीं वरन्‌ समस्त ्षेत्रों में पाई जाती है। यही प्रवृत्ति-ऋतु-काव्यों 
दत काव्यों और मुक्तकों के वर्णनों से भी पाई जाती है। प्रकृति की 
-बणुनात्मक योजना प्रवन्ध-काव्यों (रामायण और महाभारत) में पात्र 
' और घटना की स्थितियों के अनुसार की गई है ।** आगे चल' कर 
अश्वधोष और कालिदास के महाकाव्यों में प्रकृति-चि॥्रण कथानक की 
मानवीय परिस्थितियों ओर सावों के सामझस्य के आधार पर हुए हैं| 
रन्तु बाद के कवियों के सामने प्रकृति का उद्दीयन-रूप में प्रयोग ही 
अधिक प्रत्यक्ष होता गया है। यद्यपि इनके काव्यों में प्रकृति-वणनों के 
लिए, सम्पूण सग प्रयुक्त हुए हैं। २२ 
क्र--किसी रूप में क्‍यों न हो, भारतीय कांव्यों में कथा के साथ 
'इन वशनाओं को स्थान मिलने का एक कारण है ओर वह 
भारत की अपनी सांस्कृतिक दृष्टि है। विश्वकवि 
रीन्द्र ठाकुर का कथन है: “वणना, तत्त्व की 
आलोचना ओर आवान्तर प्ररंगों से भारतीय कथा-प्रवाह पग पग पर 
खश्डित होने पर भी प्रशान्त मारतबष की चैन्य च्युति होते नहीं दीख 
पड़ती |? इसका कारण है कि भारतीय कथानकों में उत्सुकता से 
अधिक रोचकता का ध्यान दिया- जाता है । आदशों के अति आकर्षण 
ही रहता है उत्सुकता नहीं ओर भारतीय काव्य तथा कला का 
सिद्धान्त आदश रूपों को उपस्थित करना रद्याहं। इंसके अतिरिक्त 
संस्कृत साहित्य जन-साहित्य न होकर ऊँचे स्वर के लोगों का साहित्य 
रहा है; कथानक के प्रति उत्सुकता जन मस्तिष्क को ही होती है. पंडित- 
वग तो बणुना-सेन्दय्य से ही मुग्ध होता है। इस बुना के अन्तगंत 
 प्रद्षति भी अपने समस्त रूप-रंगों भें आ जाती है। महा-प्रवन्ध-काव्यों 


सास्क्ृतिक अःदश 





जनाजाजए 


१७--सहासारत; कैरात-प् ३८ रामायण: आरण्य-काण्ड के अनेक स्थल । 
१८--सौन्दरानन्द; पथम्र, पष्ठ सगे; कुमारसम्भव, प्रथम सगे; रघुबंश 
प्रथम छगे । 


|. काव्य परम्परा में प्रकृति १४, 


प्रकृति दृश्यों के वशन स्थान स्थान पर स्वयं में पूण तथा अपनी 
स्थानगत विशेषताओं के साथ उपस्थित हुए. हैं। ये वशन घटनाओं से 
सीधे संबन्धित न होकर भी जीवन के प्रवाह में अपना स्थान रखते हैं | 
वस्तुतः भारतीय साहित्य में जीवन सरिता का गतिमान्‌ प्रवाह न द्दोकर 
विस्तार में फैले हुए सागर की हिलोर हैं जिनमें गति से अधिक 
गम्भीरता और प्रवाह से अधिक व्यापकता है। यही कारण हैं कि 
रामायण ही में मार्गस्थ प्रकृति के दृश्यों में राम के और चुपचाप बैठकर 
प्रकृति के फैले हुए. रूपों को देखने का पूरा प्रयास है |१* वणुना की 
यह भावना तो सदा बनी रही दे, पर इसका पुण-कलात्मक विकसित 
स्वरूप, बाण की कादम्बरी? के प्रकृति-स्थलों में आता हे। इनमें 
घटना-स्थिति की ओर लाने में पूरा चैये दिखाया गया है, साथ ही 
परिस्थिति तथा वातावरण के सामझ्जञस्य में वस्तु-स्थितियों के चित्र क्रमिक 
एकाग्रता के ढ़ ग से प्रस्तुत किये गये हैंग*९ जीवन में प्रकृति का 
स्थान केवल स्थूल आधार के रूप में ही नहीं है; बह मानसिक चेतना 
के साथ कभी छायी रहती है और कभी उसमें प्रसरित होती लगती 
है | ऐसी स्थिति में घटना की परिस्थितियों के साथ प्रकृति सामझस्य 
के रूप में भी महाकाव्यों में प्रस्तुत की जाती है। पाश्चात्य महाकाव्यों 
में प्रकृति का यह रूप अधिक मिलता है। संस्कृत में कालिदास इस 
प्रकार के सामझस्य पूर्ण प्रकृति-वर्णन के ख़ुख्य कवि हैं। इनके बाद 
किसी सीमा तक अश्वघोष ओर भारवि के काव्यों में भी इस प्रकार के 
'बणुन मिलते हैं |।*१ ८” ह 





. १९ आररणफ्य-काण्ड, सगे ११, सांग में राम-लक्ष्मण; सगे १५ पंचबटी; 
अयोध्या-काण्ड, सगे ११९, सन्ध्या-वर्णुन । 
२०- बिन्ध्य अटवी के वर्णन से शाल्मज्ी-स्थित कोटर तकका वर्णन । 
२१ बुद्ध-चरित, अथम-सग, जन्म के अवसर पर; चतुर्थ सगे, स्त्री-निर्माण; 
फिराताजुनीय, चतु्थ-सग-हिमालय की यात्रा । | 
१० 


१४६ काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


ग--बाद के अन्य कवियों में कथानक के साथ' वनों के साम- 
झ्स्य की भावना कम- होती गई | इस शिथिलता के साथ वर्णन वैचित्र्य 
आर उद्दीपन की रूढ़िगत प्रवृत्ति बढ़ती गई। फिर 
साहित्याचार्यों द्वारा, उब्लिखित--- 
“नगराणं॑वशेलत्तुचद्राकोंदयवर्ण नै: । 
उद्यानसलिलक्रीड़ामधुपानरतोत्सवैः |१?*६ . 
को ही दृष्टि में रखकर वर्णनों को यत्र-तत्र जमाने का प्रयास 
किया गया है | इन कवियों में माघ, बुद्धघोष, जानकीदास तथा श्री-- 
हष जैसे कवि भी है ।*३ इनके काव्यों में प्रकृति-चित्रण के संबन्ध में 
किसी भी प्रसंग-क्रम का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसे 
वर्णानों में कथानक का सूत्र छूट जाता है, केवल वर्णना का आनन्द 
मात्र रह जाता है| / 

(८--वर्णना स्वयं एक शैली नहीं कही जा सकती वह तो अभि- 
व्यक्ति की व्यापक रीति भर है। वर्णना कितनी ही शेलियों के आधार 
पर की जा सकती है। शैली से हमारा तात्पय काव्यों 
में प्रकृति के रूपों को भावगम्य करने के लिए प्रयुक्त 
गैतियों से है | इनमें शब्दों की विभिन्न शक्तियों, भाषा की व्यंजना 
शक्ति ओर आलंकारिक प्रयोगों के द्वारा वर्णित विषय को मनस में 
भसाव-अदहण के लिए प्रस्तुत किया ज्ञाता है। कला ओर काव्य में सार- 
'तीय आदर्श-भावना का जोविकास हुआ है, उसका सत्य प्रकृति 
वर्णन के इतिहास में भी छिपा है। भारतीय साहित्य में प्रकृति-वणुन 
में भी आरम्भ से ही अनुकरण के अन्दर साहइश्य ( ॥77886 ) की. 
भावना थी। बाद में साहश्य के आधार पर कल्पनात्मक आदर्शवाद 


रूढ़िवाद 


वर्णना शैली 


२२ काब्यादशे; दसडी 
२३ इन सब कंवियों ने सगे के सग में प्रातः, साथ॑ तथा ऋतुओं आदि 
का बणेन किया है । 


काव्य परम्परा में प्रकृति १४७ 


की यष्टि हुई है। फिर इस कब्पनात्यक आदर्शवाद में वेचित््य का समन्वय 
होकर कला कारूय कृत्रिम हो उठा है; सोन्दय्य का स्थान आश्चर्य 
जनक विचित्रता ने ले लिया और कव्पना का स्थान दूर की उड़ान ने 
ग्रहण किया । इस प्रकार रूप-साहश्य के स्थान पर केवल शब्द-साम्य 
पर ध्यान दिया जाने लगा । परम्पता का यह रूप क्रमिक रूप से संस्कृत 
के प्रकृति वशन के इतिहास में मिलता है। महाभारत के प्रकृति-रूपों 
में वस्तु, परिस्थिति और क्रिया-व्यापार का वन उल्लेखात्मक ढ ग से 
हुआ है, जिनमें रेखा-चित्रों की संश्लिष्टता पाई जाती है । इन चित्रों 
में प्रकृति के अनुकर णात्मक दृश्यों की सुन्दर उद्धावना है। इस अनु- 
करणात्मक योजना में केवल वस्तु तथा स्थितियों के चुनाव में 
अ्रादश-भाव का संकेत है | परन्तु आदि कवि ने अपने नायक को जिन 
प्राकृतिक क्षेत्रों में उपस्थित किया है, उन स्थलों का बन कबि ने 
विशद्‌ रूप से स्वयं किया है या पात्रों से कराया है। इन वणनों 
में वस्तु क्रियादि स्थितियों की व्यापक संश्लिष्टता है। परन्तु साथ ही. 
भावात्मक ओर रूपात्मक साइश्यमूलक अलंकारों द्वारा प्रकृति ब्णनों 
का विस्तार भी 'रामायण? में मिलता हैं। अश्वघोष के बुद्ध चरितः 
तथा सोन्द्रानन्दः में, और कलिदास के “रघुबंशः तथा 'कुमारसम्भव! 
में यह संश्लिष्टात्मात्मक वर्णन-योजना मिलती अवश्य है, परन्तु उनमें 
वस्तु तथा भाव को चित्रमय बनाने की प्रवृत्ति अधिक द्ोती गई है। वस्तु 
ओर भाव दोनों को चित्रमय बनाड़े के लिये इन कवियों ने अधिकतर 
सावइश्य का आश्रय लिया है। महाकवि कालिदास में स्वाभाविक 
. चित्रमयतां का कलात्मक रूप बहुत सुन्दर है। प्रकृति के एक चित्र से 
दूसरे चित्र को साइश्य के आधार पर प्रस्तुत करने में वे अद्वितीय 
हैं। उन्होंने उपमा ओर उत्प्रेज्ञाओं का प्रयोग इसी मनोवैज्ञानिक 
आधार पर व्यंजना और अभिव्यक्ति कें लिए. किया है। प्रकृति-चित्र 
उपस्थित करने म॑ अलंकारों का यह कलात्मक प्रयोग 'सेतुबन्ध! में भी 
हुआ है | केवल भेद इस बात का है कि इसमें स्वाभाविक रूप से 


श्ष्प्र काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


स्वतःसम्भावी साहश्य योजन्ना के स्थान पर काब्पनिक कवि-प्रोढ़ोक्ति 
सिद्ध साहश्यों की योजना ही अधिक है। इसमें ऐसे रूप-रंगों को जो 
स्वाभाविक हैं विभिन्न काल्पनिक स्थितियों में योजना की गई है। फिर 
भी कला का यह आदश नितान्‍्त कृत्रिम नहीं कहा जा सकता, इसकी 
रूपात्मकता ओर व्यंजना मानसशासत्र के आधार पर हुईं है। भारवि 
के 'किरातजुनीयः मे अन्य प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं.परन्तु इसमें 
काल्यनिक चित्रों को असाधारण बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। 
ओर इसमें वह प्रवरसेन के 'सेतुबंधः और माघ के 'शिशुपालवधः के 
समान है। साथ ही भारवि में चमत्कार की प्रवृत्ति भी परिलकज्षित 
होने लगती है | यह कल्पना आदश तभी तक कही जा सकती है, 
जब तक प्रस्तुत चित्रमयता के आधार में भाव की या रूप की कुछ 
व्यंजना हो | परन्तु जब साधारण असाधारण में खो जाता है, हम 
स्वाभाविक रूप या भाव को न पाकर केवल चकित भर होते हैं, 
आनन्द मग्न नहीं | बुद्धघोष के पद्मचूड़ामशि? में आदश-कल्पना के 
सुन्दर चित्रों के साथ असाधारण का भाव भी आने लगा है। कुमार- 
दास के 'जानकी-हरण” में प्रकृति-वणन की शैली अधिकाधिक कष्ठ- 
कल्पनाओं से पूण होती गई है | इसमें अलंकारवादियों की भद्दी प्रद्नत्ति 
का प्रवेश अधिक पाया जाता है. जो आगे चलकर माघ और श्रीहृ्ष 
के काव्यों में क्रशः चरम को पहुँच गई है। आलंकारिता की सीमा 
तक “जानकीहरण” की उद्प्रक्ञाओं और उपमाओ्ं में भाव को स्पश 
करने की शक्ति है| परन्तु माध और श्रीह्ष भें बौद्धिक चमत्कार की 
ओर अधिक रुचि है| इनकी चमत्कृत उक्तियों में अलंकार का आधार 
कल्पना की स्वाभाविक प्रक्रिया से उत्पन्न सहज-चित्र नहीं हैं बरन 
चमत्कार की भावना में ही है। कुमारदास उद्यत्ञाएँ भाव-वस्तु के 
चित्रों को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयुक्त करते हैं ओर उस सीमा में 
वे भाराव के समकक्ष ठहरते हैं। माघ आदश रंग-रूपों के द्वारा असा- 
धारण, फिर भी स्वाभाविक चित्रों की उद्धावना में प्रवरसेन की प्रतिभा 





प्रकृति-रूपों की परम्परा १४६ 


2४४ 


को पहुँचते हैं) उनमें यद्यपि उक्ति-वेचित््य अधिक है फिर भी वे 
प्रकृति के अधिक निकटः हैं ओर भीहप प्रकृति के स्थान पर मानवीय 
भावों के पंडित हैं | श्रीहप के पांडित्य ने उनका सबच्र हं साथ दिया 
है, इस कारण उनके ग्रकृति-वणनों में चरम का उक्ति-वैचिज्य है 
जिसमें प्रकृति के रूप क्री सहजता विलकुल्ल खो गई है। यज्पि 
यहाँ प्रकृति-वणन के प्रसंग म॑ ही इस प्रकार शेली की परम्परा का 
रूप दिखाया गया है : फिर भी यह आदश ओर. शैली की संवन्धात्मक 
परम्परा प्रकृति के सभी प्रकार के रूपों म॑ समान रूप से पाई जाती 
है। चाहे प्रक्ति का मानवीकरण रूप हो या उद्धीपन रूप हो, यह 
शेली का विकास सभी जगह मिलेगा |*४ 


प्रकृति-रूपां की परम्परा 


(६--प्रथम भाग में कह जा हुका है मानव ओर उसकी कला 
के विकास में प्रकृति की सौन्दर्य्यानुभूति का पूरा हाथ रहा है। मानव 
'के जीवन में सौन्दय्य की स्थापना करके उसे कला- 
त्मक बनाने का श्रेय भी उसके चारों ओर फेली हुई 
प्रकृति को ही मिलना चाहिए | इस सोन्दर्य्यानुमृति का आलंबन है 
प्रकृति, उसका व्यापक सोन्दय्य | परन्तु जब प्रकृति हमारे अन्य भावों 
पर प्रभाव डालती हुई विदित होती है, उस समय उसका उद्दीपन- 
रूप होता है | संस्कृति के काव्याचार्यों ने प्रकृति को उद्दैपन 
विभाव के अन्तगत माना है परन्तु संस्कृत काव्यों की विशद शृंग्वला 
में सभी प्रकार के प्रकृति-रूप आते हैं। यहाँ एक वात को स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है | प्रकृति में ही इमारा जीवन व्यापार चल रहा है, 
इस प्रकार मानव के आकार, स्थिति और भावों के तादात्म्य-संवन्ध 


अलंबन की सम, 





२४ इस विषय में लेखक क-'संस्क्ृत काव्य में प्रकृति-व्णंन वी शैजियाँ? 
मसामक निबन्ध देखना चाहिए | 


१५७० काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


के लिए और साधरणीकरण के लिए भी आधार-रूफ से प्रकृति का 
वर्णन आवश्यक होता है। इस प्रकार के प्रकृति-वर्शन एक ओर 
पृष्ठभूमि के रूप में भावों को प्रतिध्वनित करते हैं ओर साथ ही दूसरी 
ओर उनका प्रथाव मानसिक भावों पर भी पड़ता है। फिर प्रकृति 
कभी वस्तु, आलंबन के रूप में और कभी भाव आलंबन के रूप में 
उपस्थित होती है | शुद्ध उद्दीपन विभाव में आनेवाली प्रकृति का रूप 
इससे भिन्न है, जिसमें प्रकृति केवल दूसरे भावों को उद्दीत्त करने की 
इष्टि से चित्रित होती है | 

६१०--संस्कृत साहित्य में प्रकृति का उन्मुक्त आलंबन रूप वम 
है, जिसमें भाव का आश्रय कवि या पाठक ही होता है । प्रकृति को 
आलवन मानकर कवि अपनी भाव-प्रवणता में 
प्रकृति की सौन्दर्य्यानुभूति से अविमूत भावनाओं की 
अभिव्यंजना प्रकृति-चित्र की रूप-रेखा के साथ करता है। परन्तु इस 
प्रकार के मनस्‌-परक प्रकृति-चित्र संस्कृत साश्त्य में बहुत दी कम हैं। 
यह प्रकृति का प्रमावात्मक रूप गीतियों में अधिक व्यक्त हो उठता 
है| प्रकृति को पाकर कवि स्वयं अनुभूतिशील होता है और उस 
समय वह केवल भावों को अभिव्यक्ति कर पाता है, प्रकृति के चित्र या 
तो रखा-रूप में आधार प्रदान करते हैं या भावों को व्यंजित करते हैं । 
संस्कृत साहित्य में ऐसे गीति-काव्य का अभाव है, यद्यपि वेदिक साहित्य 
प्रकृति के उल्लास में दूबा हुआ ही विदित होता है | परन्तु यह उन्सम्रुक्त 
भावों का काव्य-रूप जिसमें रूप से भाव-पत्त अधिक होता ह, संस्कृत 
की साहित्यिक परम्पराओं में नहीं आ सका है। सम्भव है उस समय 
की जन-माषाओं में ऐसे गीत हों जो आज हमारे सामने नहीं हैं । 
संस्कृत साहित्य में इस भावना ने अन्य रूपों में अभिव्यक्ति का माध्यम 


किक 


दूं ढा है ।*० वाल्मीकि रामायण में कहीं कहीं प्रकृति के उन्मुक्त आलं- 


उन्म्ुक्त आलंबन 


२५ इस विषय में लेबफ़ का गीति-कव्य में अ्रक्ृति का रूपए और संस्कृत साहित्य” 


प्रकृति-रूपों की परम्परा १५१ 


बन चित्रों के साथ इस सोन्दर्य्यानुभूति की व्यंजना अवश्य आ जाती है | 
प्रकृति की वणना' में कभी कभी पात्र की मनःस्थिति का रूप भी मिला 
हुआ है| काव्यों में तो इस प्रकार की व्यंजना पात्रों की पूष मनःस्थिति 
के उद्दीपन रूप में ही हुई है और या इस प्रकार के वनों में आरोप 
की प्रवृत्ति अधिक है| कथानक के साथ ग्रक्नत का स्वतंत्र आलंबन 
जैसा रूप अवश्य मिलता है. | उस समय या तो पात्र स्वयं ही वन 
करते हैं ओर या वे वनों से अलग अलग रहते हैं। संस्कृत के 
महाकाव्यों में घटनाओं द्वारा कथानक के विकास से अधिक ध्यान 
वरशुन-सौंदय्य॑पर दिया जाता रहा है| इस कारण ये भी वर्शन-प्रसंग 
वस्तु-स्थिति और भाव-स्थिति दोनों के आधार न होकर स्वतंत्र लगते 
हैं। आदि काव्य में ऐसे बणुनों को अधिक स्थान मिल सका हैं; उसमें 
दृश्यों की चित्रमय योजना की गई है । रामायण में बस्तु-स्थिति, 
परिस्थात और व्यापार-स्थिति के साथ वातावरण की योजना में रूप- 
रंग, ध्वनि-नाद, आकार प्रकार और गंध-स्पश के संयोगों द्वारा चित्रों 
को स्पष्ट मनस-गोंचर बनाने का प्रयास किया गया है। पीछे उल्लेख 
क्रिया जा चुका है कि साधारण चित्रमय वनों को आलंकारिक 
योजना द्वारा व्यंजनात्मक बनाने का प्रयास चलता रहा है जो आगे 
चलकर रूढ़ि और वेचित्र्य की प्रवृत्ति में दिखाई देता हैं। साथ ही 
स्वतंत्र बणनों को उद्दीपन की व्यापक्र-सावना के अन्तगत ही चित्रित 
करने की ग्रवृत्त का भी विकास होता गया है । ययथपरि पिछले महा- 
काव्यों में भी सगे के सर सन्ध्या, प्रात। और ऋतु आदि के वणुनों 
में लगाए गए हैं और उनका कोई विशेष संबन्ध भी कथा के विस्तार 
से नहीं लगता। फिर भी समस्त वन व्यापक उद्दोपन के रूप में 
प्रस्तुत किए. गए हैं । 
है ११--पहले ही कहा जा चुका है कि प्रकृति प्रष्ठ-भूमि के रूप 


नामक निबन्ध देखना चाहिए (विश्व-भारती पत्रिका, आवय-आशित, २००३ । 


श्पूर काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


में भी कभी वस्तु-आलंबन के रूप में ओर कभी भाव आलंबन के रूप 
में उपस्थिति होती है | प्रकृति समस्त मानवीय 
स्थितियों को आधार प्रदान करती है। अपने 
परिवर्तित रूपों में समय और स्थान का ज्ञान 
प्रस्तुत करती है | इन रुपों भ प्रकृति स्वतंत्र आलंबन नहीं है, परंतु 
स्थितियों के प्रसार में समवाय रूप से आलंबन अवश्य है। महाभारत 
में प्रकृति के रूप अपने रेखा-चित्रों भ॑ इसी प्रकार के हैं। ये चित्र 
पात्र की वस्तु-स्थिति और मांग के स्वरूप वातावरण आदि को सम्मुख 
लाने के लिए हैं| रामायण में भी इस प्रकार के वशन स्थान-स्थान 
पर आए. हैं। ये चित्र बन-गमन-प्रसंग के बाद के हैं। राम बन में 
विचरण कर रहे हैं, उस समय उनके माग का और उसमें स्थित बन, 
पबंत, निभोरों का चित्र सम्मुख रखना स्थितियों की विभिन्न रेखाओं 
को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था | रामायण में समय और स्थान 
का वर्णन भी है जो अधिकांश स्थलों पर स्वतंत्र रूप में ही है। इसी 
स्वतंत्र प्रदत्ति के कारण ही कदाचित्‌ बाद के कवियों में प्रातः, साथ 

सूर्योदय, चन्द्रोदय तथा आतु-बशनों के रूप किसी वस्तु-व्थिति आदि 
के आधार नहीं हो सके। क्रमशः इनका संबन्ध कथानक की घटनाओं 
की एष्ठ-भूमि में या पात्रों की स्थितियों के आधार रूप में नहीं के 
बराबर होता गया | कालिदास ओर अश्वधोष के काव्यों में इस प्रकार 
के वनों का संवनन्‍्ध किसी सीमा तक आलंबन' की भावना से है| 
स्थान आदि के बणन इसी वस्तु-आलंबन के अन्तगंत हुए हैं, यद्यपि 
अपनी परम्परागत प्रवृत्ति के फल स्वरूप शैली में भेद अवश्य है । 
संस्कृत के नाटकों में समय ओर स्थान के इस प्रकार के आलंबन-चित्र 
पात्रों ओर घटनाओं को आधार प्रदान करने के लिए. किए गए हैं। 
बाण की “कादम्बरी? में प्रकृति की विस्तृत चित्र-योजना अपनी समस्त 
पूणुता में घटना-स्थल. स्पष्ट करने के लिये ही हुई है और वह वस्तु- 
आलंबन की सुन्दरतम उदाहरण है। यद्यपि इन चित्रों में इतनी पूणता 


पृष्ठ-भूमि : वस्तु- 
अलंबन 


प्रकृति-रूपों की परम्परा १५ रे 


ओर इतना सोन्दय्य-विस्तार है क्रि वे स्वयं स्वतंत्र-आलंबन लगते हैं। 
परन्तु चित्र अपने क्रमिक-विकास में विशेष घटठना-स्थिति की ओर 
चित्र-पट के दृश्यों की भाँति घूमते, केन्द्रित होते आते हैं। भारवि के 
“किराताजनीय! में अजुन के मार्ग का बणन भी किसी किर्सी स्थल पर इसी 
प्रकार का है | 


क--कभी कभी कवि प्रकृति के चित्रों को किसी मनःस्थिति विशेष 
को प्ृष्ठ-भूमि के रूप में प्रस्तुत करता है अथवा प्रकृति में पात्र विशेष 
के मनःस्थित-भाबों को प्रतिध्वनित करता है। ऐसी 
स्थिति में प्रकृति भाव आलंबन के रूप में उपस्थित 
होती है। यह प्रकृति की प्ृष्ठ-भूमि किसी मनोभाव से निरप्रेक्ष दोकर 
भी साव-आलंवन के रूप भ॑ रह सकती है, क्योंकि प्रकृति-सोन्दय में 
भावानुभूति के अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर देने की शक्ति हे | संस्कृत 
काव्यों में इस प्रकार का प्रकृति का भाव-आलंबन रूप क्रम है ओर 
जो चित्र हैं उनमें प्रक्नात अनुकूल स्थिति मे ही है--वह कभी पात्र 
का स्वागत करती जान पड़ती है ओर कर्भी छिपे हुए उदब्ल्ास की 
भावना व्यंजित करती है | कालिदास ने 'रघुबंश” में और भारवि ने 
किराताजुवीय? में कुछ ऐसे प्रकृति के रूप दिए हैं। इनमें कहीं कहीं 
तो केबल पाठक की मनःस्थिति को भाव के अनुरूप बनाने का प्रयास 

ओर कीं प्रकृति स्वयं इस भाव को प्रकट करती जान पड़ती 

मानवीय भावों के समानान्तर प्रकृति के चित्रों को उपस्थित करना भी 
इसी माव आलंबन की सीमा में आ जाता है| कालिदास ने 'रघुवंश? 
में प्राटः:काल का वणन और ऋतु का वणन राजा के ऐश्वय्य के 
समानान्‍्तर प्रस्तुत किया है। ये वशुन भाव-आलंवन हे क्योंकि: प्रकृति 
के रूप-व्यापार उसी भाव में आत्मसात्‌ हो जाते हैं। साथ ही स्वयंवर- 
प्रसंग के प्रकृति संबंधी संकेतात्मक वन भी वस्तु-आलंबन ओर 
भाव-आलंवन के अन्तगत आ जाते हैं जिनम किसी स्थान-काल का 


भाव आलंबन 


१५४ काव्य में प्रकृति की प्राची न परम्परा 


रूप मिलता है [२६ द 

१२-मानव अपने दृष्टिकोण से अपने मनोंभावों के आधार 
पर ही सारे जगत्‌ को देखता है | इस दृष्टि की प्रधानता .के 
कारण दी उसे प्रकृति अपने भावों से अनुप्राणित 
लगती है और कभी अपनी जैसी क्रियाओं में 
व्यस्त जान पढ़ती है। साथ ही जब वह अपनी 
भावानुभति की ओर ध्यान देता है, उस समय प्रकृति उसके भावों को 
अनुकूल या प्रतिकूल होते हुए भी अधिक गम्भीर बनाती है। यही 
प्रकृति का उद्दीपन रूप है | प्रकृति के अनुप्राणित-रूप ओर मानवीकरण 
में किसी दूसरी मनःस्थिति या भावों की स्थिति स्वीकृत है। इसके 
साथ जो सहचरण की भावना है उसमें प्रकृृति का विशुद्ध रूप नहीं 
है। ऐसी त्थिति में प्रकृति किसी मनोभाव की सहायक न होकर, 
उनसे स्वय॑ प्रभावित रहती है। परन्तु व्यापक दृष्ठि से इनका 
वर्णन फिर उसी प्रकार की मनःस्थिति उत्पन्न करता है जिससे 
प्रभावित वे चित्र थे | इस कारण उद्दीपन के अन्तगत इनको लिया जा 
सकता है। संस्कृत के मद्गाकाव्यों भें इस प्रकार के वणन आदि से 
अन्त तक पाये जाते है। इनकी प्रवृत्ति मानवीकरण की ओर अधिक 
रही है; साथ ही इस भावना में भी सुन्दर कल्पना और व्यंजना 
के स्थान पर रूढ़ि और चमत्कार का आश्रय अधिक होता गया है । 
कालिदास ही इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। भारवि और जानकीदास 
में ज्राव से अधिक आकार प्रधान होता गया, जो माघ में मधु-क्रौड़ाओं 
के रूप में अपने चरम पर पहुँचा है। प्रकृति-सहचरण की भावना के 
साथ प्रकृति के पात्रों से स्नेह-संबन्ध स्थापित करके भाव व्य॑ंजना करने 
की परंपरा चली है। इससे संबन्धित दूत-काव्यों की परम्परा में कालि- 


जी जग तकिया अिशननजकलत बकनन फ+बननन क नल 


आरापव[द--उद्दी पल 
को सीमा 





ननिजीीक लि लिललकतकन ने: 


२६ विश्लेष विस्तार के लिए लेखक का संस्क्ृत के विभिन्न काव्य-रूपो' में 
प्रकृति, नामक लेख देखा जा सकता है । (विश्व-भारती पत्रिका) 


प्रकृति-रूपों की परम्परा १फ ५, 


दास के मिघदृत' में जो मधुर-भावना है वह अन्यत्र नहीं हैं। प्रकृति 
से सहचरण की भावना का खोत मानव की स्वच्छुंद प्रद्नत्ति में ही है। 
आदि प्रगन्ध-काव्य में राम सीता का समाचार ग्रक्ृति से पूछते हैं; 
महाभारत में भी दमयन्ती नल् का समाचार प्रकृति के नाना रूपों से 
पूछुती फिरती है। अभिज्ञान शाकुंतल? का सौरदय्य प्रकृति की सह 
चरणु-मावना में ही सन्निद्ठित है| भवभति के उत्तर राम-चरत? मं 
प्रकृति के प्राते यही सावना ग्रकृति-रूप पात्रों की उद्धावना भी करती हें: 
ओर प्रकृति के चित्र तो इस भावना से अनुप्रा गित हैं ही। (विक्रमोवशी य* 
इसी भावना के आधार पर एक अंक की समस्त बातावरण 
संबन्धी आयोजना की गई है जो अपने सोन्दय्य में अद्वितीय है 
:१३-शुद्ध-उद्दीपन के अन्य्गत आने वाले पकृृति के वन 
भाव की किसी पूब स्थिति को उत्तेजित करते हैं। ऐसी :स्थिति में 
प्रकृति कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल चित्रित 
होती है | निरपेक्ष प्रकृति भी भावों की उद्दंगशील 
स्थिति में उद्दीपव का काये करती है । संस्कृत साहित्य में अधिकांश 
रूप से पहले दो रूप ही पाये जाते हैं। रामायण भ॑ वियोगी राम के 
द्वारा पम्पासर का ब्णुन प्रकृति का निरपेक्ष रूप प्रस्तुत करता है। इस 
स्थल पर प्रकृति का निरपेक्ष” रूप राम के हृदय में दो मनोभावों का 
समानान्तर सामझ्जस्य उपस्थित करता है। परन्तु इस स्थल पर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि प्रक्नति ने राम के मनोभाव को अधिक गम्भीर 
रूप से पाठक के सामने नहों प्रस्तुत किया । प्रझ्नति के उद्दीपन कु 
स्वाभाविक रूप भी रामायण में पाया जाता है। प्रकृति के परिवर्तित 
स्वरूप अपने संयोगों के साथ वेंदना को घनीभूति करते हैं। महाकवि 
अश्वघोष के 'सोन्दरानन्दः में प्रकृति अपनी अनुकूल रूप-रेखा में 
वियोगी हृदय के साथ व्याकुल है। कुछ स्थलों पर कालिदास ने 
प्रकृति-चित्रों को उद्धावना स्वामाविक राति से ही भावों को उद्दीत्त 
करने के लिए की है | 'कुमारसम्भव” में वसनन्‍्त-वर्णन अपने समस्त 


विशुद्ध उद्दीपन विभ,व 


प्रकृति-रूपों की परम्परा १५७ 
गई है |*७ 

(१४--पिडुली विवेचना में कहा जा चुका हैं कि स्वाभाविक 
मानसशास्र के आधार पर अलंकारों का प्रयोग भाव और वस्तु को 
न अधिक स्पष्टता से अभिव्यक्त करने के लिए होता 
४0200 है। वाद में अलंकारों भ॑ वशन-वैचित्य का कितना 
ही विकास क्‍यों न हो गया हो परसखु उनकी अन्तर्निहित प्रवृत्ति असि- 
व्यक्ति को अधिक व्यंजनात्मक करने की रही है। साहित्य मे प्रकृति 
की चित्रमय योजना के द्वारा आलंकारिक प्रयोगों से बसतु-स्थिति परि- 
स्थिति ओर क्रिया-स्थितियों को वातावरण के साथ अधिक साव-गम्य 
बनाया गया है। इसके लिए जिन स्थलों पर प्रकृति के एक चित्र को 
स्पष्ट करने के लिए, दूसरे दृश्य का आश्रय लिया गया हे, वे चित्र सुन्दर 
वन पढ़े हैं। ऐसे प्रयोग वाल्मीकि में भी मिल्लते हैं; परन्तु अश्वघोप ओर 
कालिदास में इनका विकास हुआ है| कालिदास में श्रलंकारों के ऐसे 
चित्रमय प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बन पढ़े हैं। भारवि और प्रवरसेन में अलंकारों 
का यह रूप रहा है, यद्यपि कल्पना अधिक जठिल होती गई है | माघ 
में यह प्रद्त्ति कम होती गई है। इन प्रयोगों में कहीं स्वतःसम्भातरी 
रूपों की योजना का आश्रय लिया गया है और कहीं कवि प्रोढोक्ति 
सम्भव काल्पनिक रूपों की, जो अपने रंग-रूपों, आकार-प्रकार तथा 
ध्वनि-गंध के संयोग में विभिन्न स्थितियों के आधार पर सम्भव हो 
सकते हैं। भारराव ओर माघ में प्रकृति उपमानों की योजना का यही 
दूसरा रूप अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अलंकारों में मान- 
वीय स्थितियों ओर क्रियाओं से भी साम्य उपस्थित किया गया है। 
इसमें अल्ंकारों में प्रकृति का प्रयोग मानवीकरण के रूप में होता है 
ओर कहीं रूप को ही मावात्मक बनाने के लिए | बाद में इसमें भी 
२७ विशेष विस्तार से-'संस्क्ृत काव्य में प्रकृति'/नामक लेखक की पुस्तक में 

विचार किया गया है। ( जो शीघ्र प्रकाशित होगी ) 





श्प््द् काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा 


कृत्रिमता और असाधारण की प्रवृत्ति आ गई है। 

क--अलंकारों में प्रकृति का उपयोग उपमानों के रूप में होता है 
इसके अन्तर्गत मनोविज्ञान के साथ ही सोन्दय्यं-भाव का भी अन्तर्भाव 
है | साहश्य और संयोग के आधार पर सुन्दर ओर 
रमणीय भाव की अभिव्यक्ति करनेवाला अलंकार 
एक शैली है। वाल्मिकि, कालिदास, अश्वधोष ओर भास के अलं- 
कारिक प्रयोगों में अधिकतर इस सौंन्दय्य-साव का विचार मिलता 
है | परन्तु आद में अल्लंकारों में वेचित्य-मावना के विकास के साथ 
ही वस्तुत्व की विचित्र कल्पना और प्रेबत्व की काय-कारण 
संबन्धी ऊधात्मकता का आरोप होता गया। संस्कृत काव्यों की 
परम्परा में जो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त उपमानों का सत्य है, 
वही वस्तु-स्थिति, परिस्थिति और क्रियास्थिति संबन्धी उपमानों 
की योजना के विपय में भी सत्य है। संस्कृत के कबियों में कला से 
कृत्रिमता की ओर, कल्पना से ऊह्दा की ओर जाने की प्रवृत्ति समान 
रूप से सभी न्षेत्रों में पाई जाती है | 

ख--प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ हमारा भाव-संयोग भी होता 
है जिसका आधार हमारी अन्तबु त्ति की सौन्दर्य्यानुभूति है। इसी के 
आधार पर प्रकृति के उपमानों की विभिन्न 
योजनाओं द्वारा भावों की व्यंजना की जाती है 
जो असंलच्ष्यक्रम व्यंग्य के अन्तगंत आती है। 
अन्तबू ति का यह वाह्मरूप जो प्रकृति के विस्तार से तादात्म्य स्थापित 
कर रहा है, महाकवियों की ही भावुक दृष्टि में आं सका है । अधिकतर 
पहले कवि ही इन प्रकृति के रूपों के द्वारा मानवीय भावों को सुन्दर 
रूप से व्यक्त कर सके हैं। बाद के कवियों ने इस प्रकार के चित्र कम 
उपस्थित किये हैं ओर उनमें भी स्वाभाविकता के स्थान पर कष्ट कल्पना 
का प्रवेश हो गया है । माघ और श्रीहृ्ष में कुछ स्थलों पर ऐसे 
स्वाभाविक स्थल शभ्री आ गये हैंजो कल्निदास के समक्ष रखे जा 


सौन्दय्य से वैचित्रय 


भाव-ज्यंजना 
ओर रुढ़्वाद 


प्रकृति-रूपों की परम्परा १५६ 


सकते हैं, परन्तु अपनी सामूहिक चेतना में वे रूढ़िवादी ही हैं। २4 
3 १४--संस्क्ृत की काव्य-शास्त्र संबंन्धी परम्परा तथा उसके 
काव्य के विभिन्न रूप हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग की भूमिका के समान 
मल हैं परन्तु हु आगे देखेंगे कि यद भूमिका साहित्य 
की भूमिक. के आदशों तक ही सीमित है । अन्य ज्षेत्रों भें इस 
युग के साहित्य ने स्वतंत्र रूप से विभिन्न क्षेत्रों 
से प्रेरणा ग्रहण की है| संस्कृत-साहित्य के बाद के काव्य के समानान्तर 
प्राकत और अ्रपश्र श का साहित्य भी है | इन साहित्यों का एक भाग 
तो धार्मिक चेतना से पाली के समान ही प्रभावित रहा दे  प्राकृत 
साहित्य मे संस्क्षत काव्यादशशों का अनुक रण अधिक दर तक हुआ है | 
अपम्र श-साहित्य में संस्कृत साहित्य के आदर्शों का पालन तो मिलता 
है, पर एक सीमा तक इसमें स्वच्छुंद प्रवत्तियों का समन्वय भी हुआ 
है। यह भावना जन-जीवन के सम्पक को लेकर ही है। परन्तु अपम्र श 
के काव्यों म॑ (जिनमें प्रमुखता जन काव्यों की है) धार्मिक प्रवृत्ति तथा 
साहित्यिक आदर्शों के अनुसरण के कारण स्वच्छुंदबाद को पूरा अवसर 
नहीं मिल सका । इस कारण उसमें प्रकृति संबन्धी किसी परम्परा का 
रूप स्पष्ट नहीं हो सका है| अगले प्रकरण में हम देखेंगे कि ईिन्दी 
साहित्य के मध्ययुग भें काव्य को एक बार फिर अधिक उन्‍न्मुक्त 

वातावरण मिला | 


२८ ही” 


द्वितीय प्रकरण 
मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 

(१--प्रकृति और काव्य के मध्य में मानव की स्थिति निश्चित 
है। काव्य में प्रकृति-रूपों की विवेचना के पूव काव्य की विभिन्न 
प्रवृत्तियों से परिचित होना आवश्यक है। इन 
प्रवृत्तियों का अध्ययन मानव को लेकर ही सम्भव 
है ओर मानव का अध्ययन युग विशेष की राजनीतिक, सामाजिक, 
धार्मिक तथा संस्कृतिक चेतना में सन्निहित है। साहित्य आख़िर 
अभिव्यक्ति तो उसी मानव जीवन की है | जिस युग के विषय में कहने 
जा रहे हैं, उस हिन्दी मध्ययुग के साहित्य के विषय में पिछले साहित्य 
के इतिहास-लेखकों का कथन था कि यह असहाय और पराजित जाति 
का प्रतिक्रियात्मक साहित्य है ओर इसी कारण इसमें भक्ति-मावना 
को प्रधानता मिली है।? पं० हजारी प्रसाद ने इस धारणा को भ्रम- 


युग की समस्या 


१ आचाय रामचन्द्र शुर्च, सिश्नव॑ंु, पंडित अयोध्या सिंद्द उपाध्याय तथा 


मध्ययुग की काव्य -प्रवृत्तियोँ १६१ 


मूलक सिद्ध किया है ओर मध्ययुग . की भक्ति-सावना को साहित्पिक 
रूप में स्वीकार किया है ।* स्वाभाविक्र रूप से राजनीतिक स्थिति 
तथा भारत में इस्लाम धर्म के प्रवेश का प्रभाव मध्ययुग के साहित्य 
पर अवश्य पड़ा है | इस युग के साहित्य पर जो प्रभाव इनका पड़ा 
है, उस पर झागे विचार किया जायगा | परन्दु इस युग की व्यापक 
भूमिका में युग की काव्य-प्रश्नत्तियों को समझने के लिए शावश्यक हे 
कि मध्ययुग की राजनीतिक तथा सामाजिक परित्वितियों के साथ 
दाशनिकर, धार्मिक तथा कलात्मक प्रृष्ठ-मृप्रि क्षो भी प्र्युत कर जिया 
जाय | वस्तुतः हिन्दी मध्ययुग का साहित्य इस संस्कृतिक चेतना के 
आधार पर विकसित हुआ है । 

४२--इस विपयव में एक बात का उल्लेख करना आवश्यक 
जान पड़ता है| अ्रभी तक हम मध्ययुग के साहित्य के साथ संस्कृत साद्वित्य 
की बात सोचने के अ्रभ्यस्त रहे हैं। इस युग के 
साहित्य के पूत्र अपन्नश तथा प्राचीन हिन्दी का 
विशाल साहित्य है | चारण काच्यों के रूप में प्राचीन हिन्दी का बहुत 
कम साहित्य हमारे सामने है। सारतीय साहित्य की श्रृंखला की यह 
कड़ी अमी तक उपेक्षित रहीं है ओर इस कारण इईिन्‍्दी मध्ययुग की 
काव्यगत परम्पराश्रों को पूरी रूप-रेखा हमारे सामने नहीं आ सकी 
है ।3 धार्मिक भमाव-घारा के विय्य में भी एड्ले इसी प्रकार सम्देदात्मक 
स्थिति थी | इसी परिस्थिति के कारण ग्रिपसन ने मक्ति को सध्यवुग 
की आकम्मिक बस्तु के रूपए मे समझा था | इचर दत्षिश के शा ॒बारों 
की भक्ति परम्परा के प्रकाश भे॑ आने पर तथा सिद्धों ओर नाथों के 


शृंखला की कड़ी 


१६२ मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


अध्ययन की ए्ष्ठ-मूमि पर भक्ति-सावना का खोत अधिक निश्चित हो 
सका है। अपमश्र श साहित्य के व्यापक अध्ययन से साहित्यिक परम्पराओं 
का क्रम उपस्थित हो सकेगा |४ इस साहित्य में जन-सम्पक संबन्धी 
स्‍्वच्छुंद प्रदृतियाँ अवश्य मिलती हैं, यद्यपि कवियों के सामने साहित्यिक 
आदशों की परम्परा भी सदा रही है| सिद्धों और नाथों का, एक वर्ग 
ऐसा अवश्य है जिसके सामने साहित्यिक बंधन नहीं था, परन्तु उसका 
अभिव्यक्ति का अपना ढंगथा जिसमें जन-जीवन की बात न कहीं 
जाकर अपने मत ओर सिद्धान्त का प्रतिपादन ही है। जैन कवियों में 
धार्मिक चेतना अधिक है ओर राज्याश्रित कवियों के सामने संस्कृत तथा 
प्राकृत के आद्श अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | इसके उपरांत भी अ्रपश्र'श 
का कवि जन-जीवन से अधिक परिचित है ओर अपने साहित्य में 
अधिक उन्मुक्त वातावरण तथा स्वच्छुंद भावना का परिचय देता है। 
हम देखेंगे कि इसी स्वच्छुंद भावना को हिन्दी साहित्य के मध्ययुग 
ने और भी उन्म॒ुक्त रूप से अपनाने का प्रयास किया है। 

$२०-यहाँ राजनीतिक परिस्थिति के रूप में एक बात का उल्लेख 
किया जा सकता है । हिन्दी-काव्य के मध्ययुग में कवियों के लिए 
विक्रम, ह्ष, मुंज और भोज जैसे आश्रयदाता नहीं 
थे ओर उनको अपने आश्रयदाता सामंतों के 
क्‍ यशनान का अवसर भी नहीं था । इस स्थिति 
को राजनीतिक प्रभाव के रूप में मुसलमानों के भारत-प्रवेश से 
संबन्धित माना जा सकता है। वस्तुतः मध्ययुग में हमको जीवन 
के सभी त्षेत्रों में जन-आन्दोलन के रूप में स्वच्छुंदवादी प्रद्वत्तियाँ 


युग-चैतना तथा 
राजनीति 


४ इस दिशा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिन्दी-विभाग अयत्रशीज 
है | श्री रामसिंद तोमर का अपम्र'श संबन्धी कार्य लगभग समाप्त हो रहा है । 
आप का क्षेत्र विशेषतः जेन कथा-काव्य है। लेखक ने इस विषय में उनसे परा- 

के 
मश लिया है। 


मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ १6 रे 


दिखाई पड़ती हैं | इस युग में, दर्शन, धर्म तथा समाज आदि ज्षेत्रों में 
रूढ़ि का विरोध हुआ और नवीन आदश्शों की स्थापना हुई। इस 
वातावरण के निर्माण के लिए. तत्काल्लीन राजनीतिक स्थिति अनुकूल 
हुईं | मुसलमान शासक विदेशी होने के कारण अपने धर्म के पक्त॒पाती 
द्वोकर मी यहाँ कि परिस्थिति के प्रति उदासीन थे | मध्ययुग के पूब ही 
कुमारिल तथा शंकर ने बोद्धों को परास्त कर दिया था ओर राजपूत 
सामनन्‍्तों की सहायता से दिनइ-घर्म का पुनरुत्थान दो चुका था। परन्तु 
न तो जनता के जीवन से बौद्धों का प्रभाव हट सका ओर न हिन्दू-धर्म 
की स्थापना से सामाजिक व्यवस्था का रूप ही निश्चित हो सका था । 
ऐसी स्थिति में राज्य-शक्ति भी विदेशों हाथों भें चली गई | फिर तो घर्म 
को सामाजिक व्यवस्था का आधार बनाए रखना और अद्वेत दशन से 
धर्म के साधना-पक्ष का अतिपादन करता दोनों ४ कठिन शो गया। 
परिणाम स्वरूप उस सम एकाएक दशन, धर्म और सझ्ाज उभी 
को जनरचि का आश्रय हूँ ढना पढ़ा। इसका अर्थ $ इनक अपनी 
व्यवस्था की रूप-रेखा प्रचल्लित समाज की प्रमुख प्रव्नल्ियों के आधार 
पर देनी पड़ी | साहित्य ज/बन की जिम सम्टियों की अ्रभिन्‍्यक्ति है, 
ते सभी अपना संतुलन जन-जीवन के व्यायक प्रसार से कर रहीं थीं। 

#--ऐली स्थिति मे मध्य-सुग के साहित्य को जन-गआ्रानदोलन थे 
सस्‍्वच्छुंद फोके ने एक वार हिला दिया ।४ संग्ठ्त साहित्य की संस्कार- 
बादी परम्परा में स्वच्छुद्वाद को उन्हुक्त दाराबरण 
नहीं मित्र सका था। अ्रपश्नश साहित्व भे॑ एक 
बार उसने प्रवेश करने का शयास किया है और मध्यद्रुग में इसको 
उन्मुक्त वातावरण भी मिल सका है, परन्तु यह प्रयास पूण सफल नहीं 
हुआ । इस साहित्यिक आन्दोलन ने अपनी अन्य प्रेरणाएँ विभिन्न 
खोतों से प्राप्त की है ओर इस कारण उससे विभिन्न रूप पाए जाते 


स्वच्छूंद' वातावरण 


५ हिन्दी-साहित्य की भूमिका; ५० दृजरीं प्रसाद दिवेदो; ए० ५७ 


१६४ अध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


हैं | परन्तु इस समस्त काव्य की व्यापक भावना के अन्तराल -में एक 
स्वच्छुंद तथा उन्प्रुक्त प्रवृत्ति का आमास मिल्नता है। यंहाँ इन शब्दों 
का प्रयोग व्यापक अ्रथ में किया गया है| स्वच्छुंदवाद किसी साहित्य 
की देश-काल गत सीमा में नहीं बाँधा जा सकता | वह तो व्यापक रूप 
से मानव जीवन की स्वाभाविक तथा उन्सुक्त अभिव्यक्ति है। इस 
साहित्यिक प्ररणा मे रूढ़ियों के प्रदि विद्वोह भी होता है |$ आगे की 
बिवेचना भें हम देखेग कि मध्ययुग के जन-आनन्‍्दोलन ने इस युग के 
दाशनिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण को स्वच्छुंद बनाने में 
सहायता दी है और इन सबसे प्रेरणा पाकर इस युग का साहित्य भी 
- मूलतः घच्छुंदवादी ही है| फिर भी मध्ययुग की अधिकांश काव्य- 
परम्पराओं में इस प्रवृत्ति का विकास नहीं हो सका | इसका एक कारण 
काव्य में भक्ति की प्रमुखता में देखा जा सकेगा | लेकिन इस युग के 
काव्य पर भारतीय कला ओर साहित्य के आदशों का जो प्रभाव पड़ा 
है उसकी विवेचना से यह बाव ओर भी अधिक स्पष्ट हो सकेगी । 


युग की स्थिति और काव्य 


९५--शंकर की दिग्विजय के बाद सारतवष में बौद्ध धर्म का 
नाश हो गाया | इसका अर्थ केवल इतना हैं कि यहाँ दाशनिक पंडितों 
तथा धार्मिक आचार्यों में बोदध-दशन तथा वो द-धर्म 
की मान्यता नहीं रह सकी। परन्तु बोद्ध-धर्म का 
प्रभाव जनता पर ज्यों का त्यों बना था। इस प्रभाव का तात्यय 

६ नेचुलिंज्रम इन शंगजिश पेंइट्री; स्टप्फोडों ०० ओक; ५० २४--- मैंने 
अमी तक प्रकृतिवाद के विकास की बात कही है जिसमें कव्य का संवन्ध 
स्वच्छ॑द-भाव से है । ओर इसी करण वह व्य.पक्ष भ्.नव उवृत्तियों की 
 अम्पुक्त अभिव्यक्ति है जिसमें अपने से पूव की रूढ़िव;दी काव्य-भ,वना से 
. विरोध भा ६ । 


दर्शन ओर जीवन 


युग की स्थिति ओर काव्य ह १६५ 


आचारों तथा विश्वासों के विक्षेत रूप भें लेना चाहिए ।* जनता 
किसी भी धर्म के बोद्धिक-पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं देती, फिर वौद्ध- 
घर तो विशेषतः सन्यासियों का धर्म था। जहाँ तक मस्तिष्क की 
समस्या थी, तक का ज्षेत्र था, शंकर का अ्रह्मेत अटल ओर अकाटय 
था | परन्तु जीवन को व्यावद्यरिक दृष्टि से यह दशन दूर पड़ता है। 
मध्ययुग की जनता के लिए अपने. दोद्धिक स्तर पर यह तत््ववाद 
ग्राह्म होना सम्भव नहीं था। जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को स्पश 
करने के लिए भी जीवन की अस्वीकृति मध्ययुग के आचार्यों को 
सम्भव नहीं जान पड़ी । आध्यात्मिक साथना के लिए अद्वेत को 
विशिष्ट अथ में दी स्वीकार किया जा सकता है। इसी कारण रामा- 
नुजाचाय तथा उनके -परवर्ती आचार्थों ने विशिष्यक्षेत का ही प्रति- 
पादन किया है। दाशनिक प्रतिपादन की शैली तक है और इस 
कारण इन आचारयों ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन तक के आधार 
पर ही किया है। अद्वेतवाद में जिस सीमा तक बौद्धिक कव्पना का 
चरम हैं, उस सीमा तक जीवन का व्यावह्यरिक समन्वय नहीं है | 
आत्मवान्‌ जीव स्वचेतना तथा रूपात्मक जगत्‌ की अनुभूति को लेकर 
ही आगे बढ़ता है। जीवन के स्वाभाविक और स्वच्छुंद दशन में 
अद्वेत की व्यापक एकता का संकेत तो मिलता है, पर उसके लिए 
जगत्‌ की रूपात्मक सत्ता को श्रम मानना ओर अपनी स्वानुभूत आत्मा 
के व्यक्तित्व को अस्वीकार करना सरल नहीं है। इसलिए जब दशन 
धार्मिक जीवन ओर व्यक्तिगत साधना का समन्वय उपस्थित करना 
चाहता है, वह विभेदवादी लगता है| रामानुजाचाय ने अपने विशिष्टा- 
दुत में इसी एकता ओर मभिन्नता का समन्वय उपस्थित किया है। 
रामानुज का ब्रह्म प्रकृति, जीव और ईश्वर से युक्त है। ईश्वर अपने 
पूण स्वरूप में ब्रह्म से एक रूप है। भेद यह है कि ईश्वर धार्मिक 


७ हिन्दी-साहित्य की भूमिका; पँ० इजारीप्रसाद $ पृ० ४ । 


"१६६ मध्ययुग की काव्य-प्रदृत्तियाँ 


साधना का आश्रय है और ब्रह्म तत््ववाद की त्रि-एकता का प्रतीक है। 
रामानुज का यह सिद्धान्त बिलकुल नया हो, ऐसा नहीं है। इसमें 
जीव, प्रकृति और ईश को सत्य मानकर सब में ब्रह्म की अभिव्यक्ति 
स्वीकार की गई है । यह एक प्रकार से घार्मिक साधना के लिए शंकर 
के पारमार्थिक ओर व्यावहारिक सत्यों का समन्वय समझा जा सकता 
| इसमें संसार की रूपात्मक सत्ता का अथ लगाने के लिए माया 
का आश्रय भी नहीं लेना पड़ा है। आचाय वह्लभ ने अपने पुष्टि 
भाग के लिए जिस शुद्धाहत का प्रतिपादन किया है उसका स्वरूप 
भी इसी प्रकार का है। शंकर ने सत्य के जिस अंशानुक्रम का उल्लेख 
कया है, उसी को वब्लभ ने सत्‌ (प्रकृति), चतू (जीव) ओर आनन्द 
(ईश) के रूप में स्वीकार किया है | जीव में प्रकृति का अंश है 
इसलिए वह 'सच्चित? है और ईश में शइझ्नति तथा, जीव दोनों का 
तिरोमाव है इसलिए वह 'सब्चिदानन्द!ः है। इस प्रकार इसमें भी 
घार्मिक-साधना का दृश्कोण ही प्रमुख है। इस सम्रस्त दत्त्ववादी 
विचार-घारा का कारश यही है कि दशन अपना मार्ग जीवन के 
व्यापक क्षेत्र में वना रहा था। ऐसी स्थिति में दशन में उन्मुक्त बाता- 
वरण की स्वीकृति सम्भव हो सकी, जिसके फल स्वरूप मध्ययुग के 
तत्त्ववाद में यथार्थवादी अद्वेत का प्रतिपादन हुआ | 
(५४-“अरभी तक दार्शनिक आचायों के तत्ववाद का उल्लेख 
किया गया है । यदि हम मध्ययुग के साधक कवियों के दाशनिक मत 
पर विचार करें तो इस यथाथंवादी अद्वेतवाद की 
बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है। साथ दो मध्ययुग 
में दाशनिक स्वच्छुंदबाद की प्रवृत्ति भी अधिक व्यक्त दो जाती है। 
इन साधकों के दाशनिक मत के साथ ही यह भी जान लेना आवश्यक 


अनीलनननानननणन पट न तक नस नन+ न «९ 


सदज अत्मानुभूति 


८ ए कांस्ट्रकटिव सवे ऑव उपनिषदिक फिनल्नाधफ़ी; आर० डी० रानाडे 
पृ० २१०, २३१२ । 


युग की स्थिति ओर काव्य १६७ 


है कि ये सहज आत्मानुभूति को ही ज्ञान (ह्ृ-शञान) का साधन स्वी 
कार करते हैं। संतों का सहज? ज्ञान यही आत्मानुभूति है। कश्ीर 
जब सहज? को आध्यात्मिक शान की सीढ़ी कहते हैं या दादू अधिक 
कविच्वपूर्ण शब्दों में आत्मानुभूति की कील कहते हैं, तो उसका भाव 
आत्मानुभूति ही है।* जब कदते हं--बोलना का क हिए. रे भाई, बोलत 
बोलत तत्तनयाईं! उस समय निश्चय ही उनका संकेत आत्मानुभूति 
की ओर है | प्रममार्गी यूफ़ी कवियों ने सी ईश्वर को हृदय में बताया 
है| जायसी कहते हैं--पिव दिरदव सह भेंट न होई। कोर मिलाव 
कहाँ कहि रोई |? परन्तु इन ऋवियों ने साधना के भाव-पत्षु को ग्रहण 
किया सी कारण आत्मानुभति का विपय साथामिव्यक्ति हो गया 
है। ज्ञान के विवेचनाध्मक पक्क में सगुणवादी कवियों का भी यही मत 
| तुल्लसीदाय ने भक्ति के साथ ज्ञान को भी महत्व दिया #, पर वह 
शान का व्यायक रुप ६, केवल व्यावहारिक नहीं । वेसे तुलसी भावात्मक 
भक्ति को ही प्रमुख मानते हैं और साथ हो विनयपत्रिका मे उन्होंने 
भेद-बुद्धि वाले ज्ञान को त्याज्य माना है ।१ सूरदास ने भी सगुणवादी 
होने के साथ ही अपनी भक्ति में मावामिव्यक्ति का साधन ग्रददण किया 
है ओर भगवान के प्रेम को आत्मानुभूति के रूप में अंतगत भानेवाली 
ही इताया है |)" इस प्रकार मध्ययुग के साधक कवियों ने अपनी 
९ कवीर-ग्रंथ/० ४० ५९; १५-हस्ती चढ़िया शान का, सहज दुशीचा 
ढारि |” और दादू को वानो (शन-सागर ) ५० ४२३ ७०-- 
“ददू सरवर सहज का, तामें प्रेम तरंग । 
तह मन भूले आतमा; अपने साई संग ॥*! 
१० विनवन-पत्रिका; पद १११-'केशव कहि न जाइ का कहिए ! 
कोड कह सत्य, झूठ कह कोड झुगल प्रवल करि माने । 
तुलसीदास परिहरै तीनि श्रम सो आपुन पहिचाने [” 
११ सूरसागर (खे० कु०) प्र०, पद २- 


श्ध्८ मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


अभिव्यक्ति में भाव-पत्ष को स्थान दिया है, साथ ही आत्मानुभूति को 
ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसका कारण यह है कि इन 
साधकों में कवि की अन्तंदृष्टि अधिक है, दार्शनिक का तक कम ओर 
इन्होंने कवि की व्यापक अन्तदृष्टि से ही दार्शनिक प्रश्नों पर विचार 
किया है। भारतीय विचारों की परम्परा में दार्शनिक स्वच्छुदवाद का 
एक युग उपनिषद्‌-काल था। उपनिषद्‌-काल का दृश्ठ कवि ओर भनीषी 
था | उसके सामने जीवन.ओर सजन का उन्भुक्त वातावरण था। उससे 
आत्मानुभूति में जिस क्षण सत्य का जो रूप देखा, उसे सुन्दर से सुन्दर रूप 
में अभिव्यक्त किया। यही कारण है कि उपनिपदों में विभिन्न «द्धान्तों 
का मूल मिल जाता है। बस्तुतः सत्य की अनुभूति जब अभिव्यक्ति, का 
माध्यम स्वीकार करती है, उस समय उसके रूपों में अनेक रूपता होना 
सम्भव है ।१* हिन्दी मध्ययुग के साधक-कवियों की स्थिति भी लगभग 
ऐसी दी है। ये साधक दृष्टा अधिक हैं, विचारक नहीं । यही कारर 
है कि इनके सिद्धान्तों में विचारात्मक एक-रूपता नहीं है । इनके पास 
दाशंनिक शब्दावली अवश्य थी, जिसका प्रयोग इन्होंने अपने स्वच्छुंद 
मत के अनुरूप किया है। इसके अनुसार इनको तत्त्ववाद के विभिन्न 
मतवादों में रखना इनकी उन्मरुक्त अभिव्यक्ति के प्रति अन्याय 
करना है | 

(६--भावाभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकार करने पर इस युग का 
साधना-काव्य अ्रनुभूति प्रधान है। इनके विचार ओर तक इसी ई, 
प्रेरशा ग्रहण करते हैं। इस आधार पर सभी पर- 
म्पराझ्ों के साधक-कवि अपने विचार में समान 


'ह “ली कीलीब>+ननननक-गाककनीनागानी अत तक. 


समन्वय दृष्टि 


“अबगत गति कछु कहत न श्रवे | 
ज्यों गंये मीठे फल को रस अंतर्गतही भावे ॥” 


१२ ९ कॉस्ट्रकक्टिव सवे ऑव उपनिषदिक फिलासफी: आर, डी. रानाडे: 
प्‌, श्छ८ 


युग की स्थिति ओर काव्य १६६ 


लगते हैं | जो भेद हूँ वह उनके सम्प्रदायों तथा साधना पद्धति के भेद 
के कारण हैं| इस युग के समस्त साधक कवियों की व्यापक प्रवृत्ति 
समन्वय तथा सहिष्णुता की है। इनमें जो जितना महान कवि हैं वह 
उतना ही अधिक समन्वयशील है | परम सत्य की अनुभूति की अभि 
व्यक्ति के लिए. समन्वय ही आवश्यक है, क्योंकि उसका बोध सीमा 
ज्ञान के द्वारा ही कराया जाता है। साथ ही भारतीय तत्त्ववाठ के 
विभिन्न मतों से ये साधक परिचित थे ओर इन्होंने उनकी शब्दावली 
को पैत्रिक सम्पत्ति के समान पाया है | इस सारी परिष्यिति को यदि 
हम अपने सामने रखकर विचार कर तो हमें इनम॑ जो विरोधी बाठ, 
का कठिनाई जान पड़ती है, उसका हल मिल सकेगा | 

क -अनुच्छेद चार में मध्ययुग के धथाथवादी अ्रद्वेत का उल्लेख 
किया गया हैं। परन्तु इसकों भोतिक न समझकर विज्ञानात्मक ही मानना 
चाहिए | हिन्दी मध्ययग के सभी साधक कवियों ने 
व्यापक विश्वात्मा की अद्वत भावना पर विश्वास 
किया है| निगण संतों में कबीर, दाइ ओर सुन्दरदास आदि ने जिस 
परावर तथा इन्द्रियातीत का निरूपणु किया हू वह बहत दर तंक अद्वत 
है| जीव इस स्थिति में ब्रह्म से पूरी एक रूपता रखता है | अन्य जिन 
संतों म॑ यह व्याख्या नहीं मिलती वे भी पूणतः भेदाभेदबादी” अथवा 
'विशिष्टाह्वेतवादी? नहीं हैं| कुछ स्थलों पर अद्वेत की भावना जीव 
ओर ईश की एक रूपता में मिलती हे । वस्तुतः इन संतों ने ब्रह्म की 
व्याख्या समान नहीं की है और वे अनुभूति की अभिव्यक्ति में अद्वेत 
भावना का स्वरूप भी प्रतिपादित नहीं कर सके हैं। कबीर, दाद तथ। 
सुन्दरदास आदि कुछ ही साधकों ने एकात्म भाव की अभिव्यक्ति इरख्े, 
मं एक सीमा तक सफलता प्राप्त की है [१३ परन्तु प्रेमसाधना ५ 

१३१ कबी० ग्र० ९० १७-७--“हेरत दहेरत हे सखी रहा कबीर हेराई । 

बंद समानी सेमद में सो कत हेर॒या जाई।” 


विज्ञानात्मक अद्वैत 





१७० ध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


मार्ग पर इन साधकों के विरह तथा संयोग के चित्रों में विशिष्टाह ती 
भावना ही प्रघान लगती है ।१४ और सामाजिक घरातल पर भगवान्‌ 
को सब शक्तिमान्‌ स्वीकार करने पर ये अपने विनय के पदों में भेदा- 
भेदवादी भी लगते हैं | यूफ़ी प्रममार्गी कवियों भें भी हमको ये तीनों 
दृष्टिकोण मिलते हैं। विवेचना के रूप में इन्होंने विज्ञानात्मक अद्व त 
की स्थायना की है ओर साधना-पत्ष में विशिष्टाह्देत को स्वीकार किया 
& |१“ साथ ही बाशरा होने के कारण इनके मत में भेद-भाव की भी 
स्वीक्षति है| राम और क्षष्णु के सगुणवादी भक्तों ने भी स्थान स्थान 
पर अ्रद्वत ब्रह्म का निरूपशु किया है, वेसे साधना के क्षेत्र में वे 
विशिष्टाहदी ओर शुद्धाह्न ती हैं | ९ व्यापक रूप से इन सभी साधकों 
में अधिक भावनाएँ मिलती हैं झ्लौर एक सीमा तक इन सभी में इस 
बात को लेकर समानता भी है। 

ख--इन समस्य साधक कवियों में समानता पाई जाने का कारण 
है। इन्होंने तत्म की आत्मानुभृति व्यापक आधार पर प्राप्त की है, 
केदल उ>को अपनी साधना में एक निश्चित रूप 
क्‍ देने का प्रयास किया है और इसी कारण बहुत 
सी बातों मे भेद हो गया है| यहाँ कुछ अन्य समान बातों का उल्लेख 
भी किया जाता हैं। मध्ययुग के लगभग सभी साधकों ने विश्व की 
उयापक्र रूपात्मकता को किसी न किसी रूप भें, ईश्वर के विराठ रूप 


व्यापक सत्ता 





१४ वहीं; प० १००-“कहे रे नलिनी तू कुम्दलानी तेरदि नाल सरोवर 
पानी । जल में उत्तत्ति जल में बास, जञ में नलिनी तोर निवास ।ए* 

१५ जाय० झं० १० १९३--“आपुद्दि आपु जो देखे चहा। अआपुनि प्रभुत 
अपु सन कद्दा | सबै जगत दरपन की लेखा। आपुद्धि दरपन आपुद्दि लेखा |” 
वही ६० १९९००/रहा जो एक जल गुपत समुंदा | वरसा सहस अठरद बु'दा ।” 

१६ सूरसा० ४० २-/रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरलम्ब मन 
चकत धावे ।”” 


युग की स्थिति और काव्य १७१ 


की अभिव्यक्ति स्वीकार की है | सभी ने माया को कई रूपों में लिया 
है। माया के संबन्ध में उपनिपद-साहित्य में सी यह स्थिति है।*? 
इन्होंने माया को ज्णिकता, अज्ञान तथा आचरण संबन्धी दोषों के 
रूप मे माना है | यद्यपि उस समय शंकर का मायावाद अधिक प्रसिद्ध 
था ओर इसका रूप भी इन साधकों के काव्य में मिलता है| प्रसुखतः 
माया को दो रूपों भ॑ स्वीकार किया गया है | साथा का एक अ्रमात्मक 
पत्त है जो जीव को ब्रह्म से अलग करता है और उसी के अन्तगत 
सामाजिक आचरण संबन्धी दोषों को लिया जा सकता है। दूसरे 
रूप में माया ईश्वर की शक्ति है जो विद्या है ओर जिसके सहारे सजन 
चक्र चलता है | माया का यह रूप जीव का सहायक है। इसके 
अतिरिक्त वेदांत दर्शन पत्णिमवादा नहीं है, फिर भी मध्ययुग के 
साथक्ों ने सूष्टिसजन का स्वरूप सांख्य से स्वीकार किया है | 
लगभग इस झुग के सभी साधकों ने कुछ भेदों के साथ सर्जन क्रम के 
लिए, प्रकृति और पुरुष को स्वीकार किया है और महत्‌ से अं आदि 
की उत्पत्ति उत्ती क्रम से मानी है । कबीर तथा तुलसी आदि कुछ 
प्रमुख कवियों ने इसको रूपक माना है और अन्य कवियों ने मूल 
रूप भ॑ स्वीकार कर लिया है |१८ 

य-- इस समस्त व्याख्या से यह, स्पष्ट है कि मध्ययुग के तत्ववादी 
आचारयों ने अपना भत कुछ भी स्थिर किया हो, इस युंग के 
साधक-कवि किसी निश्चित मतवाद के बन्दी नहीं 
हैं| इन्होंने जीवन और जगत्‌ को स्वच्छुंद रूप से 
उन्मुक्त भाव सें देखा है और उसी आधार पर अपनी अनुभूतियों 
श्रोर विचारों को व्यक्त किया है| साथ ही इनके विचारों की पृष्ठ-भूमि 
में भारत की दाशनिक विचार-घारा है। तस्ववाद के ग्राचीन सिद्धान्तों 


| अनननन-+-क०+++>मन+०+ननन 


१७ का० स० उ० फि० ४ ए० रश्८ 
१८ दि निगु ण स्कूल ऑँव पोइ्ट्री; पो० डी० वड्थ्वाल/पूृ० ५० 


उन्मुक्त दर्शन 


१७२ सध्ययुग की काव्य प्रवृत्ति याँ 


को इन साधकों ने राष्ट्रीय सम्पति के समान आयनाया है ।१* परन्तु 
इन सिद्धान्तों को अपनाने में इनका कोई तार्कित आग्रह नहीं है, ये 
तो केवल साथकों के अनुभूत सत्यों के रूप में व्यक्त हुए हैं। यही 
कारण है कि इन साधक-कवियों भ॑ आपस में तों साम्य ओर विरोध 
है ही, अपने आप में भी विरोधी बातों का उल्लेख है | उपनिषद्‌- 
कालीन दृष्ठाओं ने जीवन और सजन के प्रति श्रपनी जिज्ञासा से जो 
अनुभव प्रात किये थे, बाद के तत््ववादियों ने उन्हीं को मनन करके 
अपने सतबादों का रूप खड़ा किया है।*? परन्तु मध्ययुग के 
साधकों ने जीवन और समाज के उन्समुक्त वातावरण में फिर इन 
सिद्धान्तों को अपनी अनुभूति के आधार पर परखा है। इस युग में 
जीवन ओर सजन के साथ समाज का भी प्रश्न सामने. आया है। 
इसके फलस्वरूप एक ओर दाशनिक सीमा में ईश्वर की कल्पना में 
पिता तथा स्वामी का रूप सम्मिलित हो गया और बूसरी ओर 
धामिक ज्षेत्र में आचार संवन्धी अनेक वातों का समन्वय किया 
ग़या है । 

(७--इस युग में दशन के समान ही धर्म की स्थिति थी। 
सामाजिक आचारों की व्यवस्था घम्ं करता है, इस कारण यहाँ समाज 
ओर धर्म को साथ लिया जा सकता है। हिन्दी 
मध्ययुग के पूर्व सामाजिक स्थिति बड़ी अव्य- 
बस्थित थी, ओर इसलिए पंडितों ने समाज में 
घधामिक नियमन और व्यवस्था करने ,का प्रयास किया था। 
परन्तु आह्मयणों का समाज पर विशेष प्रभाव नहीं था ओर न उनके. 


न्‍अिलक नमकीन -का कमनन "नकनननजनननतनी- लक अनपिलयओ अलिकाण 


थम और समाज 
का तियमन 





१९ दि सिक्स सिस्टम ऑँव इन्डियन फिलासफी: मैक्स मुलर; भूमिका 
से--इन छात्रों सिद्धान्तों की विभिन्नता के पीछे, एक समान दशेन की पंजी 
जो जन साधारण कीं अथवा राष्ट्र वी कही जा सकती है 

२० काँ० स० उ७०७ फि०; ए० २१० 


युग की स्थिति और काव्य १७३ 


साथ राजशक्ति ही थी। ऐसी स्थिति में पंडितवग ने समाज के प्रचलित 
आचार-व्यवह्ारों की व्यवस्था न करके उनकी स्वीकृति मात्र दी है |।९१ 
परिणाम स्वरूप मध्ययुग में सामाजिक विश्वृंखलता के साथ धार्मिक 

अव्यवस्था भी बढ़ चुकी थी। हिन्दी के साधक-कवियों में अधिकांश 
का स्वर इनके विद्रोह में उठा है। अध्ययुग के साहित्य मे धामिक 
ओर सामाजिक नियमन विद्रोह तथा निर्माण दोनों ही आधारों पर 
ज्या गया है। 

क--मध्ययुग के कवि के मन मे वस्तु-स्थिति के प्रति विद्रोह 

और साथ ही आदश के प्रति निर्माण की कल्पना है। केवल कुछ में 
विद्रोही स्वर अधिक ऊंचा ओर स्पष्ट हे और 
कुछ में मानवीय आदश के निर्माण की व्यवस्था 
धख्रधिक है। इस क्षेत्र भें कबीर तथा अ्रन्य सन्‍्तों की वाणी अधिक 
स्वच्छुंद है। कवीर ने किसी परम्परा का आश्रय नहीं लिया, इसी 
कारण धार्मिक रुढ़ियों के प्रति उनका खुला विद्रोह है । परन्तु इन संत 
कवियों ने केवल खंडन किया हो, ऐसा नहीं है| इन्धोंने श्वाभाविक 
मानवीय धर्म का प्रतिपादन भी किया है। यह घमें किसी शासत्र-बचन 
की अपेक्षा न रख कर मानवीय आदर्शों पर आधारित है। इस युग 
की अन्य परम्पराओं के कबियों में शास्त्र-सम्मत होने की भावना हैं। 
परन्तु इन्होंने भी शात्र का संकुचित अथथ नहीं स्वीकार किया है। 
इनके द्वारा स्वीक्त शास्त्र का अथ शुद्ध तात्विक दृष्टि से सानव-जीवन 
के सुन्दर और शित्र आदर्शों का प्रतिपादन करने वाला है। सूर 
छुलसाी तथा जावयसी आदि विभिन्न घाराश्नरों के साथकों में सत्य, 
अहिंसा ओर दया के प्रति समान रूप से आस्था है ओर गशाशु- 
पुरुषों के प्रति महान आाइर-साव भी पाया जाता है। तुद्लली ने अति 
सम्मत पथ? पर ही अधिक वल दिया है और “दे ) महिमा 


4 जककर-क्रज ताक का तन सकते >न-कात अनओकिन- ब्त्नन»म-नीतजी 


विद्रोह और निर्माण 


२१ हिं० सा० भू०; ए० १३ 


१७४८ मध्ययुग की काव्य-प्रवृ॑त्तियाँ 


का उल्लेख भी किया है। परन्तु उनका कथन सामाजिक एकता 
ओर व्यवस्था की दृष्टि से है | वाघ्तव में तुलसी क्रांतिबादी सुधारक 
नहीं थे, वे परिष्कार के साथ व्यवस्था के पत्षपाती थे। एक सौमा 
तक इस सत्य का समथन संतों ने भी किया है कि धार्मिक मतों का 
विरोध ओर उनकी रुढ़वादिता उनके शाजह्व-प्रंथों के सत्यों से 
संवन्धित नहीं है । विरोध तो पिना विचार किए चलते से होता है ।१९ 
जायसी के साथ अन्य सूफी प्रेम-मार्गी भी समन्वयवादी व्यवस्था- 
पक्त अधिक हैं।जायसी ईश्वर को श्राप्त करने के अनेक मार्ग 
स्वीकार करते हैं |*३ साथ हो इन्होंने तुलसी के समान घसे गंथों 
ओर पुरानी व्यवस्था पर अपनी आस्था प्रकट की है । सूरदास में यह 
समन्वय तथा उद्ारता की दृष्टि समान रूप से पाई जाती है; ओर 
मानवीय आदशों की स्थापना भी इन्होंने की है | भावात्मक 
गीतकार होने के कारण सूर में सामाजिक ओर धार्मिक्र व्यवस्था का 
प्रश्न अधिक नहीं उठा & | 

ख--+ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हैं कि मध्ययुग धर 
कवि ने धर्म को मानव दे विकास का मार्ग माया है। इन्होंने धर्म 

! मानव झुमाज से संगन्ध्रित करके देखा हे। 

व्यक्तिगत तथा सांप्रदाधिक्ष भेदों को छोड़क 
हमको व्यापक प्रवृत्ति यद्दी है'। साथ ही इनके काव्य में प्रमुख मानवी 
आदशों को भी महत्व दिया गया हैं| सभी ने भगवान्‌ को मानव 
मात्र का आराध्य माना है, सभी ने मानव मात्र को समान माना 
है | इन सभी साधकों ने श्रात्म-निम्नढ, दया, सत्य तथा अ्रहिंसा क 

२२ संतवानी संग्रद्द ( भंग १); द्वार; ए० ४६-“बेद कतेष कहहु मत 
झूठे, झूठा जे न विचारे ॥ 

२३ जायसी-मं०; पद्मावत “विधना के मारग हैं तेते । सरग नखत तन 
रोवाँ जेते ।” 


छ्‌ 
मं, नव- व 


काव्य में स्वच्छुंदवाद १७४६ 


उपदेश दिया है। साथ ही इन्होंने एक स्वर में घामिक विरोधों की 
निंदा की है ओर कुप्रद्॒त्तियों ( मोह, ईर्ष्या, &प्र आदि ) से बचने 
को कहा है | इस प्रकार हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में घामिक दृष्टि 
जीवन को सहज और स्वाभाविक रूप में ग्रहण करती है। संतों से 
इसकी प्रधानता है | परन्तु सामूहिक रूप से इन साधकों ने रूढ़िगत 
मान्यताओं को अस्वीकार किया है ओर समाज को नवीन दृष्टि से 
देखने का प्रयास किया है । 


काव्य में स्वच्चंदवाद 


८--अभी तक युग की परिस्थिति की विवेचना की गई हे और 
काव्य की थतिक्रियात्मक अबृत्ति का उल्लेख किया गया है। काव्य 
वाह्य की प्रतिक्रिया ही नहीं है, वह अन्त का 
साथजा की. प्रस्कूरण भी है। साहित्य के इविहासातें ने 
... हा मध्ययुग के प्रारम्भिक भाग को भक्ति-काल कह, 
है, परन्तु इसकों साधना-काल कहद्या जाय तो अधिक उचित है। इस 
काल के अधिकांश कवि साधक थे, और इन्होंने अपनी अ्रनुभूति को 
ही काव्य में अ्रस्िव्यक्ति का रूप दिया है। इसलिए इनकी काध्य- 
भावना पर विचार करने के पूव, साधना की दिशा पर विचार कर 
लेना आवश्यक ह। साधना का ज्षेत्र व्याक्तगत श्रनुभूतियों का बिपद 
है। इस दृष्टि से सगुण भक्ति और निगुण प्रेम दोनं ही व्यकिंगद 
साधना के रूप में ममसपरक हैं। आत्माभिव्यक्ति के रूप में इस युग 
के काव्य में एक नया युग आरम्भ होता ह। कुछ श्रनन्‍्य कारणों से 
यह प्रवृत्ति व्यापक नहीं हो सकी, जिनका अन्यत्र उल्लेख क्रिया 
जायगा। यह काव्य में आत्मानुभूति को अभिव्यक्ति करने की शैली 
स्वतः ही स्वच्छुंदवादी प्रद्गत्ति की प्रतिपादक है । इसके अतिरिक्त इस 
साधना में जिन स्वाभाविक भावनाओं का आधार लिया गया है, 
वे भी जीवन से सहज संबन्धित हैं | 


१७६ सध्ययुग की काव्य-प्रदृत्तियाँ 


क--जिस ग्रेम था भक्ति को इस मध्ययुग के साधकों ने प्रमुखतः 
अपनी साधना का माध्यम स्वीकार किया है, उसके मूल में काम 
या रति की भावना अ्रर्न्ताचहित है |*४ साधना 
के दो रूप स्वीकार किए जा सकते हैं। एक तो 
विरक्ति जिसमें सांसारिक भावों को त्यागना साधना का लक्ष्य है 
पर्स सहझ्य सादना छा बदरडद् यह शाथना काठ | दूखरा साथना 
का रूप व्यापक रूप से अनुरक्ति के आधार पर माना जा सकता है | 
प्रेम-साथना भे इस अनुरक्ति का अथ सांसारिक वस्तुओ के प्रति अनु 
राग नहों है। इसका अथ स्वाभाविक वृत्तियों को संसार से हटाक 
अपने आराध्य के प्रति लगाना | मानव-भावों में रति या मादन भाष 
का बहुत प्रवल और महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसी कारण इसके आधार 
पर साधना अधिक सरल , समझी गई है । जो मनोभाव हमको संसार 
के प्रति बहुत अधिक अनुरक्त रखता है, यदि बद्दी भाव ईश्वरोन्मुखी 
हो जाता है तो वह उत्त ओर भी गम्भीर वेग घारण करता है। संतों 
की विरति? भी ब्रह्मोन्मुत्री निरति? के लिए है। उनका प्रेम भी 
मानवीय सीमाओं में स्वाभाविक भावनाओं ओर मनोभावों को लेकर 
विकसित होता है। सगुणवादी माधुय्य-भाव के भक्तों तथा सूफ़ी प्रेमियों 
में भी साधना की आधार भूमि रति या मादन भाव है। जब इस 
भाव का आधार लौकिक रहता है, उस समय साधारण काम-कलाप 
या रति क्रीड़ा में यह अभिव्यक्ति अहण करता है। इत स्थिति में 
आलंबन रुप के प्रत्यक्ष रहने पर, मनोभाव शारीरिक प्राक्रिया 
के रूप में अपनी गम्भीर सुखानुभूति को खो देता है। परन्तु 
जब भाव का आलंबन अप्रत्यक्ष रहता है, उस समय मनोभावों की 
गम्भीरता सुखानुभति के क्षणों को बढ़ाती है| साथ ही भाव के लिए 


रकम. 8. अमन. >ड लक लय पिता “जगा अरललताते++ अल 8०3७५०७३५०७७५०५3५७५५००मल 


प्रेम और भक्ति 


२४ तसव्वुफ अथवा सूफमत; चन्द्रतवली पाण्डेय: ए० ११६-१५७; ४ हिन्दी 
० सू० पू७ ७८ | | 


काव्य मे स्वच्छुंदवाद १७७ 


आलंबन का होना. भी निश्चित है, इस कारण संतों में भी प्रेम-साधना 
के क्षुणों में द्वेत सातवना लगती है। परन्तु संतों का प्रेम किसी प्रत्यक्ष 
आलंबन को ग्रहण नहीं करता, उसमें आ्रालंबन का आधार बड़ा ही 
पद्म रहता है । और लगता है जैसे यह माव किसी आलंबन की भूली 
हुईं स्मृति के प्रति है | इस अभिव्यक्ति से एक ओर तो सीमा के द्वारा 
असीम की व्यंजना हो जाती है और वूसरी ओर उनकी साधना में 
लोकिकता को अधिक ग्रश्नय नहीं मिलता | 

सूफी साधकों का आधार अधिक लौकिक हैं। उसमें पुरुष-प्रेम 
को उन्मत्त-भावना ही 'इश्क मजाज़ी? से “इश्क हकीकी? तक पहुँचाती 
है [१५ हिन्दी मध्ययुग के प्रेम-मार्गी साथकों ने भारतीय भक्ति 
भावना के माधुय्य -साव को भी अपनी साधना में स्थान दिया है । 
यही कारण है कि उनके प्रवन्ध काव्यों में नारी प्रेम की रति-सावना 
को भी स्थान मिला है | परन्तु इन्होंने रति या मादन भाव को लौकिक 
से अलौकिक अपने आल्ंबन को प्रकृति में व्यापक रूप प्रदान करके 
हीं बनाया है। दूसरी ओर इन्होंने भावाभिव्यक्ति में संयोग के 
कणों को अधिक गभ्भीर बनाया है ओर वियोग के क्षणों को अधिक 
व्यापक रूप प्रदान किया है| माधुय्य-भाव की भक्ति भी इसी प्रकार 
अभिव्यक्ति का आश्रय ग्रहण करती है । परन्तु उसका आलंबन व्यापक 
सौन्दय्य का प्रतीक है जो अपनी सौन्दय्य की अभिव्यक्ति में स्वयं 
अलोकिक हो उठता है। इस प्रकार सूफ़ी प्रेमी-साधकों ओर माधुय्य- 
भाव के भक्तों ने अपने इस भाव के लिए सौन्दय्य का अलोकिक रूप 
आलंबन रूप से स्थापित किया है। तुलसी की भक्ति भावना में माधुय्य- 
भाव का आधार नहीं है, परन्तु प्रेम की व्याड्या ओर आलंबन का 
सोन्दय्य रूप इनसें भी मिलता है। अपनी दास्य-भक्ति का स्वरूप 
तुलसी ने सामाजिक तथा आचारात्मक आधार पर ग्रहण किया है। 


२५ त० या सूफी ० ६६४० १२० 
१२ 


श्ष्द मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


परन्तु प्रेम की व्यवा ओर उसकी संलग्नता को तुलसी ने भी स्वीकार 
. किया है [१९ कबीर, सूर तथा जायसी आदि ने इसी प्रकार अपने 
प्रिय को, अपने आराध्य को स्वामी रूप में देखा है ओर दया की 
प्राथना भी की है। इस प्रकार हिन्दी मध्ययुग में साधना सहज तथा 
स्वच्छुंद रूप से चल रही थी । 

ख--मध्ययुग के साधकों ने अपने साधना-मार्ग को सहज रूप 
से ही ग्रहण किया है; क्‍योंकि वह मानव की स्वाभाविक प्रव्नत्तियों पर 
ही आधारित है। इन्होंने इसका उल्लेख स्थान-स्थान 
पर किया है। साधना के इस सहज रूप के कारण 
इन साधकों की काव्याभिव्यक्ति जीवन की वस्तु है ओर हृदय को 
त्भिभत करती है | जिस प्रकार काव्य-शाख्र के अन्तगत 'रस-सिद्धान्तः 
में मानव की स्वाभाविक भावनाओं पर आनन्द प्राप्ति का साधन कहा 
गया है, उसी प्रकार साधना की इस भाव व्यंजना में मनोभावों की 
चरम अभिव्यक्ति है। रूपगोस्वामी ने इन दोनों का समन्वय उज्ज्वल 
नीलमणि!? में किया है ।** प्रम साधना का यह रूप विभिन्न परम्पराशओओं 
में किसी भी खोत से क्‍यों न आया हो, अभिव्यक्ति में हमारे सामने 
दो बातें रखता है । पहले तो एक सीमा तक इन साधकों ने अपनी 
भावाभिव्यांक्त के द्वारा व्यक्तितत मनस-परक काव्य का रुप प्रस्तुत 
किया है, जिसमें गीतियों की विशेषताएं. मिलती हैं । इस युग के पूष 
भारतीय साहित्य में गीतियों का लगभग अभाव है । ओर दूसरे भावव्यंजना 
रूप में सहज और स्वाभाविक माननीय भावों की अभिव्यक्ति को काव्य 
में स्थान मिला । इसके पूव जैसा पिछले प्रकरण में कह चुके हैं, काव्य 
में कल्ला तथा रूढ़िवाद की प्रमुखता थी | इस प्रकार अभिव्यक्ति के 


सहज द्याव्याभिव्यक्त 


२६ तु० दोहावलीः दो ० २७९ ““चातक तुलसी के मते, स्वातिहँ पियै न पानि.। 
प्रेम तृषा बाढ़ति भली, घंटे घंटे की कानि ।” (तथा इस प्रसंग के अध्य दोहे) 
२७ सुर-साहित्य; प॑० इजारी प्रसाद ४ ४० ८४ 


काव्य में स्वच्छुं दवाद १७६ 


क्षेत्र में काव्य संस्कारवादी प्रभाव को वहुत कुछ छोड़कर स्वच्छुंद 
हो सका है । 

:६--इस युग के स्वच्छुंदबादी बातावरणु के साथ ही, इस युग 
का साधक प्रमुखठः कवि है। तत्त्ववाद की सीमा में नठो हम उसे 
दाशनिक कह सके, और न व्यक्तिगत साधना के 
संकुचित क्षेत्र भ॑ उसे साधक द्वी कह्य जा सकता 
हैं | मध्ययुग के साधक-कवियों ने सजन, जीवन ओर समाज पर 
स्वतंत्र रूप से विचार किया ८ | इसीलिए इन्हें विचारक और साधक 
से अधिक कवि ही स्वीकार करनां है | इस बात का आग्रह कि ये .. 
उच्चकोटि के विचारक या साधक ही थे और उनका काव्य उनकी 
साधना अथवा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है. ने कहूँगा 
अनुचित है, साथ ही मध्ययुग के कवियों के प्रति अन्याय भी है। 
परन्तु जब मैं कहता हूँ ये पूणतः और प्रमुखतः कबि हैं 
उस समय यह नहीं समझना चाहिए कि ये कवि होने के साथ ही 
सच्चकोटि के विचारक अथवा साधक नहीं हो सकते | फिर यह भी 
कहा जा सकता हैं कि ऐसी स्थिति में जब वे साधक ओर कवि दोलनों 
ही हैं, उनको साधक न कहकर कवि कहने का आग्रह क्‍यों! बात 
एक सीमा तक उचित है; परन्तु इसमें दो कठिनाइयाँ हैं । पहले 
ती ऐसे अनेक महान साधक हो गए हैं जिमको अपनी अश्रनुभूति को 
अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई | दूसरे यह्द 
भी आवश्यक नहीं है कि साधना की अनुभूति के अनुसार साधक के 
अभिव्यक्ति हो सके | वस्तुतः अभिव्यक्ति का जो रुप हमारे सामनेह 
वह उपकरणों के माध्यम में आ सका है; और साधक की कवित्त्व- 
प्रतिमा ही उसको अपनी अभिव्यक्ति के उपकरणों के प्रति अधिक 
सचेष्ट तथा जागरूक रख सकी है | इसी कांरण इस युग के कवियों 
में जो प्रतिभा संपन्न थे, वे ही महान साधक भी लगते हैं क्योंकि उनकी 
सशक्त अभिव्यक्ति में साधना का गम्भीर रूप आ सका है | इसके साथ 


साथक ओर कृषि 


१८० मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियोँ 


हो समन्वय तथा जीवन के प्रति जागरूकता का थह भाव भी इनको 
कवि के रूप में ही हमारे सामने उपस्थित करता है। 

(१० - मध्ययुग के ये साधक-कवि अपने विचारों में स्वच्छुंद हैं 
साथ ही भाषा के जिस उपकरण को इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के, 
रूप सें स्वीकार की है उसे भी जनता से ग्रहण किया 
गया है| वस्तुतः इनका काव्य भाषा, छुंद, शैली 
भाव तथा चरित्र आदि की दृष्टि से अपने से पूव के काव्य से नवीन 
ओर मौलिक दिखाई देता है | परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि इस 
स्वच्छुंद काव्य के पोछे.कोई परम्परा नहीं है। जैसे इन कवियों के 
विचारों का खोत पिछुले दाशनिक विचारकों में मिल जाता है, परन्तु 
इससे इनकी उन्मुक्त प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं होती, इसी प्रकार यदि 
साहित्य के ज्षेत्र में भी इनके पीछे एक परम्परा है, तो यह स्वाभाविक है 
आओर इससे इनकी मोलिकता ओर स्वच्छुंदता में कोई अंतर नहीं पड़ता | 
भाषा की दृष्टि से मध्ययुग के कवियों की भाषा जनता के निकट की 
ही नहीं, वरन्‌ साहित्यिक रूप में जनता की ही भाषा है। अपश्रंश 
को जन-भाषा के रूप में माना जाता है । परन्तु अधिकांश में अपभ्रंश- 
काव्य की भाषा जन-भाषा के आधार पर प्रचलित भाषा स्वीकार की 
जा सकती है। अपभ्रंश का सामनन्‍्ती काव्य तथा सिद्धों का काव्य तो 
प्रादेशिक भेदों के साथ प्रचलित भाषा के इसी रू५ से संबन्धित है। 
इस भाषा के समान मध्ययुग के संतों की भाषा तथा रीति-कालीन ब्रज 
भाषा को माना जा सकता है। प्रचलित भाषा में जनता के सामने 
विचार रखे जा सकते है ओर दरवारी भाषा में रीति तथा अलंकारों 
को निभाया जा सकता है। परन्तु जन-सावना की अभिव्यक्ति जन- 
भाषा में ही अधिक गम्भीर तथा सुन्दर हो सकती हे। इसके लिए 
कवि साहित्यिक परिष्कार के साथ जन-भाषा को अपना लेता है। यही 
कारण है कि मध्ययुग के कवियों की भाषा जन-भाषा है| इस यग 
के उत्तराद्य में रीति की रूढ़ि के साथ भाषा भी जनता से दूर होकर 


उपकरण ; भाप! 


काव्य में स्वच्छ दवाद श्््श 


कृत्रिम होती गई है | जहाँ तक छुंद का पश्न है, वह बहुत कुछ शैली 
के साथ मंव॑न्धित है। इन कवियों ने भावाभिव्यक्ति के स्थलों पर पद 
शैली का प्रयोग किया है। पद शैली का विकास निश्चय ही आम्य 
जन-गीतियों तथा सारतीय संगीत के योग से माना जाना चाहिए | 
जब कवि अपनी अभिव्यक्ति के लिए वस्तु-परक कथानकों और चरित्रों 
का आश्रय लेता है, उस समय दोद्ा-चोपाई की शैली प्रयुक्त हुई 
है | दोह्य-्ची पाई जन-समाज में अधिक प्रचलित हो सके हैँ | एक तो 
कथानक प्रवाह के लिए जैसे संस्कृत में अ्रनुष्दुभु छंद अधिक उपयुक्त 
है, वैसे दी हिन्दी में यद छुंद-शेली उपयुक्त सिद्ध हुई है। दूसरे जैन- 
साहित्य ने इसका प्रचार अपने कथानकों मे पढले से किया था। सत्यों 
के उल्लेख तथा विचारों को प्रकट करने के लिए दोऐों मे संत्तेप तथा 
प्रभाव दोनों दो पाया जाता है, ओर दोहों का तंवन्ध जन-गीतियों के 
छुंद से है | इस प्रकार मध्य-यग के काव्य की प्रवृत्ति भाषा, छुंद तथा 
शैली की दृष्टिसे स्वच्छुदवादी है। इसकी भाषा जनासमाज की भाषा 
है; इसके छुंद और इसकी शैली में जीवन को उन्मरुक्त रूप से देखने का 
प्रया/ हैं | 


४११--यह तो काव्य की अभिव्यक्ति के माध्यम का प्रश्न हुआ । 
पर काव्य भावना का क्षेत्र है जो कवि की आत्मानुभूति तथा भसावा- 
मिव्यक्ति से संवन्धित है और यह भावना जीवन 
को लेकर ही है। ये भाव काव्य में कभी तो कवि 
के व्यक्तिगत जीवन से संबन्धित होकर मनस-परक स्थिति में व्यक्त होते 
हैँ ओर कभी अन्य चरित्रों से संबन्धित वस्तु-परक स्थिति में । इन 
दोनों स्थितियों के अतिरिक्त एक ऐसी भी स्थिति होती है जिसमे 
कवि अपने मनोभावों को अध्यन्तरित कर किसी चरित्र के भावों के 
माध्यम से प्रकट करता है। कवि की स्वानुभूति की मनस्‌-परक अभि- 
व्यक्ति, भारतीय साहित्य में सबसे पहले मध्ययुग के काव्य में मिलती 


स्व्च्छ्द जबन 


श्व्य्न्‌ मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


है [९५ इस अभिव्यक्ति के रूप में कवि को पूरी स्वच्छुंदता मिलती है; 
ओर इस कारण इस काव्य में प्राणों को अधिक गद्दरी अनुभूति मिलती 
है | मीरा, आलम, रसखान तथा आनंदघन की काव्याभिव्यक्ति में 
प्राणों की गहरी संवेदना है। यही कारण है कि सूर, तुलसी के 
विनय के पदों में व्यापक तथा गम्भीर आत्म-निवेदन मिलता है | परन्तु 
जिन कवियों में अपने चरित्रों की भावना से पूर्ण तद्रूपता है; उनमें 
भी अपनी प्रतिभा के अनुरूप भावों की श्रभ्षिव्यक्ति वैसी ही उन्मुक्त 
तथा सहज हो सकी है | सूर की गोपियों की भाव-व्यंजना में ओर 
विद्यापति की राधा की यौवन-सजगता में काव्य ऐसा ही स्वाभाविक 
है | इसी प्रकार की प्रवृत्ति जायसी की भावाभिव्यक्ति में स्थल-स्थल पर 

मिलती है | यहाँ पर एक वात का उल्लेख करना आवश्यक है। इस 
युग में कवि ने काव्य को मनस-परक आधार तो दिया है; परन्तु उसका 
व्यक्कीकरण भावों के वस्तु-परक आधार पर ही हो सका है | इसलिए 

स्वानुभति को व्यक्त करने वाले कवियों में भी विशुद्ध मनस परक 
अभिव्यंजना का रूप नहीं मिलता है। अर्थात्‌ इस काव्य सें मानसिक 
संवेदना से अधिक शारीरिक क्रियाओं तथा अनुभावों को चित्रित करने 

की प्रवृति रही है और यह स्वछुंदवादी प्र्ञत्तियों की विरोधी शक्तियों 

में से एक मानी जा सकती है 

क---जिन भावनाओं को इस काव्य में स्थान मिला है, वे जीवन 

की साधारण परिस्थितियों से संबन्धित हैं। इन भावनाओं में जीवन 

की सहज स्वाभाविकता है। प्रारम्भिक मध्ययुग की 

समस्त काव्य-परम्पराश्ों की प्रमुख प्रवृत्ति यही है। 

कबीर आदि प्रमुख संतों ने अपने रूपकों को साधारण जीवन से 


अभिव्यक्त भावना 





२८ यहाँ इसे साहित्य की व्यापक प्रवृत्ति के रूप में समझना चाहिए | 


संस्क्ृत-साहित्य के; विषय में लेखक का 'संस्क्षत काव्य-रूपों में प्रकृति? नामक 
लेख देखना चाहिए ( विश्व-भारती पत्रिका) 


काव्य में स्वछुंदवाद श्र 


अपनाया है| ये रूपक साधारण जीवन के वातावरण में निर्मित हैं 
साथ ही इनमें भावनाएँ भी सहज-जीवन की हैं |*६ सूर का काध्य 
जन-जीवन की विभिन्न भाव-स्थितियों का स्वच्छुंद प्रगुग्फन है। सूर 
मानवीय भावों को सहज रूप से अनेक छायातपों में चित्रित करने में 
सिद्धहस्त हैं। भावों की परिस्थिति-जन्य विविधता और स्वाभाविक 
सरलता सूर में अनुपमेय है । ३? जायसी का कथानक यद्यपि प्रतीका- 
त्मक है; पर भावों की स्वाभाविकता के लिए उन्हें प्रतीकाथ को छोड़ना 
पड़ा हे। व्यापक रूप से इन्होंने भारतीय जीवन के स्वाभाविक 
मनोभावों को उपस्थिद किया है ।३१ बाद में अन्य सूफ़ी प्रेममागियों में 
यह सहज तो नहीं रह सका हे पर उन्होंने अनुसरण जायसी का ही 
किया है । तुलसी परिस्थिति जन्य मनोभावों के क्रम को उपस्थिति करने 
में सफल कलाकार हैं ओर परिस्थितियों के साथ मनोभावों में भी स्वाभा- 





२९ संत-कवियों दी प्रमुख भावना स्त्री-पुरुष प्रेम को लेकर हे। इस 

कारण वियोग-जन्य परिस्थतियों का रूप इनमें श्रत्यंत स्वाभ:विक है- 

“देखे प्रिया काली मो पै भरी | 

सुन्न सेज भयानक लागी, मरों विरद की जारी।” (सं० बा० भा० २ 
प्‌ू० १७२) 

३० भावों के (चत्रण के विषय में सर वी यह विशेषता दे कि वे परिस्थिति 
के केन्द्र पर भाव को केन्द्रित कर देते हैं । उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो" 
भाव उसी से निकल कर चारो ओर फैलते जाते दें और अपने अस्फुरण के 
झनेक छायातपों में प्रसट ह।ते हे । इस प्रकार चर एक परिस्थिति को चुनकर 
अनेक लोगों के भावों को एक सम धरातल पर विभिन्न रूपों में प्रतिक्षत करते . 
हैं । उदाहरण के लिए बाललीला, मखनचोरी आदि लिया जा सकता है, पर 
विरह-प्रसंग- सब से अधिक सुन्दर है । 

३१ ,जायंसी ने नागसती के विरद-वर्णन में मनोभावों का झुन्दर तथा 
स्वाभाविक रूप दिया है । 


श्८्ड मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


विक विस्तार है ।१२ वैसे तुलसी का क्षेत्र भावना से अधिक चरित्र 
का है। 
९१२--सचरित्र का रूप भावों के माध्यम से सामने आता है। 

परन्तु जब हम चरित्र की बात कहते हैं उस समय साथों की समन्वित 
समाष्टि का रूप हमारे सामने आता हैं। इस कारण 
सामाजिक जीवन का रूप देखने के लिए, उसके 
आदशों को समझने के लिए चरित्र ही अधिक व्यक्त है। भाव तो 
मूलतः एक ही हैं। हमारे सामने इस युग के पूब का जितना भी 
साहित्य है, उसमें सभी चरित्र या तो अलोकिक हैं या महापुरुषों के 
हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य चरित्र हैं, वे भी उच्च-वंश तथा ऐश्वय्य 
से संबन्धित हैं। अपभ्रंश जैन काव्यों के नायक साधारण होकर भी 
धार्मिक अलोकिकता से संबन्धित हैं | इस प्रकार की परम्परा साहित्यिक . 
आदश के रूप में स्वीकृत थी | मध्ययुग के काव्यों में इस आदश का 

रूप तो समान है, परन्तु इस प्रकार के चरित्रों में एक विशेष बात 

दृष्टिगत होती है और इस विशेषता का मूल जैन श्रपश्रंश काव्यों में 

लता है। चरित्र अपनी कथात्मक स्थिति में कुछ भी रहा हो, परन्तु 

कवि ने उसका चित्रण साधारण जीवन के आधार पर किया है। 

जैन काव्यों में साधारण जीवन से चरित्र लेकर उसे आदश और 
असाधारण के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सूर के चरित्र-नायक कृष्ण 

लीलामय परम-पुरुष हैं; पर उनके चरित्र को उपस्थित करते समय 

कवि यह भुला देता है | सूर ने जिन चरित्रों को उपस्थित किया है, वे 
साधारण के साथ हो गरम के जीवन से संबन्धित हैं। जीवन की सहज 


चरित्र-चित्रणु 





३२ सूर के विपरीत तुलसी में परस्थिति की पर रहती है जिसमें से 
विभिन्न भाव निकल कर केन्द्रित दोते रहते हैं । परिस्थिति भावों को पेरे रहती 
हं भौर भज्जों की प्रतिक्रिय उसी से चलती रहती है। उदांदरण के लिए 
धनुष-यज्ञ असंग, राम-वन-गमन प्रसंग, केकैयी प्रसंग आदि हैं। 


काव्य में स्वच्छुदवाद श्व्य् 


स्वाभाविक स्वछुंदृता उनके चरित्रों में गतिशील है। जहाँ चरित्र में 
अलौकिक का आमभास' देना होता है, उस स्थल को सूर अलग रखते 
हैं. और उस घटना या चरित्र के भाग का स्मरण पात्रों को नहीं 
रहता | कबीर और अन्य संतों ने जीवन के जितने भी चित्र उपस्थित 
किए हैं. वे सभी साधारण स्तर के हैं। जायसी तथा उस परम्परा के 
अन्य कवियों के पात्र राजकुमार तथा राजकुमारियाँ हैं; परन्तु उनका 
चित्रण साधारण व्यक्ति के जीवन के समान हुआ है | तुलसी के चरित्र 
अलोकिक हैं, राज-वंश के हैं, साथ ही आदशवादी भी हैं| परन्तु इन 
चरित्रों में राज्य ऐश्वय्य कहीं भी प्रकट नदीं होता और उनका आदश 
साधारण जीवन पर अवलंबित हैं | 

५ १३--इस युग की क्राव्य-मावना पर विचार करने से यह 
निष्कर्ष निकलता हैं कि इसमें पूर्णतः स्वच्छुंदवादी प्रद्ृत्तियों का समन्वय 
हुआ है | इसकी प्रष्ठभूमि में जो विचार-घारा थी 
वह अन्य सिद्धान्तों से प्रभावित होकर भो स्वतंत्र 
बेग से प्रवाहित हुई है। इससे संबन्धित्‌ साधना विभिन्न परम्पराओं से 
विकसित होकर भी जीवन की सहज स्वीकृति पर ही आधारित है | अंत 
में हम देखते हैं कि काव्य की प्रमुख भावना में जन-जीवन के साधारण 
स्तर पर मानवीय भावनाओ्रों का ही प्रसार है। परन्तु इस युग के 
काव्य में इतना व्यापी स्वच्छुदवादी आन्दोलन होने पर भी, उसमें प्रकृति 
को उन्मुक्त रूप से स्थान नहीं मिल सका | जैसा प्रथम भाग में कद्दा 
गया है, मानव की सोन्दय्य-मावना के विकास में प्रकृति का अपना 
योग है और काव्य की सोन्दर्य्यानुभूति के आलंबन में प्रकृति को 
अनेक रूप मिलते हैं | काव्य में जीवन की सहज अनिव्यक्ति के साथ 
प्रकृति का स्वच्छुंद रूप स्वाभाविक हे। परन्तु हिन्दी मध्ययुग के 
काव्य में ऐसा नहीं हों सका। इसका क्‍या कारण है ! वस्तुतः इस 
स्वच्छुंदबादी आन्दोलन के साथ इस युग के काव्य में कुछ प्रतिक्रिया- 
त्मक प्रवृत्तियाँ भी सन्निहित हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण यह 


असफल आन्द।लन 


श्यद मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


ही, के थे कर 
काव्य पूणुतः स्वच्छुंदबादी नहीं हो सका ओर उसने उन्म्रुक्त रूप से 
प्रकृति को आलंबन रूप में अपनाया भी नहीं । 


प्रतिक्रियात्मक शुक्तियाँ 


( १४-+मरध्ययुग के काव्य में दर्शन और धर्म की व्याख्या जीवन 
के आधार पर की गईं थी | परन्तु धरम के ऋन्तगंत आचारात्मक व्यवस्था 
का रूप प्रधानता से श्रा जाता है। ओर इससे धर्म 
तथा साधना के क्षेत्र में सांप्रदायिकता का विकास 
हुआ: ओर इस युग के काव्य में यह प्रमुख 
ग्रतिक्रियात्मक शक्ति रही है जिसने काव्य में स्वच्छंदवाद को पनपने 
नहीं दिया । प्रत्येक धारा के प्रमुख कवियों में वातावरण अधिक 
' उन्मुक्त है, परन्तु वाद में साधारण श्रेणी के कवियों में रूढ़ि का बंधन 
अधिक कड़ा होता गया है | इस प्रदधत्ति के फलस्वरूप पिछुले कवियों 
ने अपने काव्य का केत्र जीवन की स्वतंत्र अ्रभिव्यक्ति से हटाकर 
परम्परा को वना लिया | कवीर, दादू तथा नानक आदि कुछ प्रमुख 
संतों को छोड़कर बाद के अन्य संत कवियों ने अपने संप्रदाय का 
अनुसरण उधार के वचनों ओर व्यवहत रूपकों के आधार पर किया 
है | सूर, नन्ददास आदि कृतिपय कवियों को छोड़कर कृष्णु-काव्य में 
ऐसी ही परिस्थिति है। बाद में कृष्ण-काव्य के कबियों में सांप्रदायिक 
आचारों आदि का वणन ही अ्रधिक बढ़ता गया है। जायसी के बाद 
सुफ़ी प्रेममार्गी कवियों में भी अनुसरण तथा अनुकरण अधिक है | 
इन्होंने अपनी कथा के विभिन्न स्थलों तक को जायसी के अनुकरण पर 
ही सजाया है। राम-काव्य में तुलसी के बाद कोई उल्लेखनीय कवि 
भी नहीं दिखाई देता । और इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि तुलसी 
की परम्परा में कोई संप्रदाय नहीं था । 

0 १५-सांप्रदायिकता के अतिरिक धमे की प्रेरणा से 
उपदेशात्मक प्रवृत्ति अधिक वढ़ गई | इस प्रद्नत्ति के फल स्वरूप खंडन 


सांप्रदायिक 


रूदिवाद 


प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ श्ट्यछ 


ओर स्थापना की भावना इस युग के काव्य में विशेष रूप से दिखाई 
पड़ती है। इसके कारण काव्य में विवेचना ओर 
तक को अधिक स्थान मिल सका ओर ये जीवन 
की उन्मुक्त अभिव्यक्ति में वाघक ही सिद्ध हुए | संतों में यह प्रद्वृत्ति 
अधिक है इस कारण उनके साहित्य में कवित्ध कम है। साथ ही 
साधना-पक्त में आधार मानवीय भावना का होकर भी व्यापक 
रूप से भध्ययुग के काव्य का स्वर संसार से विरक्त होने का रहा 
है। इस विरक्ति-भावना के कारण इस काव्य में जीवन के 
प्रति आसक्ति का अभाव है| इन साधकों के लिए सांसारिकता का 
आधार अध्यात्म के लिए ही है। इस वातावरण में उन्म्रुक्त स्व- 
चुंदवाद की जीवन के प्रति अदूट आसक्ति को फैलने का अवसर 
नहीं मिल सका | 

६ १६--स्वच्छंदवाद की विरोधी शक्तियों में भारतीय कला की 
आदश-भावना भी है | मारतीय आ्रादश कला के क्षेत्र में व्यक्ति को 
महत्व नहीं देता | उसमें व्यापक भावना के लिए 
ही स्थान है। यह भावना आदश 'साहश्यः की 
भावना है जो स्वर्गीय सौन्दब्य की आकृति की 
तदाकारता पर निभर है और यह 'साहश्यः कवि के बाह्य अनुभव का 
फल न होकर आन्तरिक समाधि पर निभर है जिसके लिए आत्म- 
संस्कार और आत्म-योग की आवश्यकता है |3३ इस कला के आदश 
के साथ ही कलाकार में आन्तरिक उल्लास भावना भी भारतीय कला 
की विशेषता रही है। भारतीय कल्लाकार जीवन की संवेदना को दुःख 
के रूप में ग्रहण नहों करता, वरन्‌ उसको उल्लास में परिणित करता 


धमं ओर विरक्ति 


भारतीय अरे 
+,वबना 


३३ ट्रान्चफारमेशन आँव नेचर; कुमारस्वामी ; ए० ४5 । इस विषय में 
लेखक का 'संस्कृत काव्य-शास्त्र में प्रकृति! नामक लेख देखना चाहिए 
(दिन्दुस्ताती; अग० अक्टू ४७ ३०) 


श्दप मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ 


है। मध्ययुग के काव्य का प्रमुख भाग इस कला के आदर्शों से 
प्रभावित है। इतना ही नहीं, वरन आराध्य की सोन्दय व्यंजना में 
इसको ओर भी स्पष्ट रूप प्रदान किया गया है। इस आदश के फल 
स्वरूप मध्ययुग के काव्य के एक बड़े भाग में जीवन की स्वाभाविक 
भावनाएँ तथा प्रकृति का व्यापक सोन्दय्य केवल प्रतीक के अथ में ग्रहीत 
है | परिणाम स्वरूप इस काव्य में जीवन ओर॑ प्रकृति को प्रमुख स्थान 
नहीं मिल सका | 

९ १७--कहा गया है कि इस यग में काव्य साहित्यिक रुढ़ियों से 
मुक्त हुआ है। परन्तु वस्तुतः इस युग का काव्य साहित्यिक परम्परा का 
वहिष्कार नहीं कर सका है। कृष्ण-काव्य ने काव्य- 
शास्र के रस और अलंकार को विशेष रूप से 
अपनाया है। तुलसी ने इनका निर्वाह बहुत ही 
सुन्दर और सहज रूप से किया है और इससे स्पष्ट है कि वे काव्य- 
शास्त्र की परम्परा को स्वीकार करके चले हैं। जायसी का शात्रीय 
ज्ञान कम है, फिर भी यथा सम्भव उनका प्रयास भी इस,विषय में रहा 
है| रस-सिद्धान्त अपने विकसित रूप में भक्ति-सावना से बहुत कुछ साम्य 
रखता है। आलंकारिक योजना आराध्य को रूप साधना के लिए 
अधिक सहायक हो सकी है। इस प्रकार मध्ययुग के प्रारम्भ मे काव्य 
के अन्तगंत रस तथा अलंकार आदि को प्रश्नय मिल चुका थ। | बाद 
में रसानुभति को अलोकिकता के स्थान पर लौकिक आधार अधिक 
मिलता गया; और अलंकारों की सौन्दय्य-योजना आाराध्य को रूप 
दान करने के स्थान पर रुढ़िगत नारी के सोन्दय्य संवारने में प्रयुक्त 
होने लगी | आगे मध्ययुग के उत्तराद्ध में यह प्रवृत्ति कुछ अन्य 
परिस्थितियों को पाकर रीति-काल के रूप में हमारे सामने 
आती है। 

क--अश्रामुख में हम कह चुके हैं कि मध्ययुग का पूर्वाद्ध भक्ति- 
काज़ है ओर उत्तराद रीति-काल | इस समस्त युग को मध्ययुग कहने 


काव्य-शास्त्र की 
रढ़ियाँ 


हि 


प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ श्द्६्‌ 


के आग्रह के विषय, में पहले है कहा जा चुका हैं। यहाँ यह कहना 
ही पर्याप्र है कि भक्ति-काल में काव्य शास्त्र की 
रूढ़ि का जो प्रतिक्रियात्मक रूप था वहीं रीति-काल में 
प्रमुख हों उठा। और इस कारण इस भाग में स्वच्छुंदवाद को 
बलकुल स्थान नहीं मिला | अन्य परम्पराओं में धार्मिक तथा 
सांप्रदायिक रुढ़िवाद का स्थान हो चुका था और रीति की परम्परा 
प्रमुख हो उठी थी। यह रीति की भावना स्वयं में संस्कारवादी है और 
हिन्दी साहित्य में तो यह रूढ़ि के रूप में अधिक अपनाई गई है | यद्यपि 
रीति-काल में कवियों की प्रद॒त्ति प्रमुगतः शास्त्रीय नहीं दो सकी: और 
यह उनकी भावमय स्वच्छुंद प्रवृत्ति का संकेत देती है | फिर भी रीति 
स्वच्छुंदबाद की विरोधी शक्ति के रूप में ही स्वीकार की जा सकती है | 
२९ २८ २८ 

९ १७--हमारे सम्मुख समस्त मध्ययुग अपनी काव्य-प्रवृत्तियों के 
साथ आ चुका है| हम देखते हैं कि इस युग के आरम्भ में काव्य 
स्वच्छुंदवादी प्रवत्तियों से विकसित हुआ है, साथ 
ही उसमें कुछ प्रतिक्रियात्मक प्रव्वत्तियाँ भी क्रियाशील 
रही हैं और इन्होंने काव्य को पूर्णतः जीवन के उन्मुक्त धरातल 
पर नहीं आने दिया | परन्तु इन प्रव्ृत्तियों ने सभी काव्यों को समान 
रूप से प्रभावित नहीं किया है। यही कारण है कि हमको विभिन्न कार्व्ये- 
धाराश्रों में स्वच्छुंदवाद का रूप विभिन्न प्रकार से ओर विभिन्न अनुपातों 
में मिलता है। साथ ही कुछ कवि ऐसे भी हैं जो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व 
के कारण किसी धारा के अन्तगत नहीं आते ओर जिनके काव्य में 
स्वच्छुवाद का अधिक उन्मुक्त रूप मिलता है । कइृष्ण-काव्य के वे कवि 
जो किसी संप्रदाय में नहीं हैं, अथवा जिन्होंने संप्रदाय के वन्धन को 
स्वीकार नहीं किया है इसी वग के कवि हैं |३४ साथ हीं प्रेम-काव्य 


रोति-काल 


स्वच्छंदवाद का रूप 


३४ विद्यापति, मीरा, रसखान, आलम, आरनेदधन, शैख तथः ठाकुर 


१६० मध्यथुग की काव्य प्रदृत्तियाँ 


की स्वतंत्र परम्परा भी इसी वग में सम्मिलित की जा सकती है; जिनमें 
प्रेम की व्यंजना का आधार सूक़ियों के प्रतीक नहीं है ।३५ परन्तु इन 
सभी कवियों ने अपने समकालीन साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की है और 
इस कारण ये एक सीमा तक «ी स्वतंत्र कहे जा सकते हैं । 


आदि इसी श्रेणी के उन्मुक्तकवि है । 
३५ ढोला मारूरा दृद्दा' तथा 'माधवाननल कामकंदला' आदि । 


तृतीय प्रकरण 
आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


€ १--हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग का पूर्वार्् धार्मिक काल है | इस 
काल का अधिकांश काव्य धार्मिक भाव-धारा से संबन्धित है। पिछुले 
प्रकरण में इस ओर संकेत किया गया है कि' इस 
काव्य में जिन धार्मिक भाव-धाराओं का विकास 
हुआ है उनकी पृष्ठभूमि में निश्चित दाशनिक सिद्धान्त तथा आध्यात्मिक 
वातावरण था | इस काल के कवियों में बहुत कुछ काव्य संबन्धी 
प्रवृत्तियों का साम्य है। ओर इसका कारण उनकी अपनी स्वच्छुंदवादी 
प्रदत्ति तथा तथ्यों को अनुभूति के माध्यम से ग्रहण करने की प्रेरणा है | 
परन्तु विभिन्न परम्पराओं से संबन्धित होने के कारण इनके काव्य पर 
उनके विचारों का प्रभाव निश्चित है। प्रतिभा-संपन्न कवि अपनी 
परम्परा में अपने संप्रदाय के प्रभाव को लेकर भी एक सीमा तक 
व्ंत्र रह सके हैं | परन्तु बाद के कवियों में अपने संप्रदाय तथा अपनी 


साधना-युग 


१६२ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


परम्परा की रूढ़िवादिता अधिक है और साथ ही वे अपने आदश 
कवि के अनुकरण पर अधिक चलते हैं। प्रत्येक काव्य-परम्परा में एक 
महानू कवि प्रारम्भ में ही हुआ है ओर उसी का प्रभाव लेकर बाद 
५ अधिकांश कवि चले हैं। इस कारण आदश कवि की रुढ़िवादिता 
को तो इन कवियों ने अपनाया ही, साथ ही उनका अनुकरण भी 
इनके लिए रूढ़ि हो गया है । स्वच्छुंदवाद की प्रतिक्रियात्मक शक्ति के 
रूप में घार्मिक सांग्रदायिकता का उल्लेख हुआ है | कहा गया हैं कि 
स्वच्छुंद प्रवृत्ति तथा अनुभूति-जन्य समन्वय के कारण साधक-कवि अपने 
दृष्टिकोण में व्यापक हैं | कबीर द्वेताह्वत विवर्जित तथ्य को प्रतिपादित 
करके भी अद्वेत विचार को अपनाते हैं और साथ ही देत-विहित 
प्रेम-साधना का प्रतिपादन करते हैं। प्रेम-मार्गी सूफ़ी कवि बाशरा 
होकर भी भारतीय विचारों को स्थान स्थान पर ग्रहण करते हैं। 
सूर बब्लभाचाय के शिष्य होकर भी निगशणु-ब्रह्म को अस्वीकार नहीं 

करते हैं ओर साथ ही वे दास्य-भक्ति का रूप भी उपस्थित करते 
हैँ। तुलसी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में माने जाते हैं; पर वे अद्वेत 
तथा विशिष्टाद्वेत को स्वीकार करके आत्म-निभरा भक्ति का प्रतिपादन 
करते हैं | यह सब॑ होते हुए भी इनके विचारों के आधार में कुछ 
निश्चित दाशनिक सिद्धान्त हैं ओर अपनी समष्टि में इनकी अपनी 

अलग विचारावल्ली है| विचार का यह रूप उनकी साधना को प्रभावित 
करता है और साधना का रूप आध्यात्मिक होता है।इस प्रकार 
प्रत्येक भाव-घारा का कवि अपने आध्यात्मिक वातावरण में दूसरी 
भाव-धारा से अलग है । इस भूमिका के आधार पर हमारे सामने दो 
प्रमुख बातें आती हैं। पहले तो ये समस्त धार्मिक परम्पराएं स्वच्छुंद- 
वादी प्रवृति के माग में प्रतिक्रिया के समान हैं। दूसरे प्रतिक्रिया के 
रूप में समान होकर भी ये अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। इन दोनों 
बातों का प्रभाव इस युग के प्रकृति संबन्धी आध्यात्मिक रूपों पर 
पड़ा है | 


साधना ओर प्रकृतिवाद १६३ 
साधना ओर प्रकृतिवाद 


( २--प्रत्वेक संप्रदाय की विचार-पद्धति और उसकी साधना का 
रूप निश्चित हो जाता हैँ | आगे उसके मानने वालों को उनकी 
3 करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
क्षति से अरणा नहीं जात और जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार 
पर सत्यों का रूप उपस्थित करने की स्वतंत्रता उनको नहीं मिलती | 
तक की जो परम्परा और विवेचना का जो रूप उनके पू विकसित 
दो चुकता है; वही उन्हें स्वीकार कर लेना होता है। ऐसी स्थिति में 
जगत्‌ का दृश्यात्मक रूप प्रकृति उस विचारक तथा साधक के 
लिए. न तो कोई प्रश्न उपस्थित करती है और न कोई प्रेरणा देती 
है | इस प्रकार हिन्दी मध्ययुग की काव्य-भावना सें अ्रद्गमति के प्रति 
उन्मुक्त जिज्ञासा के रूप में कभी स्वच्छुंदवाद का रूप नहीं आ सका। 
राम, कऋष्ण और प्रेमाख्यान काव्य की भाव-घाराश्रं में पूष निश्चित 
दाशनिक सिद्धान्तों का ही समन्वय और प्रतिपादन हुआ है । संत 
अपने विचारों में स्वतंत्र अवश्य लगते हैं, पर उनकी विचार-परम्परा 
का भी एक स्रोत है; साथ हो उनकी स्वतंत्रता विचारात्मक स्थापना 
तथा विरोध पर ही अधिक चलती है। क्योंकि इन समस्त कवियों ने 
विचार और साधना का ,रूप ग़ुरु-परम्परा से स्वीकार किया है; इस 
कारण इनका आध्यात्मिक क्षेत्र भी पूव निश्चित तथा स्वतःसिद्ध रहा 
है | यह साधक कवि अपने चारों ओर के जगत्‌ तथा जीवन से प्रेरणा 
नप्राप्त करके अपनी साधना के लिए आध्यात्मिक वातावरण उसी 
परम्परा के अनुसार ग्रहण करता हैं । फल-स्वरूप मध्ययुग का कवि 
प्रकृति के दृश्य-जगत्‌ को कर्भा प्रमुखतः अपनी अनुभूति का, अपने 
काव्य का विषय नहीं बना सका। 

$ ३--अभी कहा गया है कि मध्ययुग के कवियों ने संप्रदाय 
आर परम्परा का अनुसरण किया है, और इसलिए उनको प्रकृति से 

श्र 


साधना और प्रकृतिवाद श्६्पू 


इस सत्य के लिए हम भारत के प्राचीन आध्यात्मिक इतिहास को 
सामने रख सकते हैं | 

£ ४--वैदिक-काल प्रकृतिवादी कहा जा सकता है। उसमें प्रक्नति 
की विभिन्न शक्तियों की उपासना की जाती थी। उस युग की 
प्राथनाओ्ं के मूल में धामिक अध्यात्म-मावना का 
विकास वस्तु-परक आधार पर हो रहा था।*" 
प्रथम भाग के प्रथम प्रकरण में इस बात का 
उल्लेख क्रिया गया है कि दिककाल की अस्पष्ट भावना और 
माध्यमिक गुणों की भ्रामक स्थिति से श्रादि मानव के मन में अपने 
चारों ओर फेल्ली हुई प्रकृति के प्रति एक भय की भावना उत्मन्न 
कर दी थी | बाद में व्यक्तोकरण के आधार पर मानव ने उसे 
अधिक प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। प्रकृति पूजा में यही सत्य 
सन्निहित है ।* प्रकृति के व्यक्रीकरण के आधार पर ईश्वर की 
भावना का विकास हुआ है; और इस आध्यात्मिक भावना के मूल 
म॑ बाह्य दृश्य जगत्‌ था। परन्तु दाशनिक चेतना के विकास म॑ यह 


िशशाकाता. 34:९० आन लि कक५ मकान». ५+क+ मना पैन भान५ 2+०-बनल 


१ काँं० स० उ० फि०; अ.र० डं.० र.न.डे: प्रक० -दि बेक आउन्ड? 
० २-सब से पूर्व इसका जारूना चंद! कि ऋग्वेद प्रकृति-शक्तियों के 
व्यक्तीकरण का बहुत बड़ा प्र,धन,-संग्रद्द ४ । इस प्रकार यद धामक चेतना के 
विक्रास की प्रारम्भिक स्थ.त अस्तुत करता € जा प्म का बदच्य वस्तु-परक्ष 
अधध,र कद जा समता है। दूसरी आर उप,नपद्‌ में धर्म का मनसू-परक 
आधार दे !! 

२ बशिप शव नेचर: जे० र्जी० फ्रज़र इन्ट्रॉडक्‍शन, ६० १६-- सब 
प्रथम प्रकृति-पूजा के विषय में जिससे मेरा मतलब अहकृति के रूपों की पूजा से 
है, सआंण चेतना मानी जाती है, जो मानव को हानि पहुँचने था उपकार 
करने की इच्छा या शक्ति से संबन्धित है । . , . इस प्रकार जिसकों इस प्क्ृति- 
पूजा कहते हैं, प्रकृति के रूपों के व्यक्तीकरण पर आधारित है । 


१६६ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


बहिमंखी भावना अन्तमखी होती गई--ओऔर बाह्य प्रकृति की प्ररणा 
का स्थान आत्म-विचार ने लिया है| इस आत्म-चेतना के उत्पन्न हो 
जाने पर प्रकृति के देवताओं का आतंक तथा आकषण जाता रहा 
है । ओर उपनिषद्‌्-कालीन ऋषियों ने दृश्यात्मक जगत्‌ के प्रक्षति- 
विस्तार में अपनी आत्म-चेतना का विस्तार देखा |) इस तीमा 
पर उपनिषद्कार अपने दृष्टिकोश में सर्वश्वरवादी हो चुका था। 
परन्तु आत्मचेता दाशनिक के लिए अब प्रकृति में विशेष आकषण 
नहीं रह गया था; वह प्रकृति की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सका । उसके 
लिए. प्रकृति दृश्यमान्‌ भासमान्‌ रह गई थी जो सांसारिक- भ्रम के रूप में 
है | फिर भी इस काल में आत्मानुभति के आधार पर सवचेतनवादी 
मत था| ऋषियों की दाशनिक चेतना में अनुभति प्रधान थी | लेकिन 
हिन्दी-साहित्य का भक्तियुग जिस वेदान्ती दाशनिक आधार पर खड़ा 
है उसकी समस्त प्रेरणा विचारवादी ओर तक-प्रधान है और मध्ययुग 
की आध्यात्मिक साधना भावात्मक होकर भी बुद्धिवादी दशन के 
आधार पर खड़ी है| वैदिक युग में दृश्यात्मक प्रकृति ही आध्यात्मिक 
भावना ओर वातावरण की आ्राधार थी। उपनिषद्‌ काल में आत्मानु- 
भूति से दाशनिक चिंतन आरम्भ होता है, परन्तु दृश्य-जगत्‌ में आत्म- 
प्रसार देखने के लिए आधार था | हिन्दी मध्ययुग में उपनिषद्‌ू-कालीन 
अनुभूत सत्यों की स्थापना तो हो सकी, पर उनका आधार तक 


कक लककक.. ७» भर... 








३ पं०स० उ० फ०४ आर० ड।० रानाडे; प्रक०--दि बैक म्राउन्ड; ए० ३ 

४ उपनिषदों में माया! शब्द का प्रयोग कई भावों तथा अथों में हुआ 
है। उनमें भासमान्‌ अम के अर्थ में भी माया! का प्रयोग कई स्थलों पर मिलता 
है। इंबे० उप० मैं कहा गया हे-[ ईश्वर का ध्यान करने से, उससे युक्त होने 
पर और उसके अस्तित्व में प्रवेश पाने पर ही संसार के मद्दान श्रम से छुटकारा 
मिलता है । ] 'तस्वाभिध्यानात्‌ योजनात्‌ तत्त्वभावात्‌ भूयश्चान्ते विश्वमाया- 
निदृत्ति: (१९१०) 


साधना ओर प्रकृतिवा १६७ 


रहा है| इसका कारण यद्ध था कि पिछले सिद्धान्तों के सामने अपना मत 
रखना था | फिर इसी दाशनिक स्थापना के श्राधार पर इस युग की 
साधना की नींब पड़ी है ।* ये साधक-कवि इस क्षेत्र में अपने 
आचार्यों के प्रतिपादित सत्यों को अ्पर्ना अनुभूति से आध्यात्मिक 
साधना का विपय बनाते हैं। उपतियद्‌-काज्न में अन्यमलखी अनुमति 
से विचार की ओर बढ़ा गया था, पर इस मध्ययुग म॑ विचार से 
भावषातुसूति को ओर जाने का क्रम ही गया। परिणाम स्वरूप इस 
युग के कवियों की भाव-घारा में प्रशतिवाद को स्थान नदीं मिल स 
वे प्रद्तति से अपना सीधा संबन्ध नहीं स्थायवित कर सके | 

५ प--भारतीय अमुख विचार परम्पराश्रों मेंब्रह्म परम तत्त्व 
स्वीकार किया गया हद और प्रद्धते तो उसका आवरण हं, बाह्म 
स्वरूप है या उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति है| किसी 

में हो प्रकृति उसी परम तत्व को लेकर है। 
हिन्दी मध्ययुग के भक्त कवियों का मत इसों दाशनिक प्रष्ठसूमि 
पर वना है और इस कारण इनके काव्य में प्रकृति का रूप इन 
विचारों से बहत दर तक प्रभावित है| हम देखते हैं कि बंदिक प्रकृति- 
बाद उस यग के देवताओं के व्यक्तीकरण से आगे वढ़कर एक- 
देववाद के रूप में उपस्थित हुआ था ओर यही एकदेववाद वैदिक 
एकस्दव;द तक पहुँच गया था। यह बंदिक एकत्ववाद या अद्वतवाद 
का रूप वाह्य जगत्‌ या प्रकृति से ही प्रात हुआ था। उसके आधार मे 
प्रकृति का व्यापक विस्तार था। परन्तु उपनिषदों का चरम-तत्त्व 


बचा का रूप 


५ काँं० स० उ० फि०; शआर० डी० रानाडे ४ प्रक० -दि बेक ग्र/उन्ढ, 
पृ० ११--लगभग वारह-सौ वर्ष बाद, जब दूसरों बार वेइल्त-दशन के 
निर्माता उपनिपद्‌-कालीन ऋषियों के दःरा प्रस्तुत आधार पर अपने सत्दों की 
स्थापित करने लगे, तो फिर नए धम के पुनुरुत्यान का रूप प्रकट हुआ । पर 
इस बार के पुनुरुत्थान में धर्म का रूप रहस्यात्मक से अधिक बौद्धिक था ।' 


श्ध्द आध्य!त्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


तमखी सत्य हो उठा है| उपनिषदों म॑ सप्रपंच अथवा सगुण तथा 

निष्प्रपंच अथवा निगण दोनों ही रूपों म॑ं चरम-तत्व का वंणन मिलता 
है। बाद में शंकर ने उपनिपदों के आधार पर निष्यपंच निगण ब्रह्म 
का प्रतिपादन किया ओर इसीलिए उन्होंने जगत्‌ की उत्पत्ति के लिए, 
अनेकता की प्रतोति के लिए माया का सिद्धान्त स्वीकार किया है। 
उपनिपदों में सप्रपंच की भावना के साथ दाशंनिक चेतना अनुभूति 
के आधार पर विकसित हुई है। इस कारण उनमें प्रकृति के माध्यम 
से चरम-तत्व की कल्पना तक पहुँचने के लिए प्रेरणा मिलती है |* 
इन स्थलों पर ऋषियों की दृष्टि स्वश्वरवादी है। बाद में परिस्थिति 
बदल चुकी थी। जिस मायावाद का प्रतिपादन शंकर ने किया है वह 
उसी रूप में उपनिषदों में नहीं मिलता। पर दृश्यात्मक के अ्रथ में 
ओर भ्रम के रूप में इसका मूल उपनिषदों में है। यही विचार जगत 
की रूपात्मकता की ब्याख्या करने के लिए मायावाद में आता है 
ओर यह भारतीय विचार परम्परा में किसी न किसी प्रकार से निद्वत्ति 
भावना से संवन्धित अवश्य रहा है | वौद्ध-धर्म की निवृत्ति भावना ने 
संसार की परिवर्तनशीलता तथा ज्णिकता से जो रूप पाया है, वह 
उपनिषद्‌ में भी पाई जाती है। बाद में बोद्ध-धम के साथ ही यह 

& वि,भन्न उयनिषदों में इस प्रकार के वतन भत्ते ई जिनमें प्रद्धति में 
व्यापक सत्त, का आभ,स मिलता एेँ। “एतस्थ वा अक्षरस्थ प्रश,सने गागि 
सूथ[चन्द्रमसी विध॒तो तिष्ठत: 7 (दृहद/० ३।८/९) [दे गाग, इस अन्चर 
रूप परम दत्त के शासन में सूज्ये और चन्द्रमा धारण किए हुए स्थित हैं] 

अत; समुद्रा गिरयश्च स्वष्स्म,त स्थदते सिधव। सब रूप 
अतरच सर्वा आपवय। रसाश्च येनष भूतैस्तिष्ठते ह्यतरत्मा | (झुड०२।१।९) 

[इसी से समस्त पवत और समुद्रों की उपत्ति हुई, इससे सभी रूशें की 
नदियाँ बहती हैं । सारी औषधेयाँ और रस इसी से निकलते हैं । सभी प्राण- 
वानों में परवेष्ठत होकर यद्द आत्मा स्थित है ] 


साधना ओर प्रकृतिवाद १६६ 


भावना भारतवप में अधिक व्यापक हो उठी । वौद्ध-घधर्म का प्रभाव 
समाप्त हो गया पर संसारत्याग की भावना जनना भें वनी रही। 
शंकर के मायाबाद को ध्वनि ऐसी ही हे साथ छी निगुण संतों के 
साया का रूप भी यहो था। ब्रह्म की निष्पपंच भावना का विकास हो 
चुका था. उसके अनुसार दृश्य-जगत्‌ माया के रूप में मिथ्या या श्रम 
स्वीकार किया गया |? इसके कारण हिन्दी मध्ययग की एक प्रमुख 
काव्य-धारा मे प्रकृति क प्रति, सीधे गर्था से कोई आकपण ना रहा 
है | शंकर के बाद अन्य वेदान्तियों ने ब्रह्म को सप्रपंच भी माना है 
ओर इस प्रकार माया को भी सत्य रूप में स्वीकार किया है। सगुण 
भक्त-कवियों ने प्रकृति को असत्य नहीं माना है, परन्तु यहाँ उनका 
विचार व्यावहारिक समन्वय उपस्थित करने का है | अन्ततः बे निगुण 
का हां स्वीकार करते हैं। साथ दो जिस सगुण ब्रह्म की स्थापना वे 
करते हैं, प्रकृति उसकी शक्ति से संचालित है ओर उसके इंगित मात्र 
पर नाचने वाली नणी है। इस प्रकार सगुणवादियों में प्रकृतिवाद 
को फिर भी स्थान नहीं मिल सका, यद्यपि इन्होंने उसके रूप ओर 
उसकी दृश्यात्मकता को अस्वीकार भी नहीं किया है | 

९६--हम देख चुके हैं कि परमन-त्त्व-रूप ब्रह्म को एक बार 
पहिचान लेने के बाद भारतीय तत्त्ववाद के इतिहास में आदि तत्त्व 
के वारे में तक चले हैं; पर ब्रह्म विपयक प्रश्न 
प्रकृति के समक्ष उसके माध्यम से नहीं उठ सके 
हैं। प्रकृति का उन्पुऊ-च्ेद्र उस जिज्ञासा की प्रेरणा शक्ति नहीं हो 
सका | इसके साथ ही ईश्वर की कल्पना के विकास ने प्रकृति के 
प्रति उपेज्ञा को ओर भी दृढ़ कर दिया है। विचारक स्वयं आदि तत्त्व 


इंदवर, कं कल्पना 


७ कां० स० उ० फि०: आर० डी० राताडे$ प्रक० «दि रूटसू ऑँव 
फिलसफीस!' 
32 कक: कि [& न 
८ कठोप निषद्‌ पृछता है-क्या सृथ्य अपनी शक्ति से चमकता है। क्या 


२०० आध्यात्मिक साधना में प्रकृत-रूप 


के विचार को लेकर व्यस्त था और जनता को उसने ईश्वर की 
कव्पना देकर संतुष्ट कर दिया था। ईश्वर या भगवान्‌ को भावना 
जनता में एक वार प्रचलित हो जाने के बाद, उसमें किसी जिज्ञासा 
या किसी प्रश्न के लिए स्थान नहीं रह्द जाता। जिस प्रकार आदि 
तत्त्व की खोज में, आत्मानुभूति के आधार पर परम आत्मवान्‌ ब्रह्म 
की कल्पना सामने आई हे; उसी प्रकार प्रकृति शक्तियों के व्यक्ती- 
करण ओर सामूदीकरण को जब मानवी आधार मिल गया तब ईश्वर 
का रूप सामने आता है। इस स्थल पर प्रथम भाग के द्वितीय प्रकरण 
का उल्लेख कर देना आवश्यक है। उसमें विस्तार से विवेचना की 
गई है कि मनस्‌ तथा वस्तु की क्रिया प्रतिक्रिया किस प्रकार एक हो 
वस्तु-स्थिति से दो सत्यों का बोध कराती है | वैदिक युग में बहुदेववाद 
एकदेववाद भें परिवर्तित हो चुका था: और जिस समय से एक देवता 
को स्ोपरि मानने की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसी समय से 
ईश्वरकी कल्पना का प्रारम्भ मानना चाहिए। वैदिक मंत्रों में ही 
प्रकृति की भौतिक-शक्ति की कव्पना से क्रमशः देवता का व्यक्तीकरण 
भावात्मक होता गया है ओर इस व्यक्तीकरय में आचरणात्मक 
गुणों तथा आध्यात्मिक चरित्रों का संयोग होता गया।" इस सीमा 
पर वैदिक ऋषि एक देवता की शक्ति-कब्पना में दूसरे देवता 
की शक्ति का योग भी करने लगे थे। देवता के साथ कर्ता ओर 
कारण की भावना जुड़ गई और साथ ही मृत्यों की जीवन संवन्धी 
व्यवस्थाओं से भी उसका संयोग हो गया। देवता के व्यक्तीकरण 


चन्द्रमा और तारे अपने ही प्रकाश से प्रकाशवान्‌ है ? क्‍या बिजली अपनी: 
स्वाभाविक चमक से चमकती है ? और आगे चलकर वह कहता - दै-न .तत्र 
सूथ्यो भाति न चंद्रतारक नेमा विद्यतो भाति कुतोडयमग्निः। तमेव भांतमनु- 
भाति सर्व तसय सासा सर्व्िद विभाति 7! ( कठो० २।५।१५ ) 

९ इन्साइक्लोपेडिया ऑव रिलिषन एन्‍्ड इथिक्स; गॉडस (हिन्दू) 


साधना ओर प्रकृतिवाद २०१ 


की इस प्रकृति ओर समाज की सम्मिलित स्थिति को ईश्वर के रूप में 
समझा जा सकता है। ईश्वर के आचरणात्मक व्यवस्थापक रूप के 
मूल में आदिम मानव की प्रक्ृति-शक्तियों के प्रति भय की भावना 
सन्निदिित है। बाद में सामाजिक आधार पर मानवीय मनोभावों का 
संयोग व्यक्तीकरण के साथ हुआ है।*” वैसे वेदिक युग में भी 
मानवीय भावों के व्यक्तीकरण रूप देवताओं का उल्लेख हुआ है | 
इस प्रकार ईश्वर की धार्मिक कल्पना, वेदिक एकदेववाद के 
विकसित होते रूप में ममस्त भौ।तेक तत्वों के कर्ता का रूप और उस 
व्यक्तीकरण में आचरणुात्मक व्यवस्थापक और भावात्मक उपास्य के 
रूप के मिल जाने से प्राप्त हुई है | यद्यपि उपनिपदू-कालीन दृष्दा 
आत्मानुभवी दाशनिक हैं. ईश्वर की पूण कव्पना का विकास इसी 
युग में हआ है। श्वेताश्वेतर उपनिप्द मे इंश्वर की कब्पना है |! 
आगे चल कर पोराणिक-युग में यह कब्पना त्रिदेवों के रूप में पूण 
होती है | ईश्वर सृष्टा है. पालन कर्ता है ओर साथ ही संह्ार भी 
करता है | इसमें सजन ओर विनाश प्रकृृोति का योग है और पालन 
की भावना मानवीय है | भारतीय दशन की कोई भी विचार-धारा 
रही हो, साधना में ईश्वर का स्वरूप कुछ भी माना गया हो; परन्तु 
भारतीय जनता में इंश्वर की भावना आज भी इसी रूप में चली 
आती है | इस प्रकार मारतीय विचारों और भावों दोनों मे इंश्वर का 
दृढ़ आधार रहा है । इस आधार के विना एक पग आगे बढ़ा ही नहीं 


१० हिन्दू गॉडस एन्ड द्दर.ज़्ञ३ लियोनल डी० वन; 7० २० 

११५ इंवेत० ३।२३-एको हि रूद्रा न द्वितीयाय तसस्‍्थुये इमाल्लोका- 
नीशत इंशनीज्रि: । प्रत्यड्जन,स्तिष्ठति संचुकरोप॒न्तकाले संसूज्य विश्वा झुव- 
नानि गोपा:। विश्वतश्चछुझुत विश्वते.सुखा विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतन्ररयावाभूमी जन्यन्देव एक 


२०२ ग्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


गया है। परिणाम स्वरूप घामिक काव्य के साधक-कवि को प्रकृति के 
प्रति जिज्ञासा नहीं हुईं। तक ओर विशुद्ध ज्ञान केन्षेत्र में ब्रह्म था; 
तो व्यवहार को सीमा में भगवान्‌ की स्थापना थी | सब कुछु करनेवाला 
रखने वाला ओर मिटानेवाला है ही; फिर प्रश्न उठता ही नहीं कि 
यह सब क्या है, केसे हुआ और क्यों हे। इधर हिन्दी साहित्य के 
मध्ययुग में मुसलमानी एकेश्वरवाद का रूप भी जनता के सामने आ 
चुका था। भारतीय ईश्वर की कल्पना के आधार में अ्रद्वेत ब्रह्म और 
आत्म-तत्त्व जेसी एकता की भावना रही है; परन्तु मुसलिम एकेश्वरवाद 
एकान्तरूप से एक की कल्पना लेकर चलता है जिसमें परिव्यात्त ओर 
परावर की भावना नहीं है | इसका ईश्वर एक शासक और अधिष्ठाता 
के रूप में है । हिन्दी मध्ययुग में इस भाव-धारा का प्रभाव कबीर 
आदि संतों पर केवल खंडनात्मक पक्ष तक ही सीमित हे; पर सूफ़ी 
प्रैममार्ण कवियों में प्रत्यक्ष हे। इस शासक रूप ईश्वर के समक्ष 
प्रकृति सजना का प्रश्न आता ही नहीं और प्रकृति के रूप के प्रति 
आकषण की समस्या उठती ही नहीं |. 

ह ७--इस विषय में एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है, जिससे मध्ययुग की आध्यात्मिक साधना में प्रकृति के रूपों पर विशेष 
प्रभाव पड़ा है । ओर इससे भी इस युग के काव्य 
में प्रशक्ृतिवाद को स्थान नहों मिल सका। हिन्दी 
साहित्य के मध्ययुग की साधना का रूप प्रेम है जिसका आधार 'रति? 
का स्थायी भाव कहा जा सकता है। माघुय्य भक्ति प्रेम साधना का 
एक रूप है। ठुलसी की भक्ति-मावना अवश्य दास्य-भाव की है, 
परन्तु इसमें भी सामाजिक आधार पर एक महत्‌ के प्रति प्रेम की 
भावना सन्निहित है | इस प्रकार इस युग की भाव-साधना पूण रूप 
से सामाजिक आधार पर स्थापित है। प्रेमी साघक जब अपने आराध्य के 
प्रति आत्म-निवेदन करता है, उस समय वह मानवीय भावों का आधार 
अहण करता है। मध्ययुग की भावात्मक उल्लास की साधना निवृत्ति- 


प्रम-भ,वन। 


साधना ओर प्रकृतिवाद २०३ 


प्रधान साधना की प्रतिक्रिया थी। वैदिक युग की जीवन संबन्धी 
उत्सुकता और शक्ति चादना उपनिपद्‌्-काल की अन्तमुखी चिन्तन- 
धारा में जीवन ओर जगत्‌ से दूर हट गई | संसार की ज्ञाणकता ओर 
दुःखबाद से यह निवृत्ति की भावना वोद-काल में अधिक बढ़ती 
गई | परन्तु जीवन के विकास और उसकी अभिव्यक्ति के लिए बह 
दुःखबांद ओर निद्वत्तिमाग अबराधयथे | यह परिस्थिति आगे नहीं 
चल सकी | जीवन को अपना माग खोजना ही पड़ा |१* मध्ययुग 
में फिर जीवन ओर जगत्‌ के प्रति जागरूकता वढ़ी। लेकिन समस्त 
पिछुलां विचार-घारा के फल स्वरूप इस आकपण का रूप दूसरा 
हुआ | इस नवजागरण के युग में अनन्त आनन्द और उल्लास के 
रूप में जीवन तथा जगत्‌ दोनों को ग्रहण किया गया | ओर इस सब 
का केन्द्र हुआ भगवान्‌ का रूप, जिससे इस आनन्द भावना के 
विस्तार में, अनन्त जीवन, चिर-यौबन तथा राशि राशि सौन्दव्य 
उल्लसित हो उठा। यद्द नया जागरण, नया उत्थान ही हिन्दी 
साहित्य का भक्ति आन्दोलन था ।* ३ हस भाव-धारा के आधार में 
मानवीय भावों की प्रधानता है जो भगवान्‌ के आनन्द रूप के प्रति 
संवेदनशील हो उठती है। फलस्वरूप इस युग में प्रकृतिवाद को स्थान 
नहीं मिल्ल सका; काव्य मे प्रकृति को प्रमुख स्थान नष्ों मिला | आगे 
हम देखेंगे कि प्रकृति में जीवन का आनन्दोब्लास ओर यौवन-उन्माद 
का जो रूप इस काव्य में मिलता है, वह था तो भगवान्‌ के आनन्द 
से प्रतिविंवत लगता है ओर या वह मानवीय भसाव-पत्ष में उद्दीपन 


लीन ननानण भर “केलनानननक अननक»लन«ान्‍ानओ “मम 


»« इसो 44२ का अ,न्दालन सद्धों का भी कहा जा सक्कता है । परल्तु 
जीवन के आकष ण में पतन की सखीमः भी समोप रदती ३ । यह सिद्धों और 
भक्तों दोनों के हीं भ्र.न्दोलनों में देखा जा सक्तः है । 

१३ दि भक्ति वल्ट इन एन्शेन्ट इन्डिया; भगवत कुम,र शास्त्रा : इन्द्रो- 
डक्शन प० १२ और १६ 


२०४ आध्यात्मिक साधना में प्रक्ृति-रूप 
के अथ में प्रयुक्त है | 

५ ८्घ--ऊपर जिन कारणों का उल्लेख किया गया* है, समष्टि रूप 
से उनसे हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के धार्मिक काव्य का प्रकृति 
संबन्धी दृष्टिकोण निश्चित होता है। वस्तुतः ये 
कारण बेदिक युग से भारतीय विचार-धारा को 
प्रमुख प्र रणा देनेवाली प्रदृतियों के रूप में रहे हैं। भारतीय चिंतन- 
धारा में ब्रह्म की इतनी स्पष्ठ-भावना ओर ईश्वर का इतना व्यक्त रूप 
रहा हे कि भारतीय सर्वेश्वरवाद में ब्रह्म की भावना ओर ईश्वर का 
रूप ही प्रथम है, प्रत्यक्ष है। ओर प्रकृति उतती भावना में, उसी रूप 
में अन्तर्व्यासत है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व किसी प्रकार से स्वीकार नहीं 
किया जाता। पाश्चात्य सवश्वर्वाद प्रकृति के माध्यम से एकर्त्व 
ओर एकात्म की ब्रह्म-मावना को समभने का प्रयास वाद तक करता 
रहा हैं। इसी कारण उनके काव्य में प्रकृति में ब्रह्म-्चेतना के परि- 
व्याप्त होने की भावना अधिक मिलती है। प्रमुख भारतीय मत से 
प्रकृति तो दृश्यमान्‌ है, शआ्रामक है, और उसकी सच्ा व्यावहारिक 
दृष्टि से ही सत्य | प्रतिदिन के व्यवहार में सामने आनेवाले यथाथ 
को स्वीकार भर कर लिया गया है। प्रकृति में जो सत्‌ है वद जीव 
ओर ईश्वर दोनों का अंश है; इसलिए वह कभी जीव की दृष्टि से 
देखी जाती है और कभी ईश्वर के रूप में अन्तभू त हो उठती है । 
व्यापक भारतीय मत से प्रकृति का यही सत्य है।* पूव और पश्चिम 
को लेकर' प्रकृति के संबन्ध में यह बहुत बड़ा अन्तर है। हम देख 


३०२००-+मनकक-म»व 


भारतीय सबे श्वरवढ 


१४, इन्धचाइ० रि० एथि०: गॉडस्‌ (हिन्दू)--“व्यपक रूप से पाश्चःत्य 
सबे शवरवाद ईश्वर को प्रकृति में परिव्यक्त मानतः है; पर भ.रतीय के लिए 
प्रकृति इंश्वर में अन्तभू त दो ज,ती दे । .. , इस प्रकार सिद्ध,न्त से, इंश्यात्मक 
सत्य के समन्वय के प्रयास में, साथ ही चरम सत्य को प्रस्तुत करने में प्रन्‍क्षतिक 
सष्टि का कई वसस्तविक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता ।?* 


जा 


साधना ओर ग्रकृतिवाद २०४ 


चुके हैं कि प्रारम्भिक बेदिक युग में भारतीय स्वश्वरता की भावना 
प्रकृति के माध्यम से ही किसी व्यापक सत्ता की आर बढ़ी थी। परन्तु 
एक वार ब्रह्म-तत्व स्वीकार हो जाने पर. ईश्वर की कल्पना पूरी हो 
जाने के वाद भारतीय बिचार में सर्वेश्वरता तथा कावत्य-रूप में 
प्रकृतिबाद के लिए स्थान नहीं रह जाता | प्रकृति का दृश्यमान सत्य 
केवल परिवतनशील है, क्षणिक है; वह व्यापक न धोकर केबल 
कारणात्मक ओर सापेन्न है। ऐसी स्थिति मे प्रकृतिबाद भारतीय 
दृष्टि से केवल एक मानसिक श्रम स्वीकार किया जा सकता है। 
वस्तुतः मध्ययुग के निगणवादी संतों की दृष्टि से प्रकृति भ्रम है, 
मिथ्या है, और सशुशवादी भक्तों की दृष्टि में प्रकृति का सारा स्वरूप 
ईंश्वर-सिद्धान्त में निलय हो जाता है | ५ 

इन सिद्धान्तों के आधार पर हम आगे की विवेचना में देखेंगे कि 
जिस काञ्य परम्परा में ब्रह्म (ओर ईश्वर का भी) का जो रूप स्वीकार किया 
गया है उसमें प्रकृति का रूप उससे प्रभावित है। साथ ही ऊपर की 
समस्त विवेचना को लेकर पर हम इन सिद्धान्तों को आधार रूप से 
प्रस्तुत कर सकते हैं। हिन्दी मध्ययुग के साधना काव्य में ब्रह्म की 
भावना और ईश्वर के रूप के प्रत्यक्ष रहने के कारण इस युग के 
सर्वश्वरवाद में ईश्वर में प्रकृति का अ्रन्तर्भाव है। ईश्वर प्रकृति में 
परिव्याप्त है और इस प्रकार इस युग के काव्य के आध्यात्मिक 
वातावरण के लिए दाशनिक तथा साधनात्मक दोनों पत्षों में प्रकृति- 
वाद उपयुक्त नहीं हो सका। इस युग के काव्य में आध्यात्मिक त्षेत्र में 
प्रकृति कभी मूल प्रेरणा के रूप में नहीं आ सकी। फिर भी हिन्दी 
मध्ययुग की आध्यात्मिक साधना और उसके आधारभूत दशन में 
माया के रूप में प्रकृति नितान्त श्रम तथा अत्त्य नहीं है। संतों को 





१५ इन्ट्रोडक्शन ड॒ दि स्टडी ऑब दि हिन्दू डॉक्ट्रिल: रेना ग्यूनॉत३ दि 
क्लेसिकल प्रिज्युडिसेज़: पएू० ४२ । 


२०६ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


छोड़कर अन्य साधकों ने प्रकृति को सत्‌ (सत्य) के रूप में लिया है। 
परन्तु हम आगे देख सकेंगे कि प्रकृति उनके इईंश्वर रूप में अन्तभू त 
दी हो उठती है | 


संन साधना में प्रकृति-रूप . 


(६--संत साधकों की विशेषता उनकी साधना तथा विचार- 
पद्धति का सहज रूप है। सहज” शब्द संत-काव्य की आधार शिला 
है। इनकी विचारधारा की पृष्ठ-मूमि में अनेक 
परम्पराएं हैं, पर इन्होंने अपनी समन्वित दृष्टि से 
इन सब को अपने सहज सिद्धान्त के अनुरूप कर लिया है। अपनी 
विचार-पद्धति में कवीर नाथ-पंथियों से बहुत दूर तक प्रभावित हैं 
परन्तु साधना के ्षेत्र में इन्होंने अनुनति और प्रेम का माग़ चुना 
है | और संतों के इस मार्ग में सभी सिद्धान्त सहज होकर दी उपस्थित 
होते हैं। कबीर आदि संतों मे विरोध दिखाई देने का कारण भी यही 
है ।*४ हम देख चुके हैं कि पिछुले युगों में प्रकृति के उन्मृक्त क्षेत्र से 
जिज्ञासा ्य चुकी थी ओर सृष्टि तत्व का निरूपण तक तथा अनुमान 
के आधार पर होने लगा था | संत साधक भी इस तक तथा विचार 
की परम्परा को छोड़कर उन्म्रुक्त होकर प्रकृति के सामने नहों खड़ा दो 
सका। परन्तु अपनी सहज भावना में बह प्रक्ृति के प्रति आग्रह 
अवश्य दिखाई देता है | कबीर पूछ उठते हैं--- 

“प्रथम गगन कि पुद्द्पी प्रथमे; प्रथमे पवन कि पाणी। 

प्रथम चन्द कि सूर प्रथम प्रश्न; प्रथमे कोन विनाणी। 

प्रथमें दिवस कि रेणि प्रथमे प्रभु; प्रथमे बीच कि खत | 

कहै कबीर जहाँ बसहु निरंजन; तहाँ कछु आहि कि सून्य॑ |? 
इस पद के अन्तगंत नाथपंथी सृष्टिप्रतीकों का आधार होने पर भी, 


खदज जिज्ञसा 





१६ वबीरः ह० प्र० द्वि०: अ० ५ भनरंजन कौन दे? पृ० ६८ ) 


संत साधना मे प्रकृति-रूप २०३ 


साधक का ध्यान निश्चय दी व्यापक विश्व-सजना पर है। प्रभु की 
सबप्रथम भावना के सामने उसको यह ग्रश्न अधिक जचता नहीं । 
फिर भी उसका प्रश्न है - नश्वर सजना में प्रथम कोन माना जाय ? 
दाद अधिक तार्किक नहीं हैं: ओर इसलिए वे सजन-क्रम के प्रति 
अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नशोल हुए ईं-- है समथ, यह सजन देखा 
नहीं जाता | कहाँ से उत्पत्ति थोती है ओर कहाँ निलय होता हैं | 
पवन और पानी कहाँ से हुए ओर प्रथ्वी-अकाश का विस्तार जाना 
नहीं जाता। यह शरीर ओर प्राण का आकाश में संचरण केसे 
हुआ । यह एक दी अनेक में केसे प्रकट हो रहा है: फिर यह 
विभिन्नता एक में केसे व्िल्ञोंन दो जाती है | सृष्टि तो स्वर्य चकित, 
मुग्ध है; हे दयालु इसका नियमन किस प्रकार करते हो १९७ 
यहाँ साधक के मन में सजन के प्रति जज्ासा है, आश्वय हू 
पर उसके सामने अपने “प्रभु! की भावना भी स्पष्ट है। इस कारण 
प्रकृति के रूपों तथा स्थितियों के प्रति जज्ञासा केबल उनके उत्तर 
को स्पष्ट करने के लिए हैं। 

क--ओर यह उनके आराध्य की भावना इनके सामने प्रत्यक्ष 
रहती है । वास्तव में प्रद्वति के प्रति जिज्ञासा भी संत साथक में ब्रह्म 
विययक प्रश्न को लेकर ही हैं| संत साथधकों को 
प्रकृति के रूप के प्रति कोई आकपंण नहीं. ओर 
कोई कारण भी नहीं, जब उनको अपनी साधना 
का विपय उससे पर ही मिलता हैं । संत साधक प्रकृति की क्रिया- 
शोीलता और परिवतनशीलता के आधार पर स॒श्टा की कल्पना दृढ 
करना चाहता है । वह सजन के विस्तार में पृथ्वी, आकाश या स्व 
में अपने अलख देव को देखना चाहता है। वह जल, थल, अग्नि 
ओर पवन में व्याप्त हो रहे अपने आराध्य को पूछता है; ओर सूथ्य- 


अआराधच्य का 
स्वं.कुति 


१७ शब्दा० दादू: पद ५४ 


रश्ण्पर ग्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


चंद्र की निकठता में उसे खोजता है ।१* साधक के समक्ष सजन के 
प्रति जिज्ञासा अधिक दूर तक चल भी नहों सकती, क्‍योंकि उत्तर 
उसके सामने प्रत्यक्ष है-- ु 
“ज्रादि अंति सब भावै घड़े, ऐसा समरथ सोइ | 
करम नहीं सब कुछ करे, यों कलि घर; बनाइ ॥” ( दादू ) 
(१०--सजन के प्रति प्रश्न ने और ब्रह्म की प्रत्यक्ष भावना ने 
साधकों को सुश्टा के प्रश्न पर पहुँचाया है। इस सीमा पर वे एकेश्वर- 
वादी जान पड़ते हैं। यह भावना विचार के क्षेत्र 
में कबीर में भी मिलती है ओर अन्य संत-कवियों 
में अपने अपने विचारों के अनुसार पाई जाती 
है। दादू के अनुसार प्रकृति सजना का रचयिता राम है--जिसने 
प्राण ओर पिंड का योग किया है उसी को हृदय में धारण करो। 
आकाश का निर्माण करके उसे तारकों से जिसने चित्रित किया है। 
सूय्य-चंन्द्र को दीपक वनाकर बिना आलंबन के उन्हें वह ' संचरित 
करता है । और आश्वय ! एक शीतल तथा दूसरा उष्ण है; 
वे श्रनन्‍्त कला दिखाते हुए गतिशील हैं | और यही नहीं, अनेक 
रंग तथा ध्वनियोंवाली पृथ्वी की, सातों समुद्रों के साथ जिसने रचना 
की है | जल्-थल के समस्त जीवों में जो व्याप्त होकर उनकां पालन 
करता है । जिसने पवन और पानी को प्रकट किया है ओर जो सहस्ल 
धाराओं में वर्षा करता है। नाना प्रकार के अठारह कोटि वृक्षों को 


एकेश्वरवाद। 
भावना 


१८ शब्दा० दादू: पद ५८--- 

“झलख देव गुर देहुबवाय | कहाँ रहो त्रिभुवन पति राय । 
धरती गगन वसहु कबिलास । तीन लोक में कहाँ निवास ॥ 
जल थल पावक पवना पूर । चंद सुर निकट के दूर । 
मंदर कौण कौय घरबार | आसण कौण कह्ौ करतार || 
झअलख देव यति लखी न जाइ | दादू पूछे कद्दि समुझाइ । 


संत साधना में प्रकृति-रूप / २०६ 


सींचनेवाले वही हैं ।१* परन्तु संतों का यह एकेश्वरवाद मुसलिम 
एकेश्वरवाद से नितान्‍्त भिन्न है। उसमें ईश्वर का विचार एकछुत्र 
सम्राट के समान है जिसकी शक्तियाँ असीम ओर अ्रप्रतिददत हैं। परन्तु 
व्यापक होने की भावना उसमे नहाँपावी जाती। यहाँ दाद के 
है--पूरि रहत्या सब संगा रे! | इस प्रकार संत प्रकृति में जिस सुष्ठा 
को भावना पाते हैं बढ उपनिपदों में उल्लिखित तथा भारतीय विचार- 
धारा से पुष्ट सम्रपंच-सावना के समान है |*" ुन्दरदास ने इसका 
और भी प्रत्यक्ष रूप मिलता हे, क्योंकि श्रद्वोत्-मावना का उनपर 
अधिक प्रभाव हैं। उनका सप्रपंच ब्रह्य--आकाश को तारों से 
विभूषित करता है ओर उसने सृथ-त्रद्ध को दौयक वनाया है। सप्त 
द्वीपों ओर नव खंडों में उसने दिन रात की स्थापना को है आर 
पृथ्वी के मध्य म॑ सागर ओर. सुमेस की स्थापना की है। अरष्ट-कल 
पवतों की रचना उसने की है जिनके मध्य में नदियाँ प्रवाहित हैं। 
अनेक प्रकार की विविध वनस्पतियाँ फल फूल रहो है जिन पर समय 
समय पर मेघ आकर वषा करते हैँ |।९१ वस्तुतः यहाँ सष्टा प्रकृति के 
आश्रय से अपने हो गुशां को प्रसरित करता हैं । वह अपने से अलग 
थलग सुष्टि-कर्ता नहीं है । आगे हम देखेंगे कि सूकफ़ी प्रेममार्गियों से 
इस विषय में इनका मतभेद ह€। 

(११--संतों ने संसार को ज्ञगिक माना हेपरिवतनशील स्वीकार 

१९ शब्द० दादू: पद ३४३ 

२० दे निशु थ स्कूल श्रॉव दिन्हीं पोण्ट्री: पी० डी० बड़थ्वाल ६३ प्र० 
२, ४०६ २ 9. | ह 

. २१ ग्रन्था० सुन्दर०: शुन उत्पत्ति निस.नी का ८द । सजन के संवन्ध में 
घुन्दरद:स में एक पर और मिलता दे---नटवर राच्यो नदेव पका (राय 
रासमरों पद ५) इसमें भी सोप,वि गुणामक सजन को बात कही 
यई हूं । | 
१४ 


२१० आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


किया है। प्रकृति की परिवतनशीलता दाशनिक चेतना की प्रेरक 
शक्ति रही है। आत्म-तत्त्व के स्थायित्थ को स्वीकार 
करने के लिए. भी यह एक आधार रहा है | हम 
पहले ही संकेत कर खुके हैं कि मध्ययुग के साधकों ने विचार-परम्परा 
से ही सत्य को ग्रहण किया है। यही कारण है कि वे विश्व-परिवतनों 
की ओर ध्यान रखते हुए भी उन पर अधिक हढ़हर नहीं सके; ओर 
उन्होंने उसके परिवतन तथा उसकी ऋझ्णिकता में आत्म-तत््व का 
संकेत नहीं दिया है | वात यह है कि इनके पूव ही अद्वोतबाद ने 
दृश्यमान जगत्‌ की ऋशिकता के साथ उसको अनुभव करनेवाली 
आत्मा को सत्य स्वीकार किया था। उपनिषद्‌-काल से यद्द सत्य 
दृश्यमान प्रकृति के परे आत्म-तत्व के रूण में स्वीकृत चला आया 
है ।४९ इस कारण संतों ने जीवन के विस्तार में ही अधिक परिवर्तन 
दिखाया है; उनके काव्य में प्रकृति की दृश्यात्यकता नहीं है'। फिर भी 
प्रतीकात्मक कव्पना में प्रवहमान प्रकृति का रूप यत्र-तत्र मिल जाता 
है। सुन्दरदास विश्व-सजन की कल्पना एक महान वृक्ष के समान 
करते हें | यह वृक्ष चिर नवीन है; इसमें एक ओर सघन फल-फूलों 
का वर्ंत हैं तो साथ ही भरते हुए पत्तों का पतझड़ भी है। ऐसे 
२२ इंडियन फिलासफी; एस० राधाकृष्णन; (द्वि० भाग) अष्ट प्रक०, पृ० 
५६२--“सत्य के आधार पर विचार करने पर, अनुभवों का संसार अपने 
रूपात्मक स्वभाव को प्रकट करता है । सभी विशेष वस्तुएं और घटनाएँ ज,नने 
वाले मनस्‌ के विरोध में वस्तु-रूप में स्थित हैं । जो कुछ ज्ञान का विषय है,सभी 
नःशवान्‌ है । शंकर का मत है कि सत्य ओर भासस्रान्‌ , तथ्य और दृष्ण मनस्‌ 
(शता) तथा दृश्य विषय ( शेय ) के सम रूप दे। जब कि प्रत्यक्ष-बोष के 
विषय असत्य हैं; आत्मा जो दृष्टा है और जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, सत्य 
है । (दि फू नामेनलटी ऑव दि वल्ड ); बहृदारणयक (४३3० (२-६) में जनक 
के पूछने पर याशवल्क्य आत्म-प्रकाशित की ओर संकेत करते हें । 


प्रवदहमान्‌ प्रक्नति 


संत साधना मे प्रकृति-रूप . २१६१ 


$ 


विश्व तर को मूल अनन्त-व्यापी काल प्रसरित है। परन्तु परिवतंन 
सत्य नहीं है, क्योंकि जों सत्य है बद शाश्वत भी है। शाश्वत का 
आरम्भ नहों होता; जिसका आरम्म और अन्त होता हैं वह शाश्वत 
सत्य नहों हो सकता | इसलिए यह भ्रम है. माया है। सुन्दर 
कहते हैँ--- 

“प्न ढी के श्रम तें जगत यह देखियत 

मन ही का श्रम गये जगत बिलात हैं । 
(सुन्द० अर० चाण० अर २५) 

यहाँ जगत्‌ का अ्रथ है सृष्टि, समन । 

क--इस प्रब्मान्‌ परिवतंनशीलता के स्थायी आत्म-तत्व से' 
परिचित होना ही सत्य ज्ञान है। सुन्दर प्रझ्धति-रूपक में इसी ओर 
संकेत करते ईं-देखो और अनुभूति ग्रहण 


अतक्ा-तत्व ६ हैं ह हर हुमूति 
करत कोर. | प्रत्येक घट में आत्माराम &ो तो निरन्तर 
ब्रह्म-तत्व का पल कह रा 
सके वसंत खेलता है। यह केसा वित्तार है जिसका 
बे 


अन्त ही नहीं आता । इस चार प्रकार के विस्तार 
वाली सृष्टि में चौरासी लाख जीव हैं| नभचारी, भूचारी तथा जलचारी 
झनेक रचनाएं हुई हैं। प्रथ्यी, आकाहझ, अग्न, पवन ओर पानी ये 
पाँचों तत्व निरन्तर क्रियाशील हैं। चंद्र, सय, नक्षुत्र-मंडल, सभ 
देव-यक्ष आदि अन हैं| ये सब हैं, परन्तु इनका अ्रस्तित्व क्षणिकर 
है, परिवतनशील है। जैसे समुद्र में राशि राशि फेन, असंख्य बुदबुद्‌ 
ओर असंख्य लद्दरं बनकर मिथ जाती हैं; ओर तत्त्व-रूप तरुबर 
एक रस स्थिर है, पर पत्ते कर भर पड़ते हैं। यह क्रीड़ा का प्रसार 
ज्यों का त्यों फेला हुआ है ओर अनन्त काल बीत चुका है । परन्तु 
सभी संत यह जानते हैं कि ब्रह्म का विलास ही अनन्त और अखंडित 
है [!*3 फिर जब ज्ुणिकता ओर ग्रवहमान्‌ के परे आत्म-तत्त्व सन्नि- 


3 


२३ ग्रन्थ ०; सुन्द० : राग रासभरी पद ६ 


२१२ आध्यात्मिक साथना में प्रकृति रूप 


हित है जो ब्रह्म से वसत खेलता है, तो निश्चय ही माया! को, 
धअ्रविद्या! को अलग करना होगा । सत्य की अनुभुति के लिए' अविद्या 
को दूर करना आवश्यक है, ऐसा वेदान्त का मत भी है--शंकर 
का मत है कि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हम 
अविया के अधिकार में हैं जः ब्रिचार की तार्किक प्रणाली है। 
अविद्या आत्मानुभृति से पतन है, यह ससीम की मानसिक व्वाधि है 
जो आध्यात्मिक सत्य को सहखों भाग में कर देती है। प्रकाश का 
छिपना ही अन्घकार है |डायन जैसा कहते हैं, अविद्या ज्ञान की 
अदृश्यता हैं: मनस का वद छुम्ाव हे जिससे वस्तुओं को दिक्‌-काल- 
कारण के माध्यम के अतिरिक्त देखना असम्भव हो जाता है [!*४ 
संत माया की सजनात्मक शक्ति का उल्लेख नहीं करते: परन्तु उसके 
अविदया रूप को वेदान्त के समान ही स्वीकार करते हैं जो अपने 
आकपण से अत्मानुभूति से बंचित रखती ह । दाएू प्रकृृति-रूपक में उसी 
माया को, अविद्या को, जीव के वन्धन के रूप में चित्रित करते हैं--- 
मोहया मरग देखि बन अंधा, सूकत नहीं काल के कंघा । 

फूल्यों फिरत सकल वन माहीं; सिर साथे सर सूकत नाहीं |[?९५ 

काल का परिवतन ही हे जो सभी को नष्ठ करने के लिए. तत्पर 
रहता है, ओर उसी की ओर दाद ध्यान ले जाना चाहते हैं | परिबतन 
पर विश्वास करने पर कोई आत्माराम को कैसे जान सकेगा | प्रकाश 
को छिपाना हो तो अंधकार है | दादू इसी प्रवहमान्‌ प्रकृति को देख 
रहे हैं-- जीवन -) राजि बीत चल्ली, अब तो जागो; (ज्ञान का प्रकाश 
ग्रहण करो) यह जन्म तो अ्रंजलि में भर पानी के समान ठहरेगा नहीं | 
फिर देखते नहीं यह अनंत काल घड़ी-घड़ी करके बीतता जाता है; 

२४ ३ डेयन फिलसफी; एस० रघ,क्षष्शनू: 468० अष्टं--.अद्दै १ वेद।नत-- 
अलतब, पू० ५७ ४----५ । 

२५ शब्दा०; द.दू: पद ३१ । 


संत साधना में प्रकृति-रूप २११ 


] 


और जो दिन जाता वह कभी लोटता है ! सूदय चंद्र भी दिन-दिन 
घटती आयु का स्मरग ही दिलाते हैं | सरोवर के पानी ओर तरुवर 
की छाया का देखो | क्या होता है? रात-दिन का यही तो चक्र हे 
यह प्रसारत काल काया को निग्लता चलना जाता हैं। हे हंस पॉयक ! 
विश्व से प्रस्थान करने का समय उपस्थित है; और तुमने आप्माराम 
को पहिचाना हो नहीं (? *8 ठुतों के अनुसार सत्र जा रधा है, बदल 
रहा है ओर - नष्ट हू रहा है। घरती, श्राकाश, नक्षत्र सभीतों इस 
प्रवाह में बढ़े जा रहे हैँ | पर इस सत्र के पीछे एक हू जो इस व्यापार- 
योजना को चलाता हुआ भी सहनशील ४; जो रुसी उपादानों के 
बिना भी रहता इ--ओऔर वह है आत्माराम ।*७ यू. बह सकेत कर 
देना आवश्यक दे कि कबीर आदि <तों ने नाथ-पंथियों की भाँति 
ब्रच्म का रूप दवताद्ेतविलक्षण माना है। परन्तु ठंतों ने इसे 
निषेधात्मक कुछ नहीं? के श्थ में अ्रदण नहीं किया है; उनके 
' लिए तो यद् परम-सत्य है । आगे प्रकृति के माध्यम से ब्रह्म निरूपण 
के प्रसंग म॑ इस पर अधिक प्रकाश पड़ सकेगा | 

५ १२--संत अपने सिद्धान्त के अनुसार श्रद्वतवाद को स्वीकार 
करके नहीं चलते | वे अपने निगुण ब्रह्म को दंत तथा अद्गत दोनों से 
परे मानते हैं, ओर इसी को द्वंताद्वतविलक्षण 
कहा गया हैं। पर यह द्वंताह्नेतविलज्ञण, भावा- 
भावविनमु क्त है कया ? विचार करने से स्पष्टतः 


अ ध्यत्मिक ब्रह्म को 

स्थ.पना 

२६ वही ४ प्रद १५७ 

२७ वही ; ५द २२५--- ह 
“रहसी एक उपावणश हरा, और चलसी सब संसार । 
चलखी गगन * रएयें सब चलसी, चलसी पवन अरू प.णी । 
चलसी चंद सर पति चलसी, चलखोी सब उप्राणी । 
ददू देखु रहे अविनासी, और सब घट बीना ।” 


२१४ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


यह वेदान्त के अछ्वेत की ब्रह्म-कल्पना के समान ठद्दरता है। उनका 
ऐसा विचार इसलिए रहा है कि इन्होंने नाथ-पंथी तक-शैली को 
अपनाया है ओर वे सत्‌-असत्‌ के असाब को स्वीकार करके चलने - 
वाली बोद्धों की शूत्ववादी परम्परा से प्रभावित थे | इसके अतिरिक्त 
जब संत अद्गेत का विरोध करते हैं, तो वे उसे द्त का विपययार्थो 
मान होते हैं और इससे प्रक८ होता है कि संत शंकर के अद्वतवादी 
ठर्कों से पूर्ण परिचित नहीं थे । इसके अतिरिक्त संत अनुभूति के विषय 
को तक के चक्कर में डालने के विरं.घी हैं; यद्यपि इस विषय में शंकर 
के समान मोन वे स्वयं भी नहीं रहे हैं। इन संतों ने निशुणरूप में 
जित ब्रह्म की स्थापना की है, वह तत्त्वतः अछ्वत के स्थापित ब्रह्म के 
समान है | केवल भेद यह है कि शंकर ने व्यावह्यारिक ज्षेत्र भ॑ ईश्वर 
की स्वीकृति दी है ओर संतों ने इसकी कल्पना को अपनी ब्रह्म भावना 
के साथ मिला लिया है। वे दोनों में मेद मान कर नहीं चलते | कवर 
प्रकृति की रूपाकार इृश्यमान्‌ सीमाओं में उसी का उल्लेख करते हैं--- 
'हे गोविन्द, तू एकान्त निरंजन रूप है। यह तेरी रूपाकार दृश्यमान्‌ 
सीमाएँ और ज्ञात चिन्ह कुछु भी तो नहीं--यह सब तो माया है | यह 
समुद्र का प्रसार, पवतों की तु ग श्रेणियाँ औ्रोर पृथ्वी-आकाश का विस्तार 
क्या कुछ है ! यद्द सब कुछ नण्य है। तपता रवि और चमकता चंद्र 
इन दोनों में कोई तो नहीं ह. निरन्तर प्रवाहित पवन भी वास्तविक 
नहीं | नाद और विन्दु जिनसे सजन काय चलता है; और काल के 
प्रसार में जो पदार्थों का निर्माण-कार्य चल रहा है, यह सब भी क्‍या 
सत्य है ? और जब यह प्रतिबिवमान्‌ नहीं रहता, तव तू ही, रामराय 
रह जाता द्रः । १२८ 

है क--कबीर के अनुसार ब्रह्म प्रकृति-तत्त्वों की नश्वरता के परे है | 
अद्वत मत ब्रह्म को इसी प्रकार स्वीकार करता है [| अगर ससीम मानव 





२८ गंथा०; कबीर ; पद २१९ 


संत साधना म॑ प्रकृति-रूप २१प, 


ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करले तो या उसका ज्ञान ओर उसकी बुद्धि असीम 
है ओर या ब्रह्म ही समीम है । प्रत्येक शब्द, 
जिसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए. किया जाता है, 
बढ़ उस वस्तु का जाति, शुश क्रिया अथवा स्थिति 
संबन्धी निश्चित ज्ञान का संकेत करता है। पर ब्रह्म इन सव प्रयोजनात्मक 
विभेदों से परे 6, और अयःगात्मक स्थितियोँ के विरोध सें है ।*६ दंतों 
ने इली को व्यक्त करने के लिए प्रह्मति-रूपों की निषेधात्मक व्यंजना 
की है, ओर यह उनके सहज के अनुरूप है। दाद के अनुसार-- 

यपद्ध समस्त अह का विस्तार श्रम की छात्रा है, सब्त्र राम ही व्याप्त 
हो रहा है | यह सजन का समस्त विस्तार--वरणी ओर आकाश, 
पवन और प्रकाश, रवि-शशि और तारे सव इसी अरहं का पंच-तत्त्व 
रूप प्रसार है--माया की मरीचिका है [?३?हम कह चुके हैं कि संत ब्रक्ष 
को दताहताविशिष्ट मानते हुए भी अभाव या शुत्य के अ्रथ में नहीं 
लेते। परन्तु वे निषेधात्मक रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। 
वस्तुतः जब उसे सत्‌ ओर असत्‌ दोनों में बाँधा नहीं जा सकता; तब 
यही कहा जा सकता है ब्रह्म क्या नहीं है, ओर जो वह नहीं है । बह 
स्थायित्व ओर परिवतन दोनों से परे है | वद्द तो न पू्ण हे, न ससीम 
है न असीम, क्योंकि वह सब अनुभवों के विरोधों पर ही आधारित 
है ।३* सुन्दरदास का ब्रह्म प्रद्धति की सजनात्मक अरतदृव्यावृत्ति में 
अपने को प्रकट करता है--- 


सजनः का अस्वीक्ष|त 
तथा परावर 


२९ शंकर गीत-भष्य; अध्य ० १३६।१९१।. 

३० शब्द ०; दांदू३ पद ३९४ । 

३१ इ० फि०; एस० अर० कृणनू: प्रकरू० ५६ १० ५३६ अह्ाय)--- 
“उपनिषद्‌ और सथ ही शंकर बह्य के सत्‌ और असत्‌ दोनों दी रूपों को 
अस्वीकार करते हैं, जिनसे हम अनुभव के क्षेत्र में परिचित हें? 


२१६ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


“सोई है सोई है सोई है सब में। 
कोई नहिं कोई नहिं कोई नहिं तब मैं ॥| 
प्रथ्वी नहिं जल नहिं तेज नि तन में | 
वायु नहिं व्योम नहिं सन आदि मन में १३४ 
यहाँ अतदब्याबृत्ति का अथ भारतीय तच्ववाद के अनुसार निषेधात्मकता 
से है। इसी प्रकार गुन निशु न की वात को लेकर प्रकृति के तर्च्बा के 
निर्माए-काय को शस्वीकार करके रैदास भी परावर की स्थापना करते 
हैं-..पंडित, क्‍या कहा जाय, रहस्य खुलता नहीं ओर कोई समझा 
कर कहता नहीं | भाई. चंद और घूर सत्य नहीं, न रात-दिन ही; 
ओर न आकाश में उनका संचरण ही | वह न शीतल वायु हे और 
न उष्णु-कठोर है| वह कर्म की व्याधि से भी अलग है। वह्द धूप 
ओर धूल से भरा हुआ आकाश भी नहीं है; ओर न पवन तथा पानी 
से आपूरित हैं। उसको लेकर गुन-निशु न का प्रश्न नहीं उठता। 
तुम्शरी बात का चातुय्य कहाँ ह [?!३3 इस समस्त अतदुव्याइतति- 
भाव के साथ संतों के लिए ब्रह्म-तत््व परावर सत्य और परम. अनुभूति 
का विषय रहा है । 
ख--इस अतदुव्यावत्ति में प्रकृति का समस्त रूप और क्रम विलीन 
हो जाता है। फिर संत अपने ब्रह्म की अज्ञात सीमा का निर्देश किए 
बिना नहीं रहता | दादू उसकी सीमा का उल्लेख 
प्रकृति की अदृश्य सीमा के पर करते हैं,--- 
वह निगु ण॒ अ्रपनी विधि में निरंजन जैसा स्वयं 
में पूण है । इस निर्मेल-तत्त्व रूप ब्रह्म की न उत्पत्ति है और न कोई 
रूपाकार | न उसके जीव है और न शरीर | काल की सीमा ओर कर्म 
की #४ंखला से वह मुक्त है | उसमें शीतलता और घाम का कोई 


अज्ञत सीमा : 
'निमल-तत््व 


२२ अथा०; सुन्द ० $ रुग' भैरव, पंद्‌४। 
' इ३ बनी; रैदास $ पद ११। 


संत साधना मे प्रकृति-रूप २१७ 


विचार नहीं ओर न उसको लेकर धूप-छाया का ही प्रश्न उठता है । 
--जिसकी गति की सीमा प्रथ्वी ओर आकाश के परे है; चद्र और 
सूथ्य की पहुँच के जो बाहर है | रात्रि ओर दिवस का' जिसमें कोई 
अस्तित्व नहीं है; पवन का प्रवेश भी जहाँ नहीं दोता | कमलों की 
शारीरिक ग्रक्रिया से वह मुक्त है, वह स्वयं में अ्रकेला अगम निमम है 
दूसरा कोई नहीं है !!*४ शहाँ हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रसार से 
परे वणन करके भी दाद ब्रक्ष को रूप दान करते हैं। दरिया साहब 
ब्रह्म की अतदुव्यादिति भातना के साथ भी उसे कुछ ऐसे गुण के 
माध्यम से व्यक्त करतें हैं जिनको वे सगुशात्मक प्रकृति भे पर समझते 
हैँ। वे निगुण, गुणातीत को व्यक्तिगत साथना का वियय बनाते हैं; 
ओर उसके रूप की कव्यना धृ+छाँड से दीन वृक्ष के रूप में करते 
हैँ | साथ ही अमृत फल और अनंत सुगन्ध की कल्यना भी उससे 
जोड़ते हैं |$% बस्बुत: यह भी अरूप को रूप-दान हो हे, असीम को 
सीमा में बाँधना ही है । 

ग - पीछे कहा गया है कि कचीर ने ब्रह्म को इच्दियातीत ओर 
परावर माना हैं और सत्‌-श्रसत्‌ से परे स्वाकार किया है | परन्तु जब 
वे उसकी व्याख्या करते हैँ ता उस्त किसी सीमा में 
बाँधते हैँ | वे अपनी प्रकृति-रूपक की शेज्ञी में ब्रह्म 
को परम रूप में स्वीकार करते हं--- जिसने इस भासमान्‌ जगत की 
रचना केवल कहे सुनने को की हैँ, जग उसी को भूला हुआ पहिं- 

३४ श॒ब्द;०॥ दादू : पद ९६ 

२३५ रुब्द; दरिया० (विहर)३०-- 

“गुन बकुसिहों भ्रम तरसिहों, लखि हो आएप्न प.सहे। 
अछे विरिद्धि तीर है बैठ हो, तहँवा धूप न छद्द रे॥ 
चाँद न सर॒ज दिवस नहि तद॒वाँ, नहि निसु होत विद्यन रे । 
अम्रत फल मूख चाखन दैद्दो, रेज सुगन्ध. सुहाय रे ||”? 


सबेमय परम सता 


श्श्द आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


चान नहीं पाठा | उसने सत्‌ , रज, तम में माया का प्रसार कर अपने 
को छिपा रखा है | स्वयं तो वह आनन्द-स्वरूप है; ओर उसमें सुन्दर 
गुण-रूप पन्‍लवों का विस्तार फैला है। उसकी तत्त्व-रूप शाखाश्ञों में 
ज्ञान-रूपी फूल है और राम नाम रूपी अच्छा फल लगा हुआ है। ओर 
यह जीव-चेतना रूपी पक्ती सदा ऐसा अचेत रहता है कि भूला हुआ 
है? उसका वास हरि-तरुवर पर है । हे जीव, तू संसार की माया में 
मत मूल: यह तो कहने सुनने को श्रमात्मक सृष्टि है !!3६ रहस्यवादी 
की अनुभूति से ब्रह्म सत्य ऐसा दी लगता है | शंकर के अनुसार, इस 
सांसारिक नामरूप ज्ञान से पर होकर भी ब्रह्म रहस्यानुभृति प्राप्त करने 
वाले साधकों के लिए परम काम्य सत्य है ।३० रोडवल्फ़ ओटो के 
अनुसार अतद्ब्याइत्ति की (निपेघात्मक) भावना बहुधा एक ऐसे अथ 
का प्रतीक बन जाता ह जो एकान्त अ्रकथनीय होकर भी उच्चतम 
अंशों में पूण-रूप से निश्चवात्मक हैं |१< इसी 'दृष्टि से संत साधक 
के लिए ब्क्न सवबमय होकर विश्व में प्रकृति-रूपों दिखाई देने लगता 
है | ऐसी स्थिति में ब्रह्म के प्रकाश से विश्व अआएए ह हो उठता हे 
और उसी की गति से गतिशील घरनीदास का निगुण ब्रह्म-- सकल 
विश्व में इस प्रकार व्याप्त हों रहा है, जैसे कमल जल के मध्य में 
सुशोभित हो | एक ही डोरा जेसे माशणियों के बीच में व्याप्त रहता है; 
एक सरोवर में जैसे अनन्त हिलोर उठती रहती है। एक शभ्रमर जिस 
प्रकार सभी फूलों के पास गुजन करता है। एक दीपक सारे घर को 
जैसे प्रकाशित करता है| ऐसे ही वह निरंजन सबके साथ है--क्या 


शत ऑधिभााण हल नए जि 





३६-+ भ्र'था०; कबीर: सप्तपदी रमेणी से 

३७ शंकरभ,ष्य छान्‍द।० उ० ( 5१॥१)-७दग्देशगुणगतिफलसेदशूल्य॑ 
हि परमार्थतद्‌ अद्वेतम्‌ ब्रह्म मन्द बुद्धिनाम्‌ असदू इवं अतिभाति।! 

इ८ दि आइडिया ऑँब दि होली; रोडल्क ओटे ४ ४० १८९ 


संत साधना में प्रकृति-रूप 


से 
कि 
हट 


पशु-पक्षी और क्या कीट-पतंग्र |३९ 
घ--त्रह्म की इसी व्यापक मावना को संतों ने आरती के प्रसंग 
में भी प्रस्तुत किया ह। इन्होंने इस ग्रारती का जिस प्रकार उल्लेख 
किया है, उससे मानों विश्व-रूप प्रकृति ही ब्रह्म की 
“री चिल्तर आरती के समान है। कमी प्रकृति के 
समस्त रूप उस आरता के उपकरण बन जाते हूं: शार कभा समस्त 
प्रकृति रूपों में आरती की व्यापक भावना ब्रह्म की अभिध्यक्ति बन 
जाती है। किसी किसी स्थल पर साधक अपने छुदव में नाम-साधना 
की आरती सजाया है, ओर अन्उमुंस्ती साधना के उपकरणों की योजना 
में, आरती की कल्पना समग्र विश्व को प्रतिमासित करने बाले प्रकाश 
उद्धासत हो उठती है । इस आरती की योजना से समस्त विश्व 
उस परम ब्रह्म का प्रतिरूप हो जाता है [5४१ यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
अ।वश्यक है कि संतों ने इस प्रकार रूपकमयी व्यं जना तो की हं;परन्तु 
प्रकृति के प्रसार में व्याप्त ब्रह्मम्मावना की आर उनका ध्यान नहों है | 
वे तो अन्तमुर्खा साधना और अनुभूति पर विश्वास रखकर चलते हैं, 
प्रकृतिवादी दृष्टि से उनका यह अन्तर दे । यही कारण हे कि संतों के 
इन वणुना से प्रकृतति-रूप का संकेत सर है. उनमे साॉन्दिय्य-याजना का 

अभाव है | 

९१३---शारीरिक वन्‍्बनत में आत्मा जीव ६&। आत्मा और ब्रह्म; 
जीव और ईश के संबन्ध की सीमा ही आध्यात्मिक साधना को साप 
अत को. शत करण यहाँ देखना है कि संतों ने आत्मा 
न । +. और ब्रह्म केसंबन्ध को व्यक्त करने के लिए, प्रकृति 
का माध्यम कहाँ तक स्वीकार किया है। विचार 


विश्व-सजन थी 


३९ बानी घरनीदासः बोवलीला से ! 
४० शब्द०; बुहला०: आरती; बानौ०; मलूअ०; आरती० अंग ४ ओर 
बानी; गर्र।व ०४ आरती से--- 


२२० ग्राध्यात्गिक साधना में प्रकृति-रूप 


किया गया है कि संतों को आत्मा ओर ब्रह्म की अह्न त-भावना की 
अनुभूति, उपनिषदू-कालीन ऋषियों की भांति जीवन ओर जगत्‌ से 
न मिल कर, विचार और परम्परा के आधार पर ही अ्रधिक हुई है । 
इन्होंने ब्रह्म शान के लिए. आत्मानुभूति को स्वीकार किया है। इस 
प्रकार इनके लिए प्रकृति का कोई महत्व नहीं है । केवल जप इन्होंने 
अपनी श्रात्मानुभृति को व्यक्त करने के लिए माध्यम स्वीकार किया 
है उस समय ब्रह्म और जीव की एकात्मता के लिए प्रकृति के उपमानों 
ओर रूपकों की योजना की है। इस एकात्म ओर अद्व त भावना का 
संकेत पिछले रूपों में मिल चुका है । संत साधक इस “एकमेक? की 
भावना में ब्रह्म को परम-सत्य और आत्म-तत्व के रूप में उपस्थित 
करता है | कबीर नश्वर प्रकृति में ब्रह्म की समस्त अतद्व्यावृत्ति 
भावना के साथ भी उसे आत्मानुभूति सत्य स्वीकार करते हँ--संतों, 
त्रिगुणात्मक आधार के नष्ट होने पर यह जीव कहाँ स्थिर होता है ? 
कोई नहीं समकाता । शरीर, ब्रह्मांएड्ड, तत्व आदि समस्त सूष्टि के 
साथ सृष्टा भी नश्वर है; उसका भी अस्तित्व सिद्ध नहीं। रचना के 
अनस्तित्व के साथ रचयता का प्रश्न भी व्यथ है। परन्तु सतो, बात 
यह है कि प्राणों को प्रतीति जो सदा साथ रहती है, इसी आत्म-तत्त्व 
में सभी गुणों का तिरोमाव हों जाता है। इसी आत्म-तत्व के द्वारा 
गुणों ओर तत्वों के सजन तथा विनाश का क्रम चलता है।१ 
कबीर यहाँ जिस आंत्म-तत्त्व को प्राणों की प्रतीति? के रूप में स्वीकार 
' करते हैं; वह शंकर के अद्वेत 'को ब्रह्म ओर जीव विषयक एक- 


“ऐसी आ।रति हियो लखाई । परखो जोति अ्रधर फहर.ई६। 
घरती अबर उद्धित प्रकासा | तपर सूर करे परकसा ।/” (मलूक०) 
“नूर के दीप मूर के चोरा । नूर के पुह्दुय नूर के भोरा । 
नूर को झाँक नूर को माला के संख नूर को दालर ।” (गरीब०) 
४१ अंथ०; कबीर; पद 8२ 


संत साधना में प्रकृति-रूप २२१ 


रूपता है। 

क--संत-साधक पंच तत्वों के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं; 
परन्तु जीव ओर ब्रह्म की एकात्म-सावना को व्यक्त करने के लिए वे 
उनको झरूपकों में ग्रहण कर लेते हैं। कबीर को 
गपनी अभिव्यक्ति में जल-तत्व का आश्रय लेना 
पड़ता हँ--. 
“पाणी ही ते हिम मया, हिम है गया विलाइ । 
जो कुछ दा सोई भया, श्रव कछू कह्मा न जाइ || 


भीतिक-तत्वों के 
माध्यम श्प 


इसी आत्म-तत्व और ब्रद्य-तत्व के दृश्यात्मक भेद को प्रकट करने 
के लिए, तथा उनके अन्ततः अझमेद को प्रस्तुत करने के लिए, कवीर 


अद्वेत वेदान्त के प्रचलित रूपक को अपनाते हैं,-.. 
“जल में कुम कुभ में जलन, बादरि भातरि पानी | 
फूटा कुम जल जलदि समाना, यहु तत कथो गियानी |[?४७ 
इसी प्रकार आकाश-तत्वं से कबीर इसी सत्व का संकेत करते 
हैं--आकाश, पाताल तथा समस्त दिशाएँ गगन से आपूरित हैं; 
समस्त सजन ओर सृष्टि गगनसय है| परमेश्वर तो आनन्दमय है; घट 
के नष्ठ होने से आकाश तो रह जाता है [?४४ ब्रह्म को कल्यना भे 
यहाँ आनन्द का आरोप साथक की अपनी एकात्म भावना का रूप 
है | दादू की कल्पना जल और आकाश दोनों तत्वों का आधार अहण 
करती ह---“जल में गगन का विस्तार है ओर गगन में जल का प्रसार 
है; फिर तो एक की ही व्याप्ति समझो [४४५ परन्तु यह भी स्पष्ठ है 
४२ वही: परचा० ४० १७, अन्यत्र कदीर कहते हैं-.. कम 
ज्यं जम्म में जल पैस न निकसे कई कबीर मन स,ना ।? (पद २९२) 
४३ वही, पद ४५ ओर अन्यत्र लौ० आऔं० ७१,७२ बंद ओर समुद्र । 
डंडे वहा > पद ४४ 
४५ शब्द, दुदू बि० #० से 


२२२ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


कि इस मिलन के भाव को प्रकठ करने के लिए संत ऐसप लिखते हैं। 
वैसे वे इन समस्त तत्व-गुणों के नष्ट हो जाने पर ही |मलन को मानते 
हे । 

ख--इस प्रकार संत तत्वों से परे मानकर भी जीव ओर ब्रह्म को 
एक स्वीकार करते हैं | इस एकता को व्यक्त करने के लिए दादू तेज- 
तत्व की कब्पना करने हैं, हम पीछे निर्मेल-तध््व का 
उब्लेख भी कर चुके हैं--- 

“ज्यों रवि एक अकास है, ऐस सकल भर पूर | 
दादू तेज श्रनंत है, अल्लह आले नूर ॥” ६ 

परन्तु बस्तुत;ः मिलन जभी होगा--जब इन सब तत्तों से, इन समष्त 
दृश्यात्मक गुणों से जीव छूट जायगा और उसको उसी समय सहज 
रूप से प्राप्त कर सकेगा | प्रथ्वी ओर आकाश, पवन और पानी का 
जब अस्तित्व निलय दो जावगा; और नक्षत्रों का लोप हो जायगा 
उस समय हरि ओर भक्त ही रद्द जायगा |?४७ यहों' “जन! की 
स्वीक्षति अद्वोत की विरोधी भावना नहीं मानी जा सकती और तत्त्वों 
की अस्वीकृति अभावात्मक भी नहीं कही जा सकती। एाथ रण: 
संतों ने आध्यात्मिक चेत्र में जीव ओर ब्रह्म की एकमेक? भावना को 
प्रकट करने के ल्लिए व्यापक प्रकृति-तत््वों का आश्रय लिया है और 
इन सब के साथ साधक का अपने आराध्य के प्रति विश्वास बना है 
जिसे हम अभावात्मक सत्य की सीमा तो निश्चय ही नहीं मान सकते। 
कुछ संत अपने अह्व त सिद्धान्त में ब्रक्ष को 'चिदानन्दघन? कहते हैं; 
ओर इससे इनके समन्वयवादी मत का ही संकेत मिलता है |४५ फिर 


परमस-तत्व रूप 


४६ वही; ते० श्र ८५ 

४७ अंथा०; कबीर $ पद० ५४० २६ 

४८ अंथा०; सुन्दर ० ४ शान समुद्र---हे चिदानन्द्य अब्य तू से,ई । 
देह संयेय जीवत्व अमर होई ॥ 


संत साधना में प्रकृति-रूप र्२्‌ 


न्ध्छ 


भी वे एक ही अनुमूत सत्य की बात कहते हैं। 

९१४--श्रभी तक संतों के आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति 
के विषय में कहा गया है। अ्व देखना है कि संत-साधकों ने अपनी 
अनुभूति को व्यक्त करने के लिए प्रकृति-रूपकों का 

ध्यम किस सीमा तक स्वीकार किया है। संतों की 

अन्तमखी साधना में अलो किक अनुभूति का स्थान 
है। और उसी की व्यंजना के जिए प्रकृति-रूपाँ का आश्रय लिया गया है । 
परन्तु ये चित्र तथा रूपक इस प्रकार विचित्र और अलौकिक हो उठे 
हैंक्ि इनमें सहज सुन्दर प्रकृति का आधार किस प्रकार है यह 
समझना सरल नहीं है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि इन 
संतों पर नाथ-पंथी योगियों तथा सिद्ध साथकों का प्रभाव अवश्य था । 
इन्होंने उनके वाह्याचारों के प्रति विद्रोह किया है; परन्तु इनकी साधना 
का एक रूप यह भी था | इस कारण संतों की अभिव्यक्ति पर इस परम्परा 
के प्रतीकों का प्रभाव है। व्यापक दृष्टिकोण के कारण इनकी अनु 
भतियों की अभिव्यक्ति में रूढि के स्थान पर व्यापक योजना मिलती 
है; फिर भी अभिव्यक्ति का आधार और उसकी शब्दावली वैसी ही 
है | पहले यह देखना है कि संतों ने अपनी प्रेम-साधना को प्रकृति 
माध्यम से किस प्रकार स्थापित किया है। इसी आधार पर हम आगे 
देख सकेंगे कि किस सीमा तक इनके प्रकृति-रूपक सिद्धों ओर योगियों 
की साधना परम्परा से ग्रहत हैं ओर किस सीमा तक ये प्रेम-व्यंजना 
के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हैं । 

क--संत-साधकों के प्रेम की व्याख्या संबन्धी रूपक योगियों के 
प्रतीकों से लिए गए, हैं। परन्तु संत सहज की स्वीकृति मानकर चलता 
है; इस कारण इन रूपकों में प्रकृति के विस्तार के माध्यम से अर्थ 
ग्रहण कर के ही प्रेम की व्यज्लना की गई है। साथ ही 
इन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए, स्वतंत्रता पूवक 
अन्य रूपों को भी चुना है। कबीर (प्रेम को हृदय-स्थित कमल-मानते' 


भव भिव्यक्ति में 
प्रकृति रूप 


प्रेम की व्यक्षना 


२२४ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


हैं जिसमें सुगन्धि ब्रह्म की स्थिति है; और मन-अ्मर जब उससे 
आकर्षित होकर खिंच जाता है, तो उस प्रेम को काम लोग ही जानते 
हैं (४९ कमल को लेकर ही कवीर प्रेम की व्याख्या अन्यत्र भी करते 
हैं-“निमला प्रेम के उगने से कमल प्रकाशित हो गया, अनंत प्रकाश 
के प्रकट ह ने से रात्रि का अंधकार नष्ट हो गया ।१५? संत-साधक 
को योगिक अनुभूति की ऋ्णिकता को लेकर अविश्वास है। इंगला 
पिंगला? और 'अ्रष्ठ कमलों? के चक्कर में भी वह नहीं पड़ता ।५* 
परन्तु साधक कमलों के माध्यम से प्रेम की सुन्दर व्याख्या करता है। 
कबीर कमलिनी रूपी आत्मा से कहते हँ--हें कमलिनी, तू संकोच- 
शील क्‍यों है, यह जल तेरे लिए ही तो है। इसी जल में तेरी उत्पत्ति 
हुई हैं और इसी में तेरा निवास है। जल का तल न तो संतप्त हो 
सकता है; ओर न उसमें ऊपर से आग हीं लग सकती है । हे नलिनी, 
नुम्हाश सन किस ओर आकर्षित हो गया है |५* इसमें आत्मा के 
त्रह्म-संयोग के साथ प्रेम का रूप भी उपस्थित किया है। संतों की प्रेम- 
साधना में कोमल कल्पना के लिए स्थान रहा है। इन्होंने हंस और . 
सरोवर के माध्यम से प्रेम तथा संयोग की अभिव्यक्ति की है। इन 
समासोक्तियों और रूपकों में प्रेम संवन्धी सत्यों और स्थितियों का 





'+++33५9७-५५--०3०००+--+ “रपनलनजजनननमतनम- न धन, 
जलन न्न् 


४५९ ग्रंथ,.०, वथीर ; पर० #० ७ । द.दू भी इसी प्रकर कहते हैं-. 
£ मुन्न सरावर मन अमर तहाँ वबल करतार । 
ददू परिसल पेजिए, सम,मुख सिरजन हर ॥? (पर्‌० आ०) 

५० वही $ पर० ४० ४५ 
५१ इब्द०; कबीर से---“भवषू , अच्छरहूँ सो न्‍्यारा। 

इंगला विनसे रगला विनसे, विनसे रुषमनि न/ड़ी । 

जब उनमनि तारी टूटे, तब कहँ रहा: तुम्हारी ॥ 
५२ अंथा०; कवीर० : से 


संत साधना मे प्रकृति-रूप २२५ 


उल्लेख है; साथ ही प्रेम की अनुभति की व्यज्ञना भी सुन्दर हुई है-- 
सरोवर के मच्य निर्मेल जल में हंस केलि करता है; ओर बढ निर्भय 
बकर मुक्ता समूद चुगता है। अनंत सरोवर के मव्य जिसमे अ्रथाह जन्न 
है हंस संतरण करता है--उसने निर्मव अपना घर पा लिया है, फिर बढ़ 
उड़ कर कहीं नहीं जाता |१५३ दादू इस प्रकार अनंत ब्रह्म में जीवात्मा 
की प्रेम-केलि की ओर संकेत करते हैं | कबीर भी पूडु उठते हैं कि हंस 
सरोवर छोड़ कर जायगा कहाँ। इस बार तिहुड़ जाने पर पता नहीं 
कब मिलना हा | इस अनंत सागर में क्रीड़ा की अ्रनुभति पाकर हंस 

अन्यत्र जायगा नहीं-प्रेम की अनुभति का श्राकपण ऐसा ही हे--- 

मान सरोवर सुभग जल, हंसा केलि कराहि। 
मुक्तादल मुकता चुग, अब उड़ि अनत न जादि ॥??५४ 

ख--सतों ने प्रेम कों समस्त आवेग में भी शांत आर शीवल 
माना है | उनकी प्रेम-व्यज्ञना में सांसारिक जलन आदि का समावेश 
नहीं है | इसी कारण प्रम की स्थिति को संत-साधक 
दल के रूपक में प्रस्तुत करते हैं। बादल के 
उमड़ते विस्तार भें, उसकी घुमड़ती गजना मे एथ्वी के 77. तलि-जंतप 
को हरा-सरा करने की भावना ही सन्निहित है। कबीर वताते हैं-- 
गुरु ने प्रसन्न होकर एक ऐसा प्रसंग सुनाया, जिससे प्रेम का बादल 
बरस पड़ा ओर शरीर के सभी अंग उससे भीग गए |...प्रेम का 
बादल इस प्रकार वरस गया है कि अन्तर में आत्मा भी आदादित हो 
उठी और समस्त वनराजि हरी-भरी हों गई ।५% इन संत-साधकों 


अिलननललयाललसननभ 


दांत भावना 








७५8३ बार्ना०; दांदू ; पंद ६८ 
५४ बीजक; कबीर; रमेंती १५-- 'इंसः प्य'रें सरवर तज कहाँ जा|थ । 
जेद्दि सरवर विच मोतिया चुगतव दंत बर्लविधि केलि करय 
तथा ग्रैँथा ०; कबीर ० : पर० ० ३९, 
५५० वही०; शुरू० ४० २९, ३४ 
१५, 


२२६. आध्यात्मिक साधना मे प्रकृति-रूप 


में प्रेम की व्याख्या कबीर में मिलती है ओर दाद प्रेम की अनुभति 
को व्यक्त करने में सवश्रेष्ठ हैं| इन्होंने पग्रम की व्यज्जना करने + प्रकृति 
के व्यापक जेत्र से रूपक चुने हैं। दादू अपने प्रेम का आदश, चातक 
मीन तथा कुरल पत्षी आदि के माध्यम से उपस्थित करते हैं। “विरदिणी 
कुल पक्की की भाँति कूकती हैं और दिन॑-रात तलफ़ कर व्यतीत 
करती हैं और इस प्रकार राम प्रेमी के कारण रात जागकर व्यतीत करती 
है। प्रिय राम के विछोह्ट में वरदिणी मीन के समान व्याकुल है, ओर 
उसका मिल्लन नहीं होता | क्या तुमकों दया नहीं आती | जिस प्रकार 
चातक के चित्त में जल बसा रहता है, जैसे पानी के बिना मीन 
व्याकुल हो जाती है और जिस प्रकार चंद-चकोर की गति है; उसी 
प्रकार की गति हरि ने अपने वियोग में दादू की कर दी है |... प्रेम 
लहर की पालकी पर आत्मा जो प्रिय के साथ क्रीड़ा करती है, उसका 
सुख अकथनीय दे । यह प्रेम की लद्दर तो प्रिययम के पास पकड़ कर 
ले जाती है ओर आत्मा अपने सुन्दर प्रिय के साथ बिलास करती 
है [!*६ इस प्रकार प्रेम की व्यापक साधना, उसका उल्लास, उसकी 
तन्‍्मयता और एकनिष्ठा आदि का उल्लेख संतों ने प्रकृति के व्यापक 
क्षेत्र से चुने हुए प्रचलित रूपकों के आधार पर किया है। जैसा हम 
देखते हैँ इस क्षेत्र में अन्य संतों का योग कम है। दादू की प्रेम- 
व्यज्ना ने दी प्रकृति का अधिक आश्रय लिया है ओर ये रुढ़ियों से 
भी अधिक मुक्त हैं। 
६१४--हम कह चुके हैं कि संतों ने योगिक परम्परा को 
साधना का प्रमुख रूप नहीं स्वीकार किया है | इस 
रहस्थाजुशुत साजजा अरण योगियों की समाधि और लय संबन्धी 
अनुभूतियों को संत-साधक एक सीमा तक हो स्वीकार करते हैं। 
वस्तुतः योगियों की साधना रहस्यात्मक हो है जिसमें वह आत्मानुभूति 


५६ शब्दा०; दादू७ ४; वि० », पर० ४०, सु० अं० से 


संत साधना मं प्रकृति-रूप २२७ 


के द्वारा ब्रह्मानुभूति प्रात्त करता है | परन्तु मानव के ज्ञान की शक्ति 
परिमित है, उसके बोध की तीमाएँ वधी हुई हैं। इस कारण अपनी 
अनुभूति के व्यक्तीकरण में योगियों को भी भोतिक जगत का आधार 
लेना पढ़ता है, यद्यपि ये इससे ऊपर की स्थिति मानते हैं। ससीम 
कह्यता मानवीक विचार ओर मानवीय अभिव्यक्ति से अलग नहीं की 
जा सकती ओर इस कारण आध्यात्मिक अनुभव का सीधा वणन 
नहीं हो सकता | यह सदा ही रूपात्मक ओर व्यंजनात्मक होगा [१४० 
क-- जिस अन्तर्साक्ष् की बात ये योगी करते हैं, उसमें भौतिक 
तत्वों का दो आश्रय लिया गया है| इसीके आधार पर सूष्टि-कल्पना भें 
कर शिव ओर शक्ति, नाद ओर बिन्दु की योजना की गई 
दलों से संबन्धित 
अल है | योगा अपनी अनुमति के ज्ञणों मे नाद (स्फोट) 
का आधार ग्रहण किए रहता है और उससे उत्पन्न 
प्रकाश का ध्यान करता है | शिव ओर शक्ति की क्रिया- प्रतिक्रिया से 
उत्पन्न जो अनाहत नाद समग्र विश्व ओर निखिन ब्रह्मांड में व्याप्त 
हो रहा है, उसको यह बहिसुखी जीव नहीं झुन पाता । परन्तु योगियों 
के अनुसार साधना द्वारा सुपुम्नता का पथ उन्मुक्त हो जाने पर यह 
ध्वनि सुनाई देने लगती दे | बस्तुतः भोतिक तत्वों में ध्वनि सब से 
अधिक सूक्ष्म तत्व है ओर इसी कारण अन्तमु खा साधना में उसका 
उतना महत्व स्वीकार किया गया हैं ओर उसको ब्रह्मानुभूति के सम- 
कक्ष स्थान दिया गया है | इसके बाद बिन्दु रूप प्रकाश का स्थान 
' आता है | शब्द-तत््व पर स्फोट को अखर्ड सत्ता के रूप में ब्रह्म-तत्त्व 
मानने का कारण भी यही है। योगियों ने स्वर या नाद को विभिन्न 
प्रकार से विभाजित किया है -- 
“आदो जलघि-जीमूत-मेरी-कमर-संभवाः । 
मध्ये मदल-शंखोत्या:' घंटा-काइलजास्तथा ॥ 


सिअलनलपननननननप८-- अरतक्‍मलन न “नमन: 


७५७ _ मस्टीसिज्म; इवीलेन अन्डरदिल 2 पू० १५०-१ 


श्श्द आध्यात्मिक साधना म॑ प्रक्ृति-रूप 


अन्ते तु किंकणी-वंश-वबीणा-प्रमरनिस्वना; | 
इति नानाविधाः शब्दा: श्रुयन्ते देहमध्यगाः ||??५६ 
हठयोग के नाद-विन्द को संत-साधकों ने अहण किया है, परन्तु 
इनके अनुभूति-चित्र स्वतंत्र हैं | योगियों ने ध्वनि ओर प्रकाश की व्यापक 
भावना का आधार ग्रहण किया है ओर इस कारण अपनी अभिव्यक्ति 
में मौतिक-तत्वों ओर इनिद्रियों से ऊपर नही उठ सके हैं। संत-साधक 
ध्वनि-प्रकाश को व्यापक आधार प्रकृति-चित्रों की गम्भीरता में देते हैं, 
साथ ही इनको अन्तिम नहीं स्वीकार करते । दादू की प्रकाशमयी सुन्दरी 
का पति भी प्रकाशमय है ओर उनका मिलन स्थल भी प्रकाशमान हो 
रहा है| वहाँ पर अनुपम वसंत का *£गार हो रहा है [५५ 
ख--संतों की रहस्याभिव्यक्ति नाद और प्रकाश के माध्यम से 
कम हुई है; परन्तु जब अनुभूति अलोकिक प्रकृति-रूपों में उपस्थित्‌ 
हि होती है तो उस समय इनका योग हो जाता है। 
आफ + अपनी अभिव्यक्ति में उन्मुक्त होने के कारण संतों 
की अनुभूति में नाद से अधिक प्रकाश और इन 
दोनों से अधिक स्पश का आनन्द छिपा हुआ है। यही करण है कि 
साधक बादल की गरज ओर बिजली की चमक से अधिक वर्षा की 
शीतलता का अनुभव कर रहा है| वस्तुतः संत-साधक की अ्रन्तमु खी 
५८ हृ5०; ४८५४, 5५ : सुन्दरदास अपने 'शान-समुद्र” के अन्तगत 
इनको इस प्रकार विभाजित करते हें- १) शंख (३) मुदंग (४) ताल (५) घटा 
वीणा (७) भेरिं (८) दुदर्मो (५) समुद्र (१०) मेघ ४ चरणद,स “ज्ञ,न स्वरोदय* 
वरणन के अन्तर्गत (१) अमर (२) घुघुरू (३) शंख (४) घंश (५) ताल 
(६) मुरजो (७) भेरि (5) सूदंग (९) नफीरी (१०) सिंह: “'इंसन,थ उपनिषद्‌? 
में (१) चिड़िया (२) चील्ह (३) छुद्रघ॑टिका (४) शंख (५) बीन (६) ताल 
(७) मुरली (८) मृदंग (९५) नफीरी १०) बादर की ध्वनि । 
(५५९) ब।०; दादू; तेज० ४० से । 


संत साधना में प्रकृति-रूप २२९ 


साधना आँख बन्द करने ओर प्राण-वायु को केन्द्रित करने पर विश्वास 
लेकर नहीं चलती: वह तो जीवन के प्रवाह से सहज-सम ही उपस्थित 
करना चाहती है | इसीके फल स्वरूप इनकी अनुभूति के अलोकिक 
प्रकति-चित्रों में इन्द्रिय-बोधों का स्वतंत्र हाथ रहा है। कबीर अपनी 
अनुभूति म॑ गरज और चमक के साथ हो भीजने का आनन्द ही 
अधिक ले रहे हैं--- 
“वागन गरज्ि मध जाइये, तहाँ दीसे तार अनंत रे | 
बिजुरी चमके घन वरपि है, तहाँ मीजत है सब संत रे ॥??९ ९ 

दादू भी जहाँ बादल नहीं हे वहाँ मिलमिलाते बादलों को देख 
रहे हैं| जहाँ वातावरण निःशब्द है वहाँ गरजन सुन रहे हैं | जहाँ 
विजली नहीं हैं वहाँ अलोकिक चमक देख रहे हैं और इस प्रकार 
प्रमाननद को प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु वे अत्यंत तेजपु'ज प्रकाश में 
ज्योति के चमकने ओर मलमलाने के साथ आकाश की अमरबेलि 
से मरनेवाले अमत के स्वाद की कल्यना नहीं भूलते ।*१ संतों में 
आनन्दानु भृति के साथ विभिन्न इन्द्रिय-प्रत्यज्ञों का सयोग मिलता है 
अधिकांश में वर्षा की अनुभति के साथ स्पश-गुण का उल्लेख है। 
मलूकदास की 'सदज-समाधि लग जाने पर श्रनहृद तृथ्य वज रहा है 
अनुभूति की अनत लद्रं उठती हैं और मोती की चमक जैसा कुछ 
बरस रहा है “बढ ऐसी जगमगाती ज्योति को गगन-गुफा में वैठकर देख 
रहा है [१९६ यहाँ लद्॒र ओर बरसने का भाव दोनों ही स्पर्श की अनु- 
भति की ओर संकेत करते हैं। कभी कभी इन चित्रों की कल्पना के 
साथ अनुभति अधिक व्यक्त हो उठती है और ऐसे स्थलों पर जैसे 
साधक का साथ कवि देता है | बुन्ला देखते हैँ--'काली काली घटाए 


६० ग्रथा०; कबीर० : पद ४ 
६१ बानी>; दादू: ते० अंग से ' 
६२ बानी०$ मलूऋ० $ शब्द १३ 


२३० आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


चारों दिशाश्रों से उमड़ती-चुमड़ती घेरती आ रही हैं, आकराश-मंडल 
अनाइत शब्द से व्याप्त हो रहा है | दामिनी जो चमक कर प्रकाशमान्‌ 
हो उठी तो ऐसा लगा त्रिवेणी स्नान हो रहा है । मन इस आनन्द की 
कल्पना में मग्न है !?*३ विह्ारबाले दरिया साहब योगियों की प्रतीक 
पद्धति पर अपनी कव्यना पूरी करते हैं--यदि आत्मा उलठ कर भसंवर- 
गुफा में प्रवेश कर सके तो चारो ओर जगमग ज्योति प्रकाशमान है। 
सुष्मना के आधार पर प्राणों को ऊपर खींचने पर, अनन्त विजलियाँ 
और मोतियों का प्रकाश दिखाई पड़ता है...अनुमृति के छणों में अमृत 
कमल अमृत-धार की वर्षा कर रहा है [?३४ यह कल्पना का अधि- 
भोतिक के अलोकिक रूपों के निक्रट का चित्र है; परन्तु इसमें अनुभूति 
जन्य प्रकाश ओर वर्षा का ही उल्लेख किया गया है । 

हम प्रथम भाग में इस बात की ओर संकेत कर चुके हैं कि मानव 
ओर प्रकृति में एक अनुरूपता है ओर रंग-प्रकाश, नाद-ध्वनि का 
प्रभाव भी इन्द्रियों के लिए एक सीमा तक सुखकर है। अब यदि 
समभाना चाहें तो देख सकते हैं कि रहस्यवादी संत-साधक अपनी 
अन्तर्साधना में, इन्हीं नाद ओर प्रकाश आदि को गम्भीर अ्रनुभूतियों 
का वाह्म वस्तु-परक आधार देकर अपने मानसिक सम पर आनन्द 
रूप में प्रत्यज्ञानुभूति करता है। यही कारण है कि इन अन्तमु खी 
साधकों ने प्रकाश तथा ध्वनि आदि अनुभूतियों के लिए बाह्य आधारों 


१७७७७एणणणणणणण आज 


8६१ शब्द०; बुल्ला० : भरि छ॑० २ 
६४ दशब्द०; दरिया (बि०); बसंत २३ गरीाबदास ने अपनी बानी मैं 
इसी प्रकार का अनुभृति चित्र दिया हे,--बैत ३) 
डक उलट चसमें सिंध में, कलके जज्ञाब॑त जोर वे । 
अजव रास बिलास बानी, चंद सूर करोर वे |। 
अजब नूर जहर जोती, मिलमिले ऋलकंत वे | 
इाजिर जनाव गरीब है, जेंद्द देखआदि न अंत है ॥ 


संत साधना में प्रकृति-रूप २३१ 


की आवश्यकता नहीं मानी | साथ दी यह स्मरण रखना चाहिए कि 
संत इन अनुभूतियों को अन्तिम नहीं मानते | यह भौतिक आधार 
अपनी व्याप्ति ओर गग्मीरता में भी ज्ञुणिक है | जबकि आत्मा और 
ब्रह्म में तात्विक भेद ही नहीं स्वीकार किया जाता, ये प्रकाशानुभृतियाँ 
आदि तो आध्यात्मिक सत्य की वस्तु-परक आधार मात्र दे । वस्तुतः 
रहस्यानुभूति की अ्रभिव्यक्ति अपने प्रत्येक स्तर पर इस प्रकाशानुभूति 
से संबवन्धित हैं। हिन्दी के संत-साधकों ने प्रकृति का यथार्थ 
आधार स्वीकार नहीं किया; परन्तु उसके माध्यम से जो ब्रह्मानुभूति 
को अभिव्यक्ति की है, वह सहज प्रकाशानुभूति का रूप स्वीकार की 
जा सकती है।*५ 

ग--इसी को जब संत-साधकों ने अधिक व्यक्त करना चाहा है 
तो वह अधिभौतिक और अलोकिक रूप धारण करता है। इन्होंने 
ग्रपने इन चित्रों में योगियों के रूपकों से शब्द 
अवश्य लिए हैं, परन्तु इनमें नाद तथा ध्वनि के 
साथ रूप की दृश्यात्मकता अधिक प्रत्वज्ञ हो उठी 
है। साथ ही इन्होंने अपने आनन्दोल्लास का भी संबोग इनके साथ 
उपस्थित क्रिया है। इसका कारण है कि संत-साधना प्रेम के आधार 
पर है | उपनिपद्‌-कालीन रहस्यवादी के सामने भी दृश्वात्मक अनुभूति 
प्रत्यक्ष हों सकी थी ओर इसका कारण भी उनकी जगत्‌ के प्रति 
जागरूकता है |** ये अलोकिक रूप भोौतिक-जगत्‌ को अ्रस्वीकार 
करके आन्तरिक अनुभूति में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इनमें दृश्य-जगत्‌ 
का आधार होकर भी उसका सत्य नहीं है। दृश्य-जगत्‌ श्रामक हे, 
इसको अन्ततः सत्य नहीं स्वीकार किया जा सकता। यह तो इन्द्रिय- 


अधिभोतिक और 
अलोकिक रूप 


६५ भिस्टिसिसडटम : इवीलेम अन्‍्डद्दिंल-(दि इल्यूमिनेशन आँव दि सेफ 
३४० रेकर “ 
६६ का० स० उ० फि०४ आर० डी० रानाडे-मिस्टिसिद्मों (० ३४३ 


२३२ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त बोध मात्र है। इस विषय में प्रथम भाग के 
प्रथम प्रकरण में संकेत किया गया है। यही कारण है कि रहस्यवादी 
अपनी अन्तद ष्टि से अलौकिक अधिभौतिक रूपों की कल्पना करता है | 
ऐसी स्थिति में वह इन्द्रिय बोध की सीमा पार करने लगता है ओर 
अलौकिक सत्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। परन्तु इससे इसको 
असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जानते हैं कि हमारा ज्ञान स्वयं 
सीमित है ।१५ 

() हम कह चुके हैं कि संत-साधघक दृश्यमान जगत्‌ को सत्य 
मान कर नही चलता और इसलिए ब्रह्म की व्यापक विश्व-मावना में 
अपनी अभिव्यक्ति का सामझ्जस्य भी हू ढता चलता 
है। परन्तु संतों की सहज-भावना सीमा बनाकर 
नहीं चलती, उसमें विश्व की बाह्य रूपात्मकता की 
स्वीकृति भी मिल जाती है | ये साधक अलोकिक अनुभूति के छणों में 
भोतिक-जगत्‌ का आश्रय तो लेते ही हैं, पर प्रकृति-सजना के विस्तार 
में विश्वात्मा को पाकर आह्ादित भी हुए हैं। पर इस प्रकार की 
कव्पना दावू जैसे प्रेमी साधक में ही मिलती है---“उस ब्रह्म से समस्त 
विश्व पूर्ण है--प्रकाशमान्‌ सत्य उद्धासित होकर धारण कर रहा 
है--समस्त असुन्दर नश होकर ईशमय हो रहा है| वह समस्त विश्व 
में सुशोभित है ओर सब में छाया हुआ है। धरती-अंबर उसी के 
आधार पर स्थिर है--चंद्र-सूय्य उसकी सुध ले रहे हैं; पवन में वही 
प्रवहमान्‌ है | पिंडों का निर्माण और तिरोभाव करता हुआ वह 
अपनी माया में सुशोभित है । जिधर देखो आप ही तो है, जहाँ देखो 
आप हो छाया हुआ है--उसको तो अगम ही पाया | रस में वह रूप 
होकर वह व्याप्त हे, रस में वह अम्बत रूप रसमय हो रहा है। 
प्रकाशसान्‌ वह प्रकाशित हो रहा है; तेज में वह तेजरूप होकर 


विश्वत्मा की 
कल्पना 





६७ भिस्टिसिरुज़ा; इवीलेन अन्डरहिलः 'दि टर्निंग प्व,इन्ट” से 


संत साधना में प्रकृति-रूप २३३ 


व्याप्त हो रहा है |१८ यह अनुभूति का रूप व्यापक प्रकृति में विराठ- 
रूप की योजना के समान है। 

(॥) संत-साधक अपनी समस्त अलौकिक अ्रनुभूति में इस बात 
के प्रति सचेष्ठ है कि वह जिस अनुभूति की बात कर रहा है, वह 
अतीन्द्रिय जगत्‌ से संबन्धित है। इस क्षेत्र में साधक 
प्रकृति के भोतिक प्रत्यक्ञों को अस्वीकार करके 
अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का प्रयास करता है। दादू अपनी 
अनुभूति में--.जहाँ सूब्य नहीं है वहाँ प्रकाशमान्‌ सूथ्य देखते हैं, जहाँ 
चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है वहाँ उसे चमकते पाते हँ--तारे जहाँ 
विलीन हो चुके हैं बढ़ीं उन्‍्दीं के समान कुछु मिल्मिलाता है। यह 
वे आनन्द से उब्लसित होकर ही देख रहे हैं !४६ “एकमेक” की 
भावना को ही पूर्ण सत्य माननेवाले संत प्रत्यज्ञ की अनुभूति को 
अन्ततः सत्य मानकर नहीं चलते | चरणदास इसी ओर संकेत करते 
हँं- उस समय समह्त भौतिक रूपात्मकता लोप हो जाती है; चंद्रमा 
ही दिखाई देता है और न सूय्य ही |! आकाश के तारे भी विश्वीन हो 
जाते हैं | प्रकृति की समस्त रूपात्मकता नष्ट हों गई--न रूप का 
अस्तित्व है न नाम का | फिर इस स्थति में जीव और ब्रह्म की, साहब 
ओर संत की उप्ाधियाँ भी लुप्त हो गई! १०९ इसी सहज स्थिति का 
वणन नानक भी करते हैं जिसमें प्रकाशमान्‌ तथा अलौकिक सृष्टि 
भी तिरोहित हो जाती हे--तरह्म तथा जीव की स्थिति सम-ष्प हो 
जाती है । वस्तुतः सत साधक का यही चरम सत्य है,-- 

“उन्मनि एको एक अकेला; नानक उनमनि रहे सुद्देला | 

उन्मनि अस्थावर नि जंगम: उन्‍्मनि छाया सहिलु विहृ्म ।॥ 
४४2 था... 

६८5 बानी०; दादू० ४ पद २३१६ 

६९ वह ३०; तेज० अंग से 

७० भक्तितागर; चरणदास $ ब्रद्मश्ञान सागर वर्णन से (६० ३) 


अतीत की भावना 


२३४ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


उन्मनि रवि की ज्योति न धारी, उन्‍्मनि किरण न शशिर्दि सवारी | 

उन्मनि निशि दिन ना उज्यारा, उन्मनि एकु न कीआ पसारा |॥??५४ 
प्रन्तु इस समस्त योजना में संतों ने अस्वीकार करके भी भौतिक- 
जगत्‌ का ही तो माध्यम स्वीकार किया है। साधक अपनी शान की 
सीमाओं में कर ही कया सकता है| 

(॥, ) फिर भी संतों का चरम-सत्य ऐसा ही है। जो अ्रगम है; 

अतीत है; जो इन्द्रियातीत है, परावर में संत उसी की अनुभूति को 
व्यक्त करना चाहता है | जब अ्रभिव्यक्ति का प्रश्न 
हैता वह अपते प्रत्यक्ष के आगे जायगा केसे | 
लेकिन उस अनुमूति की, चरम ओर परम अभिव्यक्ति 
साधारण तथा लोकिक के सहारे की भी नहीं जा सकेगी | यद्दी कारण 
है कि अन्य रहस्यवादियों की भाँति संत-साधक अपनी अनुभूति को 
अतिप्राकृतिक रूपों की अलोकिक योजना द्वारा ही व्यक्त करते हैं। 
कबीर का यह अलोकिक चित्र जैसे प्रश्न ही बन जाता है--राजाराम 
की कहानी समझ में आ गई। इस अमृत के उपवन को उस हरि के 
बिना कोन पूरा करता | यह तो एक ही तझ्वर है जिसमें अनंत 
शाखाएँ फैल रही हैं ओर जिसकी शाखाएँ, पत्र ओर पुष्प सभी रसमय 
हो रहे हैं । अरे यह कष्ठानी तो मैंने गुरू के द्वारा जान ली | इस उप- 
बन में उसी राम को ज्योति तो उद्भासित हो रही है ।...और उसमें 
एक भ्रमर आसक्त होकर पुष्प के रस में लीन हो रहा है। इच्त चारों 
ओर पवन से हिलता है--वह आकाश में फैला है। और आश्चय्य 
-- वह सहज शून्य से उत्पन्न होनेवाला बृत्तु तो प्रथ्वी-पवन सवकों' 
अपने में विज्लीन करता जाता हैं [? »६ इससे प्रत्यक्ष है कि संतों ने 
योगियों के रूपक व्यापक आधार पर स्वीकार किए हैं | दादू का अनु- 
७१ प्राणसंगली; नानक; प्रथम भाग (१० ५०) 
७२ अंथा० कबीर; नानक; प्रथम भांग (7० ५००) 


अति प्राक्ृत का 
आश्रय 


संत साधना में प्रकृति-रूप श्श्प्‌ 


भूत चित्र विभिन्न प्रकृति-चित्रों को है अलौकिक रूप प्रदान करता 
है। “आत्मा कमल में राम पूण रूप से प्रकट हो रही है, परम पुरुष 
वहाँ प्रकाशमान्‌ है। चन्द्रमा और सूब्य के बीच राम रहता है, जहाँ 
गंगा-यमुना का किनारा है और ज्िवेशी का संगम है। ओर आश्खय्य 
“वहाँ निर्मेल और स्वच्छु अपना €ी जल दिखाई देता है जिसे देख- 
कर आत्मा अन्तमु खी होकर प्रकाश के पुञ्ञ मं लीन हो जाती है 
“दादू कहते हैं हंसा अपने दे आन्‍्दोल्लास में मग्न है ।! *१ दाद 
ने इस चित्र म॑ प्रताकों का आश्र4 ल्लिया है; पर यह यादह्यानुमति का 
अलो किक संदत ही अधिक देता हैं। गरीबदास गगन संडल मे पार- 
ब्रह्म का स्थान देखते हैं, जिसमें सुन्न मदल के शिखर पर हंस 
आत्मा विश्ञाम करती है। यद्द स्थिति भी विचित्र है--अन्तमंखी बंक- 
नाल के मध्य में त्रिवेंशी के किनारे मानसरोबर में हंस क्रीड़ा करता 
है और वह कोकिल-कीर के समान वोली वलता है। वहाँ तो सभी 
विचित्र है, अगम अनाहद द्वीप है, अगम अ्नाइद लोक है; फिर अ्रगम 
अनाहद आकाश में अग॒म अनाइद अनुभूति होती है । 9४ 

अतिप्राकझृतिक चित्रों में विचित्र वस्तुओं ओर गुणों का संयोग 
होता है। इनमें विचित्र परिम्यितियाँ उपस्यित की गई हैं, बिना 
कारण के परिणाम या वस्तु का होना वताया गया है| बढ़ सब अली 
किक अनुभतियों का परिणाम हे जो प्रत्यक्ष को ही असीम का आधार 
देकर किसी अज्ञात और अलौकिक से अपना संबन्ध जोड़ना चाहती 

| कभी-कभी इन चित्रों म॑ उलटवाँसी का रूप मिलता है। एक 

सीमा तक एसा का जा सकता है. परन्तु आगे देखेंगे कि उलटवाँसी में 
इनसे भेद है ओर इसका एसा लगना अलोकिकता के कारण है । 
धरनीदास के इत बिखरे हुए चित्र में कई प्रकार की योजनाएं मिल 

७३ शब्दा०; दादू० ४ पद ४श८ 

७४ बानी०; गरीबदास : गुरू० अं० ६२, ७३ 


२३६ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


जाती हैं - गुरू का ज्ञान सुनकर बिकु्ी में ध्यान करो--भ्रमर एक 
चक्र घूमता है, आकाश में शेप उड़ता है ! चंद्र के उदय से अत्यधिक 
आनन्द होता हैं ओर मोती की धार बरसाती है। विजली के चमकने 
से चारों ओर प्रकाश छाया हुआ है ओर उसके सौन्दब्य का प्रसार 
अनंत है। पाँच इन्द्रियाँ श्रमित है गई और पचीस का सुष्टि क्रम 
रुक गया; प्रत्येक इन्द्रिय द्वार पर मणि-माणिक्य, मोती ओर हीरा! 
भलमला रहे हैं। प्रत्येक दिशा में विना मूल के फूल फूला है।... 
आकाश गुफा में प्रेम का इच्च फलने लगा, वहाँ सूथ्य चंद्रमा का उदय 
नहों होता, धूप छाया भी नहीं होती | हृदय उल्लसित हो गया, मन 
मग्न होकर उसकी ओर आकर्षित हो गया ।...बिना भूल के फूल को 
खिला देखकर भ्रमर जाग्रत हो गया ।*» इस प्रकार साधक प्रत्यक्ष- 
जगत्‌ को अस्वीकर करके भी अपनी अलौकिक अनुभूति को व्यक्त 
करने में उसी का आधार लेता है । 

१६ -हम कह आए हैं कि संतों ने अपनी अभिव्यक्ति में 
प्रतीकों का उल्लेख अवश्य किया है; पर उनका उदृश्य इस माध्यम 
से अलोकिक अनुभूति को व्यक्त करना है। साथ 
ही प्रतीकात्मकता से अधिक संतों का ध्यान इनकी 
संयोग योजना की ओर है | फिर संत प्रेम-साधक 
है; उसकी साधना प्रमुखतः ज्ञानात्मक न होकर भावात्मक है| ऊपर 
के रूप-चित्रों में भाव के साथ ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो उठता है। परन्तु 
दादू जैसे प्रमी राघकों ने अपनी अनुभूत के चरम छणों में भी प्रेम 
की भावात्मकता को नहीं छोड़ा हैं-- 

“वरखहिं राम अमृत धार, 
मिलिमिलि भिलिमिलि सींचन हारा । 
प्राण बेलि निज नीर न पावै, 


रहस्यवाद। भसाव- 
व्यंजना 


७५ व.नी०, परनीदासः ककदरा ३, ४, १०, १२, २२, २३ 


संत साधना मे प्रकृति रूप २३७ 


जलहर बिना कंबल कुम्हिलाब | 
पके वेली सकल बनराई। रामदेव जल बरिखइ आई | 
आतम वेली मरे पियासी | नीर न पावें दादू दास ॥!७१ 
इस चित्र से अनुभूति की भावात्मकता अधिक है। अनुभूति के 
कुण[ में प्रम-भावों का सबसे अधिक माध्यम स्वीकार करनेवाल साधक 
दादू हो हैँ । अलोकिक प्रतीकों से अनुभूति की भावुकता अधिक 
व्यक्त ओर स्पष्ट हो उठती है | परन्तु दाद स्वानुभूति को चित्रमय 
करने से अ्रधिक उसके क्षणों के आनन्दोल्लास को प्रकट करते हैं ओर 
इसका कारण भी यदी है कि इन्होंने प्रेम का आश्रय अधिक लिया है| 
अत्यन्त स्वच्छु निरमेल जल का विस्तार है, ऐसे सरोवर पर हंस 
आनन्द क्रीड़ा करता है | जल में सनात वह अपने शरीर को निर्मल 
करता हं। वह चतुर हंस मनमाना मुक्तादल चुनता है |? इसके आगे 
अनुभूति का रूप दूसरें चित्र का आश्रय अहण कर लेता ६--“उसी 
के मध्य में आनन्द पूथक विचरता छुआ भ्रमर रस पान कर रहा है-- 
राम में लीन भ्रमर केवल का रस इच्छा-पूवक पौ रहा है; देखकर, 
स्पशा कर वह आनन्द भोग करता है; पर उसका मन रुदा ही स्चेष्ट 
रहता है |? चित्र फिर बदलता है-- आनन्दोल्लसित सरोवर में मीन 
आनन्द मग्न हों रही है, सुख के सागर में क्रीड़ा करती है जिसका 
न कोई आदि हैँ नअंत है। जद्ाँ भय है ह। नहीं, वहाँ वह निर्भय 
विज्ञास करती है। सामने ही सष्ठा है, दशन क्‍यों न कर लो |?५७ 
इन परिवर्तित होते चित्रों में केवल अलोकिक रूप नहाँ हैं, वरन्‌ 
आनन्द तथा उल्तास के रूप में प्रेमी-साधक की अपनी अनुभूति का 
योग भी है । पिछले चित्रों में यह भावना प्रस्तुत अवश्य थी, पर इतनी 
प्रत्यक्ञ ओर व्यक्त नहीं । 


७६ ब.नी०; द दू ; पद ३३३ 
७७ बान्नी०; दादू ४ पद २४७ 


र्शे८ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


क--इसी प्रकृति-रूपों से भाव-व्यंजना के अन्तगंत प्रकृति का 
दिव्य रूप आता है जिसमें अनन्त तथा चिर सौन्दय्य की भावना 
ब्रह्म विधधक आनन्दोललास का संकेत देती है | 
बस्तुतः इस प्रकार रूप-जित्र कृष्ण-काव्य ओर 
प्रेमाख्यान-काव्य में ही अधिक है । भधंतों ने तो उनके ही प्रभाव से 
बाद में ग्रहण किया है| चरणदास ऐसी दिव्ब-प्रकृति की कच्पना 
करते हैं--- | 

“दिव्य दृन्दावन दिव्य कालिन्दी। देखे से जीते मन इन्द्री ॥ 

किनार निकट वृत्षन की छाहीं। आय परी यमुना जल माहीं ॥ 

मिलमिल्न शुन की उठत तरगा | बोलत दादुर अरु सुर भंगा | 

बन घन कुझलता छुत्रि छाई। भुकि यहनी घरणी पर आई | 

नित बसंत जहँ गंध सुरारी | चलत मन्द जहं पवन सुखार। ||!”*८ 
इस लौकिक प्रकृति में दिव्य भावना के द्वारा वचिरंतन उल्लास 
को उसी प्रकार व्यक्त किया गया है जिस प्रकार ऊपर के चित्रों में 
अलोकिक रूपों के द्वारा | परन्तु इन समत्त भाव-व्यंजक प्रद्व॒ति-रूपों 
में प्रकृतेवादी उल्लास तथा आह्यद की भावना से स्पष्ट भेद है । 
जैसा कहा गया हूं यहाँ ब्रह्म की भावना प्रत्यक्ष है और प्रकृति माध्यम 
के रूप में ही उपस्थित हुई है । 

6 १७---ंतों ने प्रेम का साधन स्वीकार किया है ओर माध्यम 
भी ग्रहण किया हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति विरह् भावना में चरम पर 
पहुँचती है । प्रकृति हमारे भावों की उद्दीपक है । 
व्यापक रूप से इस विषय की विवेचना अन्य 
प्रकरण में हो सकेगी | परन्तु आध्यात्मिक भावना 
के गैम्मीर ओर उल्लसित वातावरण में प्रकृति का उद्दीपन रूप 
साधना से अधिक घसंबन्धित हो जाता है। इस सीमा में प्रकृति का 


दिव्य प्रकृति मरे 


साधना में उद्दीपक 
प्रकृति-रूप 


७८ भक्तितागर; चर॒ण० ४ जजचरित, प्र० ६ 


संत साधना में प्रकृति-रूप श्३६ 


उद्दीपन-रूप लोकिक भावों को स्पश करता हुआ अलोकिक में खो 
जाता है ओर साधक अपनी साधारण भाव-स्थिति को भुल जाता 
है। दरिया साहब ( विध्र वाले ) देखते हैँं--- बसंत की शोंमा में 
हंस-राज क्रीड़ा कर रहा है; ग्राकाश में सुर समाज कोतुक क्रीड़ा 
करता हे | सुन्दर प्तंबाले सुन्दर बृक्नों की सघन शाखाएँ आपस मे 
आलिंगन कर रहीं हैं | मधुर राग-रंग होता है; अनाद्रद नाद हों रहा 
है जिसम॑ ताल्न-मंग का प्रश्न नहीं उठता। बेला, चमेली आदि के 
नाना प्रकार के फूल फल रहे हैं. सुगन्धित गुलाब पुष्पित हो *हे हैं। 
अमर कमल म॑ संलग्न है और उससे अपना संयोग करता है [१९ 
इस चित्र म॑ सधु-क्रीड़ाओं आदि का आरोप संयोग रतिे का उद्दीपन 
है, पर व्यंज़ञना व्यापक आध्यात्मिक संयोग की देता हं। सुन्दरदास 
की प्रद्धति-रूप की योजना, में उसके व्यापक प्रसार भें आध्यात्मिक 
प्रम उल्तसत और आन्दालित धोकर अपने परम साध्य संयोग को 
अनुभव करने के लिए उत्सुक होता है. उसके सुख को प्राप्त 
भी करता है | इसमें सहज आकपणु के साथ सबज फाषोाड)/+ की 
प्रेरणा भी है |" प्रकृति का समस्त रूप-छआंगार आध्यात्मिक परम के 
उद्दीपन की प्रृष्ठ-मूमि बन जाता हैं । 

(१८--पंतों की । रहस्य-साधना में व्यावहारिक यथाथ महत्व 
नहीं रखता | जो कुछ दृश्यामान्‌ जगत्‌ दिखाई देता है सत्य उसके 

७९ शब्द०; दरिय[०; बसंत ५ 

८० अंथा०; सुन्द० ; अथ पुरवी भषा वरबै--- 

'धांगा जम्ुन दोठ बद्दिश्य तीक्षण-पार; सुमति नवरिया वैसल उतरव पार । 

जलमहि थावक प्रजल्यड पु'ज-प्रकास; कवल प्रफुल्तित भश्ज अधिक सुवास । 

अंब डार पर बैेसल कोकिल वीर; मधुर मधुर धुनि बोलद सुखकर भीर । 

सब केइ मन भावन सरस बसंत; करत सदा कोतूहल कामिनि कंत | 

निशिदिन प्रेम हिडुलवा दिहइल मचाई; सेई नारि सभागिनि झूलद जाइ ।” 


२४० ग्र[ध्यात्मिक साधना मे प्रकृति-रूप 


पर है। इन्होंने अन्तमुखी साधना की बात कही है, जिसमें समस्त 
ही बाह्य प्रवृत्तियों को हटाकर ब्रह्मोन्मुखी करने को 
अन्त छा वादता आबना है। जीव की सांसारिक प्रद्त्ति को उलटना 
ओर प्रकृति. जैतों इसका अथ है। और प्रकृति या दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ भी इस मार्ग पर #्रष्ठा की ओर प्रवाहित होता है| लेकिन 
अन्तमु खी बृत्ति में भी इन्द्रिय-प्रत्यक्षों का आधार तो उनके गुणों के 
माध्यम से लिया जा सकता है। यद्ी कारण है कि संत-साधक कहता 
--साधक, यह बेड़ा तो नीचे की ओर चल रहा है--सत्य ही तो ! 
साहब की सोगन्ध, इसके लिए नाविक की क्‍या आवश्यकता प्रथ्वी 
भी अन्तमु खी निलय की ओर जा रही है ओर शिखर भी | अधो- 
गामिनी नदियाँ प्रवाहित हैं, जहाँ हीरे पन्नों का प्रकाश है और 
खेबक, नौका तो आँधी-पानी के बीच अ्रधर ही में है | इसी अन्तः 
में सूथ्य-चन्द्र हैं और चौदह मसुवन इसी में हैं। इसी अन्तः में 
उपवन ओर बेले पुष्पित हैं ओर कुआओ-तालाव भी | इसी अन्तमुखी 
भावना में आनन्दोल्लास में कूकता हुआ माली फूले हुए पुष्पों 
को देखता घूमता है ।!*'* गरीबदास जिस अधर की बात करते हैं, 
वह अन्तमुखी साधना का रूप है जिसमें प्रकृति का वाहद्य-सोन्दर्य्य 
अन्तमु खी दाकर साधक की अनुभूति से मिल॑ जाता है | इस चित्र 
में रूपात्मकता अधिक ओर उल्लास कम है; पर सुन्दरदास के रूप- ' 
चित्र में उल्लास ही अधिक ह--इसी अन्तः में फाग और बसंत का 
उल्लास छाया हुआ है; ओर उसी में कामिनी-कत का मिलन भी हो 
रहा है। अन्तः में ही नृत्य गान होता है, उसी में बेन भी बज रही 
है | इसी शरीर के अन्दर स्वग-पाताल की कल्पना और काल-नाश 
की स्थिति है | इसी अन्तः साधना में युग युग का जीवन और अ्रम्ृत 


03-40 आ०कंकक>कंन-अ 34 2>०कमल++म न, 


८१ बानीं०; गरीबदास, : बैत १ पद ६ 


संत साधना में प्रकृति-रूप २४१ 


है |! <२ इस कब्पना में उद्दीपन जैसा रूप है और प्रकृति-चित्रों का 
विस्तार नहीं है | इस अन्तमु खी-प्रकृति का प्रयोग जीव ओर ब्रह्म के 
संयोग में अधिक प्रत्यक्ष हो सका है। इस योजना में यह संयोग सहज 
हो जाता है | जब अन्नप्त्य्षों में प्रकृति के गुणों का संयोग उपस्थित 
होता है. उस समय बाह्य शाधार तो छूट ही जाता है। और 
बरद्ा संयोग की अभिव्यक्ति सरल हो जाती है| दरग्यिा साहब के 
अन्तमु ली प्रकृति-चिंत्रण में यह स्पष्ट है-- 
“अपना ध्यान तुम आप करता नहीं 
झपने आप में धआआप देखा। 
खप ही गयन में जगह है आप ही, 
आझाप ही पिरकृटा भबर पेखा || 
आप हो तत्त्व निःतत्व है. आप हो, 
आझाप हो सुतन्न में शब्द देखा। 
आप ही घटा घनघोर आप हों; 
आप ही बुन्द सिद्ध लेखा ॥!?“$ 
इस प्रकार समस्त प्रकृति को सजन को. अपने अ्रन्दर देखता हुश्रा 
साधक में ब्रह्म-रूप आत्मानुभूति प्राप्त करता है। यहाँ यह कहना 
आवश्यक है कि संतों में ब्रह्म और आराध्य की भावना इतनी प्रत्यक्ष 
है कि प्रकृति-रूपक दूर तक नहीं चल पाते और वे हलके भी पढ़ 
- जाते हैं | 
६ १६ सिद्धों और योगियों की अपने सिद्धान्तों और सत्यों के कथन 
की शैली उल्थ्वासी है | संतों ने इनसे ही ग्रहण किया है श्र यद्द 
इनके लिए. आश्चय्य की बात नहीं ।“४ पिछले अनुच्छेदों में हम 
८२ अंथा०; सुन्दर० ; राग सेरठ पद ४ 
८३ शुब्द०; दरिया० ; रेखता अध्टदृदो, पद ८ 
पड कर्बार, पुँ० हजा० 5० ३ अध्य ७ पृ० 5० 
4१६ 


२४२ . गआध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


देख छुके है कि संतों ने परम्परा प्राप्त प्रतिकों को सहज-भाव के 
अनुकूल रूप में अपनाया है। उलटवाँसियों के 
प्रतीक और उपमा!नों का भी प्रयोग संतों ने इसी 
प्रकार किया है। योगियों से प्रतिद्वंद्रिता लेने 
की वात दसरी है, यहाँ प्रदृत्ति की बात कही गई है । कुछ में सत्यों का 
उल्लेख फ़िया गया है, इनमें अधिकांश संसार ओर माया को लेकर 
हैं। कबीर कहते हैं--- कैसा आश्चब्य हैं? पानी में आग लग गईं, 
और जलाने वाला जन गया | समध्त पंडित विचार कर थक गए ।? 
इसमें अंतः समाधिसुब्र की वात कही गई है; ओर वह वैचित्य का 
आश्रय लेकर | कबीर दूसरा आ्राश्वय्य प्रकट करते हैं---समुद्र में आग 
ला गई, नदियाँ जल कर कोयला हो गई; और जाग कर देखो तो 
सटश्टे, मछुलियाँ इच्त पर चढ़ गई हैं !! माया के नष्ट होने से अ्न्तः 
समाधि की वात ययाँ प्रझृति की वेचित्य-मभावना के आधार पर कही गई 
है [इन उलव्वासियों मे प्रदृृति की विचित्र स्थितियों के माध्यम से 
सामथों दी व्यंत्गा की जाती है; ओर यद्‌ ढंग अधिक आकषक है। 
कग्रीर इसी प्रकार सत्य का संकेत देते हें--ओआश्वय्य की वाए तो 
दे प्रताप में कुँआ है वह भी उलठा हुआ और पाताल में पनि 
हागा हे; इसका पानी कौन हंस पीयेगा;बह कोई विर होगा ।१4% 
क-पन्‍्तु जब इन उल्बय्बों सियों में प्रेम की व्यंजना को स्थान 
मिल॥ 6, वो इनमें बेचिऋरर के स्थान पर छाती किक भावना रदती है। 
इस ओर पहले संकेत किया गया है। दाठ के 
आअट्एप-> बह कक्ष भी अदभुत ह जिसमें न तो 
जड़े ओर न शाप >मोर वह प्रथ्वी पर है भी न.व; उसी का 
अविचल अनंत फल दावू खाते हैं |१:६ परन्तु जब प्रेम ओर अनुभूति 
८५ अंधा०; कबीर० ६ ग्या० तथा पर० के अंग से 
८६ बःनी०; ददू $ अद्यबृ तन १२, १३ 


उजदवा सतथों में 
प्रक्ष त-उपभा न 


प्रेम सेकफरेत 


संत साधना मे प्रकृति-रूप २४३ 


के चरम छणों में उत्टवॉसी का रूपक भरा जाता है, उस समय 
अनुभूति की विचित्रता और अलौकिता का योग भी सत्यों की विभिन्नता 
के साथ किया जाता है । दरिया साहब (विहार वाले) की कब्पना में 
इसी प्रकार की उलव्वाँ सियाँ छिपी हैं---संतो? निमल श्ञान का विचार 
करके ही होली खेली | कमल को जल से उजाड़ प्रेमामृत में सिगोकर 
अग्नि में आरोपित करो। शअ्रनंत जल के विस्तार में अपने भ्रमों को 
जला डालो । फिर सरिता में कोकिल ध्यान करेगा; और जल में दीपक 
प्रकाशित होगा | सभी संशय छेु|/ड़कर मीन ने अपना घर शिखर पर 
स्थिर किया है। दिन में चंद्र की ज्योत्सना फेल गई और रात्रि में भानु 
की छुबि छाई है। आ्ॉँल खोलकर देखो तो सही। घरती बरस पड़ी, 
गगन में बाढ़ आ्राती जा रही है, पवतों से पनाले गिरते हैं। अद्ध-सीपी 
की सम्पुट खुल गई, जिसमें मोतियों की लड़ी लगी हुई है । यह अगम 
की अनुभूति का भेद है, इसे सम्हाल कर हीं समझा जा सकता 
है |*०७ इन उल्वटवाँ सियों के प्रतीकों का सामझ्ञध्य बैठाने से काम 
नहीं चल सकता; यह तो अलोकिक क्ष्ों की अनुभूति है, जो 
आत्मा को व्यापक रूप रो घेर कर एक विचित्र जाल बिला देती है । 
इस कल्पना में इस प्रकार के रूप भी हैं जिनमें प्रत्यक्ष-सत्ता को 
श्रस्वीकार करके ही कद्पना को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता 
है। गरीबदास अन्तद् ष्टि की दुरबीन से इसी अ्रस्तित्वलीन सृष्टि की 
क्पता में सत्य का प्रत्यक्ष करते हैं [६४ बछ्युतः यह सब अलोकिक 
सत्य की अनुभूति तथा अ्रभिव्यक्ति से संबन्धित & | 


हल न 





८७ शब्द ०६ दरिया (बि०)$ हली इचद्द ३ 
८ हर 
८ण बर्या०; गरीबशस ३ बत एद ४ 
बंदे देख ले दुरबीए बे |. 
धर निगाह अगाह आअसने, बरसतः विन बददर वे । 
अपर बग अनंत फल, कायम कला वरतर वे। 


२४४ आध्यात्मिक साधना भ॑ प्रकृति-रूप 


॥ २०--श्रभी तक विभिन्न रूपों को अलग-अलग विभाजित करके 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हैं। परन्तु अनेक रूप आपस सें 
मिल-जुलकर उपस्थित हुए हैं। अतिप्राकृतिक 
चित्रों के साथ उलट्याँ सियों के संयोग द्वारा संतों 
ने व्यापक सत्यों और गम्भीर अनुभतियों को एक 
साथ अभिव्यक्त किया है। इस स्थिति में असाधारण चमत्कृत स्थिर 

| कट्पना द्वारा अनुभति की असाधारण स्थिति का ही संकेत मिलता 
है। ऐसे पदों में साधना का रूप ओर अनुभति की भावना का रूप 
मिल-जुल गया है-- द 
“हहि विधि राम सं सो लाइ | 
चरन पाषे बूंद न सीप साइर, बिना शुण गाइ । 
जहाँ स्वाती बूदनक सीप साइर, सहज मोती. होइ | 
उन मोतियन में नीर पायो, पवन अंबर घोइ। 
जहाँ धरनि वरसे गगन भीजे, चंद सूरज मेल | 
दोइ मिलि जहाँ जुड़न लागे, करत इंसा केल्ि ! 
एक बिरप भीतर नदी चाती, कनक कलस समाइ | 
पंच सुबदा आइ वेठे, उदे भई बन राइ॥ 
जहाँ. विहृयो-तहाँ लाग्यों, गगन बैठो जाई । 
जन कबीर बठाउबा, जिनि लियो घाइ ||?१५९ 
कबीर की इस सहज-लय बिना भें: सीप, बंद ओर सागर के संयोग के 
मोती उत्पन्न हो जाता है; और उस मोती की आसा से अस्तरात्मा 
आंद्र हो उठी है | जहों लोकिक ओर अलौकिक का मिलन होता है, - 
उस सीमा पर इन्द्रियों का विषय आत्मानन्द का विषय हो जाता है। 
. आत्मा की वृत्तियाँ बद्योन्‍न्मुखी होकर प्रवाहित हैं--और नदी दक्ष 
के भीतर समाई जा रही है, कनक कलस में लीन हुआ जा रहा है। 


चरम क्षण में रूपों 
का विचित्र संयाग 





नरनननान्‍ििभान  क्‍रमननमन नल निनता- मिल ए 


_ घ९ अंथा०; कबीर ; पद २८० 


संत साधना में प्रकृति-रूप २४१, 


पाँचों इन्द्रियाँ अन्तमखी हा उठीं--ओर उनके अन्तप्रत्यक्ष में दृश्य- 
जगत्‌ भी अन्तमखी हाकर फेल गया ।*" लेकिन आश्चय्य, यहां तो 
जहाँ पत्नी का वास-स्थान था वही जलकर भस्म हुआ जा रद्दया ह और 
वे आकाश में स्थित हो गए हैं। इस प्रकार, संतों की आध्यात्मिक- 
साधना के विकास क्रम के साथ चरम क्षणों की अनुभूति भी सन्निद्धित 
है, जो विभिन्न प्रकृति-रूपों के संयोग में व्यक्त की गई है। इसमें ज्ञान 
आर प्रेम का रूप है. साथ ही अलौकिक तथा श्रन्तमखी प्रद्मति-रूपों 
के साध्यम से चरम जब की व्य॑जना मी है | 


चतुर्थ प्रकरण 
आध्यात्मिक साधना में प्रकृलि-रूप कमशः) 
प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप 

(१--पिछुले प्रकरण की विवेचना में हम देख चुके हैं कि मध्ययुग 
की प्रत्येक धारा के पीछे एक परम्परा रही है. जिससे उसने प्रभाव 
ग्रहण किया है । हिन्दी साहित्य के प्रेमी कवियों की, 
ओर विशेषतः सफ़ी कवियों की आध्यात्मिक भाव- 
धारा में फारस के सूफी कवियों के आध्यात्मिक विचारों 
का प्रभाव रहा है। हिन्दी काव्य के सफ़ी बाशरा हैं और इस कारण 
सामान्यतः वे क़रान ओर मुसलिम विचार-धारा को स्वीकार करके चत्ले 
हैं।फारसी सफ़ी अपनी प्रंम साधना में नितांत एकेश्वरवादी तो 
नहीं रह सके हैं, परन्तु उन्होंने विचारों की प्ररणा के रूप में एकेश्वर- 
'बादी को छोड़ा नहीं है। उनके आध्यात्मिक, प्रकृति-रूपों में इसका 
बहुत अधिक प्रमाव है। प्रृष्ठ भूमि. में एकेश्वर की भावना प्रस्तुत 
रहने कारण फ़ारस के छफ़ी कवियों के सामने प्रकृति की सप्राण योजना 


फारस के 
सूफी कवि _ 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २४७ 


उसका चेतन प्रवाह नहीं आ सका; वे उसको कर्ता ओर रचयिता 
के भाव से ही अधिक देख सके हैं | फिर भी फ़ारसी कवि उन्मुक्त 
होकर प्रकृति से प्ररणा ले सका है और उसके सामने उसका विस्तृत 
सोन्दय्य रहा है| उनकी प्रकृति-भमावना में एकेश्वर की अलग-पलग 
सत्ता का आभास मिलता है| उनकी प्रेम-व्यंजना में अवश्य एकात्म- 
भावना मिलती है ।* 

(२--इसी प्रकार की एकेश्वरबादों भावना हमको ६िन्दी मध्ययुग 
के सूफी प्रममार्गी कवियों में भी मिलती है | वरन इनका झेन्न अधिक 
विचार प्रधान है। इस कारणु इनका प्रझृतिवादी 
दृष्टिकोण तो है ही नहीं, साथ दो इनमे प्रकृति के 
प्रति विशेष आकंषंण को नहों है। प्रक्नति को लेकर 
हिन्दी सूफी कवि के मन में कोई प्रश्न नद्टों उठता । वह कर्त्ता और 
रचयिता की निश्चित भावना को लेकर उपस्थित हो जाता है; ओर 
आरम्भ करता है--- 

“सुमिर्ीं आदि एक करतारू। जेहि जिउ दीन्द्र दीन्ह संसारू । 

कीन्द्ेसि प्रथम जोति परकःसू | कीन्देसि तेह्टि पिरीत केलासू || 

कीन्देसि दिन दिनअर रुसि राती | कीन्देसि नखत तराइन पाँती | 

कौन्देसि धूप सीउ ओ छोही । कीन्देसि मेष, बीजु तेहि माँही ॥?* 
इसी प्रकार जायसी सारे सजन को उसी रचयिता के माध्यम से 
गिना जाते हैं... उसी ने सातों समुद्र प्रसरित किए हैं, उसी ने मेरू 
तथा किष्किधा आदि पवतों को बनाया है । इन समस्त सर, सरिता 
नाले, भरने, मगर-मच्छु आदि को उसी ने तो वनाया है। सीपी का 
निर्माण करनेवाला तथा उसमे मोती ढालने बाला तो वही है। इस 


एकृशबरव,द! 
भ.वना 





'"<+न+-' 


१ लेखक के (फारस के सूफो प्रेमी कवियों की साथना में प्रक्ति) नामक 
निबन्ध में विशेष व्य|ख्या की गई है (विश्ववार्णी जून १९४७) 
२ अंथा०; जायसी पञ्मवत, दो० १ 





२४प आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


समस्त सज॑ना को करने में सृष्ण को एक क्षण भी नहीं लगता; और 
उसने आकाश को विना आश्रय के ही खड़ा किया है |? 3 इस वरना 
को उपस्थित करने में सूफ़ी प्रेमी कवियों में एकेश्वरवादी भावना 
सन्निहित है जिसमें सृष्टि से अलग सृष्या की कल्पना की गई है। 
इसका यह अथ यह नहीं है कि जायसी आदि में एकात्म-सावना 
मिलती हा नहीं | सारतीय दशन के प्रभाव से, तथा प्रम-व्यंजना के 
रुप में भी, सूक़ी प्रेमी अद्वेत की व्यापक भावना को अपना लेते हैं-- 
“परगट गुपुत सकल महँ पूरि रहा सो नॉँव। 
जेह देखों तहँ आदी, दूसर नहिं जहँ जाँब ॥?? * 
परन्तु प्रमुख प्रवृत्ति में ये कवि एक्रेश्वव्वाद के आधार पर ही 
चले हैं. जिससे इनकी म्रकृति-योजना में प्रकृतिवादी चेतना-प्रवाह नहीं 
ञ्रा सका है| 
क--यह तो इनकी प्रमुख प्रत्न त्तिकों बात है, जहाँ तक केवल प्रकृति 
के प्रति जिज्ञासा का प्रश्न है। परन्तु इस प्रवृत्ति में भी प्रकृति में व्यापक 
आत्म-भावना का रूप क्रमशः आने लगा है। हिन्दी 
कवियों में इस भावना का होना स्वाभाविंक है । 
दुखहरनदास अपनी “प्रम-कथ!? में प्रकृति में व्याप्त 
ब्रह्मभावना को ही प्रस्तुत करते हैँ-- शशि सूथ्य और दीपक के , 
समान प्रकाशित होने वाले तारों में उसी की ज्योति प्रकाशमान्‌ है। 
सांसारिक प्रकाश तो देखे ओर पहिचाने जाते हैं; बह तो ऐसा प्रकाश 
है जो विश्व में छिपा हुआ व्याप्त हो रहा है ।? परन्तु भारतीय भाव- 


परिथ्यप्त 
सृष्दा 


2 वहीं, दो०; २ बाद के कवियों में भी यहो भावना मिलती हे। 
इन्द्रावती; नूरमोइम्मद ; स्तुति खंड में दो० १२ में तुतनीय-- 
“धन्य आप जय सिरजन हारा | जिन बिन खम्भ भ्रकास सँवारा ॥ 
गगन की शोमा कीन्दे सितारा । घरवी सोभा मनुष संबारा ॥” आदि 
४ अथा०; जायसी: पद्मावत; २४ गंववसेन-मंत्री-खंड, दो० ६ -- 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २४६ 


'घारा में सष्टा की कब्पना नबीन नहीं है।आगे कवि इसी प्रवाह 
कहता है---प्रभु, तुमने ही तो रात ओर दिन, सन्ध्या ओर प्रातः को 
रूप दिया है | यद्द सब शशि, सूडय दीपक और तारा आदि का 
प्रकाश तुम्हीं को लेकर तो है। तुम्हारा ही विस्तार प्रथ्वी, सागर 
सरिता के विस्तार में हो रहा है !!० परन्तु इन दोनों प्रकार के प्रेमियों 
के तष्ठा रूप में भेद प्रत्यक्ष है। यूक्रियों का संष्ठा अपने से अलग 
सजन करता है, जब कि स्वतंत्र प्रमी कबियों का संधष्ण अपनी रचना 
मे परिव्याप्त है । आगे चल कर सकी कवियों में व्याप्त ईश्वर को 
भावना का संकेत मिलता है। उसमान अपनी सजन। का रूप उपस्थित 
करत हैं, --- उसने पुरुष और नारी का ऐसा चित्र बना दिया, जल पर 
ऐसा कौन सजन कर सकता है | उसने सूत्य, शशि और तारा गया 
को प्रकाशमान्‌ किया; कान है जो ऐसा प्रक्राशमान्‌ नग बना सकता 
है । उसने दृश्यमान जगत्‌ को काले पीले श्याम तथा लाल आदि 
अनेक रंगों में प्रकट किया है। जो कुछ वर्णयक्त रूपमान्‌ है और 
विश्व में दिखाई देता है, उन सब को रचनेबाला वह स्वर्य अदृश्य 
झोौर अरूप है । अग्नि, पवन, प्रथ्वी और पानी (आकाश तत्त्व 
मुसलमान। दशन में स्वीकृत नहीं था) के नाना संयीग उपस्थित हैं 
बह सभी में व्याप्त हो रद्या है और उसको अलग करने म॑ कौन समर्थ 
हो सकता है। वह रचयिता प्रकट ओर गुप्त होकर सर्वत्र में व्याप्त 
हैं" उसको प्रकट कहूँ तो प्रकट नहों है और यदि गुप्त कहूँ तो गुप्त 
भी नहीं है ।!६ इस चित्र में व्यापक रचयिता के साथ एकात्म की 
भावना भी मिलती है | इस पर संत-साधकों का प्रभाव प्रकट 
होता हू | क्‍ 

ख--दिन्दी मध्ययुग के धार्मिक काव्य की विभिन्न धाराएँ आगें 

५ पदमावती; दुखहरनदास: स्तुति-खंड 

६ चित्रावली; उसमान $ स्तुति-खंड, दो ० १-२ 


२५० आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


चल कर एक दूसरे से प्रभावित होती रश्े हैं; क्योकि एक दूखरे से 
ः आदान प्रदान घलता रध्य है। नल-दमन काव्य 

ही का समेंपरम्पता के अनुसार--कीन्दरेसि परथम जोति 
प्रकासू? से आरम्भ किया गया है; परन्तु इसमें सष्टि कव्पना: विशिश- 
इती भावना से अधिक प्रभावित है,-- 

“ज्यों प्रकास समान समाना । वहै जान तिन्ही अनमाना | 

पै बह चेतन यह जड़ सोना | वह सचोत यह जोत बहुना 

जैसे कंबल सुरज मिलि खिले | पै या को गुन ताह न मिले ॥ 

कवल खिले कछु सुरज न खिला ओ ताके सुख मित्र न मिला || 

ज्यों चेतन 5ड़ मोह समाना' | अनमिल जाइ मिला सर जाना |?* 

इस प्रकार विभिन्न भावनाश्रों से प्रभावित होकर इन प्रेमी कवियों 
ने प्रकृति की सजना का रूप उपल्यित किया है । परन्तु जैसा संकेत 
किया गया है इसवणाना में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा अथवा आकषण 
का भाव नहीं है | यह्द तो ब्रह्म विषयक जिज्ञासा क्रो लेकर हो उपस्थित 
हुए है 

४ ह प्रम-काव्यों का आधार कथानक हे। इन प्रब॑न्ध-काव्यों 
में प्रेमी कवियों ने अपनी साधना के अनुरूप सौन्दय्य की व्यापक 
योजना से विभिन्न रूपों में प्रंम की अभिव्यक्ति 
की है | बस्तुतः इन्होंने अपने काव्य के प्रत्येक 
स्थल में इसी आध्यात्मिक वातावरण को ही उपस्थित 
किया है | घटना स्थलों के प्रकृति-चित्रण में अलोकिक अ्रतिप्राकृतिक 
रूपों को प्रस्तुत करके, उसको चिरंतन भावना ओर निरंतर क्रिया- 
शीलता से, तथा उसके अनंत. सोन्दय्य से आध्यात्मिक वातावरण 
का निर्माण किया गया है। वस्तुतः प्रकृति के रूप और उसकी 
क्रियाशीलता में अलोकिक भाव उत्पन्न कर देना स्वयं ही आध्या- 


वतावरण निर्माण में 
अध्यात्मिक व्यंजना 


७ नल-दमन; ईशा-बंदना, 8 पृ० श्न्र 


प्रमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २५१ 


त्मिकता के निकट पहुँचना है। अधिभोतिक प्रकृति जिन रूप-रंगों 
में उपस्थित होती है और जिन क्रिया-कलापों में गतिशील हो 
उठती है, वह घार्मिक परावर सत्य और पवित्र भावना के आधार 
पर ही है।* सूफ़ी प्रमाख्यानों में प्रकृति के माध्यम से श्राध्यात्मिक 
सत्य और प्रेम-व्यज्ञना दोनों को प्रस्तुत किया गया है। ओर इनका 
ऐसा मिला जुला रूप सामने आता है कि कोई विभाजन की सीमा 
निश्चित नहीं की जा सकती। जायसी ने सिंहल-द्वरीप के बशन में 
अलोकिक भावना के आधार पर ही आश्यात्मिक वातावरण उपस्थित 
किया है--..जब उस द्वीप के निकट जाओ तो लगता है स्वर्ग निकट 
आरा गया है। चारों ओर भें आम की ऊुंजों ने आच्छादित कर लिया 
है। वह प्रथ्वी से लेकर आकाश तक छात्रा हुआ है। सभी इक्त 
मलवागिरि से ज्ञाए गए हैं। इस आम की वाड़ी की सघन छाया से 
जगत्‌ में अंधकार छा गया। समीर सुगंधित है और छाया सुद्दावनी 
हैं| जेठ मास में उसभे जाड़ा लगता ह । उसी की छाया से रैन श्रा 
जाती है ओर उसी से समस्त आकाश हरा दिखाई देता है। जो 
पथिक घूप और कठिनाइयों को सहन कर वहाँ पहुँचता है. वह दुःख 
को भलकर सुख ओर विश्राम प्राप्त करता है ।?* इस बणुना में 
अलोकिक वातावरण के द्वारा आ्राध्यात्मिक शांति ओर आनन्द का 
संकेत किया गया है | प्रकृति की असीम व्यापकता, नितांत सघनता' 
चिरंतन स्थिति तथा स्वर्गीय कब्यना आध्यात्मिक वातावरण को 
प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रसंग में कवि ने फल तथा 
फूलों के नामों के उच्लेख के द्वारा फुलवबारी का बशुन किया है 
(दो०४, १०)। परन्तु इस समस्त बणना में फूलने-फलने की व्यजश्ञना 
में एक चिरतन उल्लास तथा विकास की भावना सन्निहित हैं, जिसे 
८ नेचुरल ऐन्ड सुप्रनेचुरल; प्‌ १८६ 
९ ग्रथा०; जायसी ६ पद्म/वत्‌: २ सिंइल-दीप वर्णन-खंड, दो० ३ 


ना 


प्र ग्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


कवि इस प्रकार आध्यात्मिक संकेत से उद्धासित कर देता है-- 
“तेदहि सिर फूल चढ॒हिं वे जेहि माथे मनि भाग | 
आहुहिं सदा सुगन्ध वहु बसन्‍्त ओ फाग ॥४"९ 
इसी प्रकार की भावना उसमान के फुलवारी वन में लक्षित 
द्वोती हैं। इस चित्रण में प्रकृति के उल्लास में प्रेम ओर मिलन की 
भावना सन्निहित है। इसमें साथ ही चिरन्तन प्रकृति का सोन्दय्य 
भी ६। चित्राअली की बारी तो सिहलद्वीप की आम्रन्वाटिका के 
समान ६€->« 
“घीतल सघन सुद्यावन छाहीं | सूर किरिन तहँ सँचरे नाहीं । 
मंजुल डार परात अ्रति हरे। ओ तह रहहिंसदा फर फरे। 
मूर सजीवन कलप्तरु, फल्ल अमिरित मधुपान। 
देउ दहत तेहि लगि भजहिं, देखत पाइय प्रान ॥४११* 


६02 व 
जे 


इसमें जायसी के समान अधिक व्यक्त संकेत नहीं है; परन्तु 


अलोकिक रूप-योजना स्वय संकेत अहण करती है। इसी बारी के 
मध्य में चित्रावली की लगाई हुई फुलवारी है; जिसमें सोनजरद, 
नागकेसर आदि पुष्पित हैं, पुष्पित सुदशन को देख कर दृष्टि मुग्ध 
हो जाती है--कदम ओर गुलाल भी अनेक पुष्षों के साथ लगे हुए हैं; 
साथ ही वकुल की पंक्तियाँ सुगन्धित हो रही हैं। इसी फुलवारी में 
पवन रात्रि में बसेरा लेता है ओर बढी ध्रात:काल उन पुष्पों की सुगन्धि 
के रूप में प्रकट दाता है |? प्रकृति के इसी सोन्दय्य तथा उल्लास के 
साथ चिरंतन ओर शाश्वत की भावना को जोड़कर, कवि आध्यात्मिक 
'ननन्‍्दोच्लास को सूचित करता है,--- 
“उड़हि पराग भौंरा लपटादीं। जन बिभूति जोगिन लपटाहीं। 
भरकंडी भौंरन संग खेली | जोगिन संग लागि जनु बेली। 
१० वहीँ; वही०; दो० ११ 
११, चित्रा ०; उत्तमान; १३ परेवा खंड, दो० १५८, ९. 





प्रभियों की व्यंजना में प्रकृति रूप २५३ 


केलि कदम नव मल्लिका, फूल चंपा सुरतान । 
छु ऋतु बारह मास तह, ऋतु वसंत अस्थान |!” ९ 

क--इन सूक़ी प्रम-काव्यों के साथ ही स्वतंत्र श्रम-काब्यों में भी 
प्रकृति के उल्लास और अलौकिक सौन्दय्य के द्वारा प्रेम की 
आध्यात्मिक व्यंजना की गई है| प्रेम की अनुभूति 
अपने चरम छणों की व्यापकता ओर गम्भीरता में 
आध्यात्मिक सीमा मे प्रवेश करती है| इसके अतिरिक्त हस परम्परा 
केकवियों ने एक दूसरे का अनुसरण भी किया है| यहाँ इस बात 
का उच्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रकृतिवादी रहस्यवाद तथा 
इन कवियों की समाबना भे समता है, ५र इसकी विभिन्नता उससे अधिक 
जगती दे | प्रकृतिवादी रहस्यवादी भी अपनी ग्भिव्यक्ति में प्रकृति 
के अलोकिक सौन्दय्य ओर उसमें प्रतिजिंत्रित उल्लास का आश्रय लेता 
है। पर प्रक्न तिबादी इसी के माध्यम से अज्ञात सत्ता की ओर आकर्षित 
होता है; ओर प्रमी का आराध्य प्रत्यक्ष होकर इस प्रकृति सौन्दर्य के 
माध्यम को स्वीकार करता है। दुखहरन इसी प्रकार की व्यंजना करते 
हैँ... विशाल वृत्तु सदा ही फलनेवाले हैं, सभी घने ओर हरे भरे हैं । 
इनकी जड़े पाताल में ओर शाखाएँ आ्राकाश में छाई हुई हैं ।... ... 
फिर इस बाग में एक फुलवारी है जो संसार को प्रकाशित कर रही 
है। पीले, श्वेत, श्याम, रक्ताभ आदि नाना भाँति के फूल जिससे 
सुगन्धित ह्वो रहे हैं......सभी भाँति के फूल विभिन्न रंगों में छाए 
हुए हैं, जिनको देखकर हृदय में उमंग उठती है | इनकी गंध का बन 
अकथनीय है, जो गंध लेता है वही मोहित हो जाता है। इस फुलवारी 
में उन्मुक्त श्रमर सुगन्ध लेता है और गुंजारता है। इसकी गंध तो 
पवन के लिए. आश्रय है। जो इसके निकट जाता है, वह गंघ के 
लगने से सुगन्धित तेल हो जाता है | इस अ्रलोकिक फुलवारी में सभी 


नल, 


* १२ वहीं; वही $ दो० १५९ 


सत्य और प्रेम 





२५४... आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


फूल सभी ऋतुओं में और सभी मासों में फूलते हैं श्रोर जिन फूलों 
की सुगन्ध से संसार के पुष्प सुगन्धित हो रहे है |/*३ इस चित्र में 
रंग-रूप-गंध आदि को अल्लौकिक योजना के साथ चिरंतन सौन्दय्य 
तथा अनंत मिलन की भावना भी सनब्निहित है, जो आध्यात्मिक सत्य 
के साथ प्रेम साधना का योग है । यूक्री साधना में प्रैस की व्यंजना 
आध्यात्मिक सत्य दो जाती है | इस कारण स्वतंत्र प्रेमियों तथा इनमें 
इस सीमा पर विशेष भेद नहीं है। कभी प्रमी कवि प्रत्यक्ष रूप 
से सत्य तथा प्रेम के संकेत देने लगता हैं--- ' 

“नगर निकट फूली फुलवारी | धन माली जिन सींच संबारी | 
 ज्ञिन सब पुदुप श्रेम अनुरागी | बैरागी उपदेस बिरागी। 
. कहे सिगार सिगार हार तन छारा | का सिंगार भर आाकसि हारा | 

लाला कहे लाल तन सोना | पेम दाड डर दाग विहूना ॥??१४ 
यहाँ प्रक्नति स्वयं श्राध्यात्मिक संदेश देती है | नूर मोहम्मद आध्या- 
त्मिक सत्य की कव्पना फुलवारी के रूप मे करते हैं, यहां फुलवारी 
अग्रस्तुत रूप में वर्शित है, प्रस्तुत आध्यात्म ही है। कवि का कहना 
है--माली ने कृपाकर इस फुलवारी का साथ दिया है| ऐसे कठिन 
अवसर पर कोई भी साथ नहीं हुआ केवल फुलवारी ही हाथ रही | 
इसके अनंत सौन्दय्य में वह अपूर्व रूप छिपा नहीं रद्द सकता, अपने 
आप प्रकट होने का कारण उपस्थित कर देता है | जो इस फुलवारी के 
रूप और रस से ग्रम स्थापित करता है, बह प्रिय का दशन प्राप्त करता 
है | सश्टि-कर्ता इसं सौन्दय्य में छिपा नहीं रक्ता वह स्वयं ही अ्रभिज्ञात 
होना चाहता है | इस सजन के द्वारा ही तो बह पहिचाना जाता है । 
मनुष्य पुष्प है ओर उसका प्रेम ही रस है, उसी को धारण कर वह 


+ 
+ 
न हल 3-<- 47९०३०क ००२ >> नीम पल जनम पननमान लक न ८५3०० + न कम की न०न० फलननम 0 


१३ प्रुदपा०; दुख० : अनूपगढ़ खंड से.। 
१४ नल०; फुलबारी-वर्यन से ।.. 


प्रमियों की व्य॑ज॑ना में प्रक-रूप रफ्प्‌ 


सवत्र प्रकट हुआ है [?१" आगे हम देखेंगे कि यह प्रकृति-रूप, परि- 
व्याप्त सोन्दय्य के आधार पर तथा स्वर्गोव सौन्दब्य के प्रतिधित्र को 
अहण कर किस प्रकार सूफ़ी प्रम-साधना की आव्यात्मिक-व्य॑ंजना प्रस्तुः 
करता है। यहाँ बातावरणु-रूप में प्रकृति क्रिस प्रकार आध्यात्मिक 
संकेत करती है, इसी की विवेचना की गई है | 

४-्यमी साथकों ने सरोवर आदि के वर्णनों में अलौकिक 
९ वतावरण प्रस्तुत किया है। परन्तु इन आधव्या 
5 लिमिक संकेतों में निमेलता और सौन्दर्य का भाव 

अधिक है। जायसी भमान-सरोवबर” के व्यापक 

सौन्दयय के विपय में कहते हैं-- 

“ज्रानसरोदक वरनों कादा | भरा समुद अस अति अवबगादा । 

पानी मोति अस निरमल तासू। शअ्रमत आनि कपूर सुवासू | 

फूला केवल रा होइ राता | स .स सहस पंखुरिन कर छात्रा | 

उल्लवदिं सीप मोति उतिराडों | चुगहिं हंस ओ केलि कराहीं । 

ऊपर पाल चहेँ दिसि अमुन-फल सब रूख | 
देखि रूप सरवर के गे पिय्रास ओर भूख ॥!?१६ 

प्रकृति की इस अलौकिक योजना में अ्रध्यात्मिक सौन्दय्य का 
रूप व्यक्त दोता है. और इस प्रकार प्रेमीसाधक अपने प्रम॑ के श्राल॑- 
' बन के लिए विरंतन सोन्द्य की स्थापना करता है। उसमान भी 
सरोवर के सौन्दर्य बगुन में अपने को असमथ पाते हैं। जिसके निकट 
खिज्रावली रइती है वद सरोबर अपने बिल्लार में स्वग हो जाता है और 
वी सुख का समूड है। मानव क्या देवता भी उस पर सुग्ध हैं। इस 
सोन्दर्व्य-रूप के साथ चित्रावल्ली के सम्पक का उल्लेख करके कवि उस 
सौन्दर्य की अ्रतिछाया के निकट पहुँचा देता दे जिम्का उस्लेख हम 


जननी नल निरनननननन नननननननन धन ानन गान “7: 


अलौकिक सौर 
, (रूपात्मक) 





१५ इन्द्र ०; नमूर० ; १ स्तु ते-खंड, बो १७-१८ 
१६ भावः०; ज.यसी $ पद०, २ थिददत-्द्ीप बणेत खंड, दो ० ३. 


५. दकोलएलीनन्कअबन ५. का. मर 3 बह पे जतन बनलेकमताा पक नमन अमर | 4] 


है 


२५६ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


आगे करेंगे |१० इसमें अलौकिक सोन्दय्य का रूप ही अधिक है। 
दुखहरनदास ने सरोवर-वणन में केबल अलोकिकता प्रस्तुत की है, उस 
के आधार पर प्रम का संकेत लगाया जा सकता है--- 

“तेंहि सरवर मह अंबुन फला | गु जहि बहुतो मधुकर भल्ना । 

सहस पाखुरीक अंबुज होई। छुवे न पावे ताकह कोई । 

फूलि रहे कोइ कंवज वास उठ महकार | 
निर्मल जलदरपन सम सीठा उचपहदार ||?? १५ 

'मलदमन?! का कवि अपनी प्रद्धत्ति के अनुसार सरोवर वशणन में 
भी प्रेम का उल्लेख प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उसके 
सामने आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप प्रकृति से अधिक प्रत्यक्ष हे, और 
वह प्रकृति-वर्णन के माध्यम से उसी को उपस्थित करता है--“जल- 
पूर्ण सरोबर का वर्णन नहीं किया जाता, जो प्रेमी को प्रेम सिखाता 
है, और अपने आप में प्रेम की अवस्थाओं को प्रकट करके 
दिखाता है। सरोबर का निर्मल जल मोती के समान उज्ज्वल है, 
ब्रह्मज्योत्रि जिस प्रकार हृदय में समाई रहती है। सरोवर की गहराई 
का अनुमान लगाना कठिन हैं, मन का प्रेम रहस्य मन में ही छिपा 
रहता है | यद्यपि प्रेम की हिल्लोर उठती है, उल्लास के भाव से जंल 
हटने नहीं पाता | कमल लाल हे, प्रेम के कारण नेत्र लाल' हो रहे हैं. 
. और पुतली के रूप में भ्रमर मित्र-मस्त गुझ्ारते हैं। दो तो नेत्र हैं, 
फिर अनन्त कमलों का वर्णन कौन करेगा प्रिय-दशन की लालसा 
१७ चित्रा०; उस० ४ १३ परेव[-खंड, दो० १५४ 
“अति अमोघ ओऔ अति विस्तःरा । सन जाइ बार्‌हु त पारा । 
. जहाँ एक दिन करे निवासा । साइ ठाँव होश कविलासा। 

: झुख समूह सरवर सोई, जग दूसर कोड नाहि। 

मानुष कर कर पूछये, देवता देखि लोधादि ।। 

१८ पुद्०; दुख० ; सरोवर-वणन से | 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २५७ 


से सरोवर नेत्रमय हो उठा हैे। फिर उस सरोवर के किनारे जो खग 
हते हैं, वे सभी ज्ञानवान्‌ हैं---उनके पंखों में जल प्रवेश नहीं करता, 
यद्यत्रि बे सदा जल में ही रहते हैं !*६ इस बणन में कहीं तो समा- 
सोक्ति पद्धति से और कहीं रूपात्मक मानव।करण से प्रेम की व्यद्ञना 
की गई हे । 
क--यहाँ तक प्रकृति-चित्रण में अलोकिक रूप के माध्यम से 
आध्यात्मिक व्यज्ञना का उच्लेख हुआ है। परन्तु प्रकृति स्वयं अपनी 
क्रियाशीलता में, उल्लास की भावना में मानव के 
समानान्तर लगती है | प्रथम भाग के द्वितीय प्रकरण 
में इसकी व्याख्या की गई हैं। इस सीमा पर मानव के समानान्तर 
प्रकृति आध्यात्मिक भावना से व्याप्त जान पड़ती है। अभी तक सत्य 
की वात ही अधिक कहद्यों गई हे। इस सीमा में प्रक्धति की किया- 
शीलता अपने उब्लास के साथ आध्यात्मिक रहस्य का रूप वन जाती 
है | भौतिक प्रकृति अधिभोतिक की उत्लास-मावना के रूप मे आध्या- 
तह्मिक हो उठती है ।*९ ज्ञायसी सरोवर का वन नहीं कर पा रहे हैं- 
“उसकी सीमाओं का कुछ वार-पार तो है नहों। उसमें पुष्यित श्वेत 
कुमुद उग्ज्वल चमकतें हैं, मानों तारों से खचित आकाश हो | उसमें 
चकई चकवा नाना प्रकार से क्रीड़ा करते है---शत्रि भे उनका वियोग 
' रहता है ओर दिन में वे मिल जाते हैं। उच्लास में लारस कुररता है, 
उनका युग्म जावन-मरण में साथ रहता ह। अन्य अ्रतेक पत्नी बोलते 
हैं; केबल मीन ही मौन भाव से जल में व्याप्त दो रदी है !*" इस 
चित्र में पक्षी अपने क्रीड़ात्मक उल्सास में आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त 
करते हैं | (चित्रावली? मे भी ऋषि इसी अकार की माबव-व्यज्ञता सरोवर- 


नि पलीमरन नल न कनिनन न मनन सकल पतन 


भसावात्यक 





१९ नल०; सरोवर-वर्णन से । 

२० नेचुरल ऐन्ड सुपरनेचरल; पृ० २२६ 

२१ झथा०; जायसी£ पद० २ पिंदज-द्वोप-बर्णन, दो० ९ 
१७ ह 


र्प्र्८ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


वर्णन में करता है--सरोबर में कमलिनियाँ पुष्यित हो रही हैं । 
जिनको देखकर दुःख दूर दो जाता है । श्वेत ओर लाल कमल फूले 
हुए. हैं ओर श्रमर रसमत्त होकर मकरन्द पीते हैं। दिन भर कमल 
और कुमुद फूला रहता है; रात भर चाँद ओर तारे विस्मृत होकर 
उस सौन्दय्य को देखते हैं| कमलों के तोड़ने से जो केसर गिर जाता 
है, उसकी गंध से पानी सुवातित है। हंस के भुए३ चारों ओर क्रीड़ा 
करते हुए. बोलते हैं; चकई ओर चक्रवाक के जोड़ा तैरते हैं। जिसको 
याद करते ही हृदय शीदल दो जाता है, उसी जल को चातक आकर 
पीता है। जितने प्रकार के जल-पक्षी होते हैं, वे सभी वहाँ क्रीड़ा करते 
हुए. अत्यन्त सशोभित हुए। आनन्द और उल्लास के साथ सभी 
क्रीड़ा करते हैं| भ्रमर कमलों पर गुंजारते हैं | वहाँ रात-दिन आनन्द 
होता है जिसे देख कर नेत्र शीतल होते हैँ ः** इस प्रकृति-रूप में 
जो पृष्पित, छुगन्धित, क्रीड़ात्मक तथा उल्लासमयी भावना है, वह 
आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है। अन्य वणनों में प्रेमी कवियों ने 
पत्नियों की विविध क्रीड़ाश्नों तथा उनके स्व॒रों की योजना से उल्लास 
की भावना में आध्यात्मिक प्रेम-साधना को व्यक्त किया हैं। इसमें भी 
जायसी ने अधिक व्यक्त रूप से प्रेम-भावना का संकेत दिया है, क्ग्रोंकि 
पत्तियों की बोली का अ्रथ व्यक्त रूप से लगाया हे--वहाँ अनेक 
भाषा बोलनेवाले अनेक पक्की रहते हैं, जो अपनी शाखाओं को देख 
कर उब्लासित हो रहे हैं। प्रातःकाल फुलसंघनी चिड़िया बोलती है 

पंडुक भी कहता है--एक तू दी है? |...पपीद्ा पी कहाँ है? पुकार 
उठता है; गडुरी तू ही है? कहती है। कोयल कुहुक कर अपने 
भावों को व्यक्त करती है। अ्रमर अपनी विचित्र भाषा में गुंजारता 
है / आगे कवि स्पष्ट कर देता है--जितने पक्षी हैं, सभी इस 
कुल्न में आ बैठे हैं, ओर अपनी भाषा में ईश का नाम ले रहे 


२२ चित्रा०; उस० $ १३ परेवा-खंड, दो० १५५ 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-हूप . 


हैँ [२३ इस वर्णना में जायसी ने जहाँ तक सम्भव हुआ। है पत्ती के स्वर 
से हो अभिव्यक्ति की है । उसमान प"त्चिओों के कोलाइल में सन्निहिंत 
उल्लास तथा आनन्द से यद्द। संकेत देते हैं | इन्होंने किसी प्रकार का 
आरोप नहीं किया है. वरन नाद-ध्वनियों में जो स्वाभाविक उच्लास है 
उसी का आश्रय लिया है--- 
“कोकिल निकर अंमिरित वोलहि | कुंज छुंज गुनतरत वन डोलहि । 
खंजन जहँ तहें फरकि देखाब | दद्िश्िल मधुर धचन अति भावें | 
मोर मोरनी निरतहिं बहुताई। ठोर ठोर छुवि बहुत सोह्ाई। 
चलहि तरहि तहेँ ठमुकि परेवा | पंदक बोलहि मृदु सुख-देवा |??१४ 
ख--जायसी की शैली म॑ 'नज्नदमन! में आध्यात्मिक भावना 
उपस्थित की गई है। अभी तक प्रइ्ृनति में व्यक्त होती सत्ता के प्रति 
उल्लास की भावना ही व्यंजित हुई है। परन्तु 
भलदमन? में प्रेम-ब्यंशनना पर अधिक बल दिया 
गया है. यद्यपि इसमें उपदेशात्मक प्रश्नत्ति ही 
अधिक है- शाखाओं पर पत्नी एकत्रित होकर बैठे हैं, सभी प्रेम से 
युक्त भाषा में बालते हैं | पांइक प्रेम व्यथा से रोता है और जग में 
(धरक तू ही हैं? ऐसी रटना लगाए है। चातक अपने प्रियतम में जी 
'लगाए है ओर रात-दिन पीव पीव” कूकता रहता है। महर पज्की प्रेम- 
दाह से दग्ध हो रहा है और पीड़ा से नित्य दही? पुकारता है। मोर 
भी कठिन दुःख देनेवाले प्रेम के कारण दिन रात "मेउं भेडें? पुकारता 
है | कोकिल विरद्द से जलकर काली हो गई है ओर सारे दिन कुहू 
कुह! पुकारती रहती है ।!*% इसमें कवि ने आध्यात्मिक व्यंजना में 
प्रेम के उल्लास को ही व्यक्त किया है। लेकिन अपनी कवित्त्व प्रतिभा 


प्रेम संबन्धी 
त्यंजना 


कस क--34+ 3० #कतमनललनाान फेम सा »विशननन क्‍नने 


२३ ग्रथा०; जायसी ४ पद०, २ सिंहलद्वीप-वणन; दो० ५ 
२४ चित्रा०, उस० $ १३ परेवा-खंड, दो० १५७ 
२७५ नल० $ उपवन-वर्णन से 


शद०.... गरध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


के साथ जायसी रहस्यवादी आध्यात्म को प्रस्तुत करने में भी सवश्रेष्ट 
हैं। इनमें प्रेम का अलोकिक तथा रहस्यवादी रूप अधिक मिलता 
है| कहीं कहीं जायसी ने आध्यात्मिक प्रेम से वातावरण को उद्धा- 
सिंत कर दिया है--और ऐसे स्थलों पर जैसा कहा गया है प्रकृति का 
अतिग्राकृत-रूप अलौकिक रंग-रूपों, नाद-ध्वनियों में उल्लास की 
भावना को व्यंजित करता हुआ उपस्थित होता हैं। जायसी के चित्र 
में केबक्ञ प्रेम की व्यंजना नहीं वरन्‌ प्रमानुभूति के चरम चझ्ुणों की 
अशभिव्यक्ति है | रतनसेन की सिंहल-यात्रा समाप्त होने को है; साधक 
के पथ की समस्त बाधाएं समाप्त हो ख़ुकी हैं। अंत में सिंहल-दीप के 
पास का मानसरोबर आ जाता हे जो प्रेम साधना के चरम-स्पल के 
निकट की स्थिति है| प्रकृति के शांत तथा उल्लसित वातावरण से 
अमानुभूति की अभिव्यक्ति होती है--- 
“देखि मानसर रूप सोहावा। हिय हुल्लास पुरइन होइ छावा। 

. शा अधियार, रेनि-मसि छूटी । भा मिनसार किरिन-रवि फूटी | 
कंवल विगस तस बिहँसी देहीं | भौर दसन होइ के रस लेहीं। 
भौर जो मनसा मानसर, लीन्ह कंवल रस आइ | 

घन जो हियावन के सका, कूर काठ तस खाइ |[7श्व 
इस चित्र में प्रकाश, रूप-रंग, विकास, गुजार ओर क्रीड़ा आदि 
की योजना द्वारा जो अलौकिक रूप उपस्थित किया गया है, वह प्रेम- 
साधना की चरम-स्थिति का द्योतक है। इस सीमा पर साधक अपने 
प्रिवम की भलक पाता है। यही सिंइल का दृश्य है जो 
अपनी चित्रमयता में अलौकिक है । इसमें कवि प्रेमानुभूति को व्यक्त 
करता है--आज यह कहाँ का दृश्य सामने दृश्यमान्‌ हो उठा है । पवन 
सुगन्ध और शीतलता ला रहा है जो शरीर को चंदन के समान शीतल 
कर रहा है। ऐसा तो शरीर कभी शीतल नहीं हुआ, मानो अग्नि में जले 


2304 पयुकपानका॥२० ०; एक पान पक पेन ++५+८ सन +अ ९3 ५भममऊभ रन 3 ७००७ ७११३०७३७४०७ 5. 








२६ भ्था०; जायसी $ पद०, १५ सात-समुद्र-रंड दो० १० 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २६ १ 


हुए को मलय समीर लग रहा हो |" ओर सामने तो अद्भुंत दृश्य है--- 
प्रकाशमान्‌ सूथ्य निकलता चला आ रहा है और अन्धकार के हट 
जाने से संसार निर्मल प्रत्यक्ष ६ उठा है। आगे मेघ सा कुछु उठ 
रहा है ओर उसमें ब्रिजली 'मक कर आकाश में लगती है। उसी 
मेघ के ऊपर मानों चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है और यह चन्द्रमा 
ताराओं से युक्त है। और भी अनेक नक्षत्र चारों ओर प्रकाश कर रहे 
हैँ - स्थान-स्थान पर दीपक ऐसे जल रहे हैं |“ दक्षिण दिशा में स्वर 
पर्बेत दिखाई देता दे “ओर वसंत ऋतु में जैसी सुगन्ध श्राती है, 
वैसी ही गन्ध संसार में छायी है !*० इस आलंकारिक वर्णना में कवि 
ने अलौकिक के सहार शाध्यात्मिक साधना का चर्म प्रेम की रदस्या- 
नुभूति को व्यक्त क्रिया है। 

ग--प्रथम भाग के पंचम प्रकरण में मानवीय जीवन और भावना 
का प्रतितिंवब गअदृण करती हुईं प्रकृति का उल्लेख किया गया है। 
... इसकी व्यापक भावना में आध्यात्मिक संकेत 
समान्वित करिए जा सकते हैं। इस प्रकार का सफल 
प्रयोग जायसी ही कर सके हैं| प्रकृति जब मानवीय भावों को प्रति- 
विंवित करती उपस्थित होती हे; उस समय आध्यात्मिक प्रेम की 
भावना उसके व्यापक विस्तार में प्रतिघटित हो जाती है। उस समय 
गिरगिट अपनी विरह-बेंदना में रंगों को बदलता जान पड़ता है | मयूर 
विर<-वेदना के पाश में बन्दी लगता है ओर उसी वन्धन के कारण 
बढ उड़ भी नहीं पाता। पंडुक, तोता आदि के गले में उसी प्रेम का 
चिह्न है। इस प्रकार प्रकृति मानवीय प्रेम-विरह के प्रतिविंव रूप में 
अआधध्यात्मिक प्रेम की एष्ठ-भूमि बन जाती है ।*< प्रकृतिवादी रहस्यवादी 


प्रतिविब भाव 








२७ वही० ४ वही०; १६ सिदज़द्दीप-खंड, दो० १ 
२८ वहीं० $ वही ०; ९ राजा-सुआ-संवाद-खंड, दो० & 
“पैप्त सुनत मन भूज़ न राजा । कठिन पेम सिर देह तो छाजा । 


२६२ अध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


' इस प्रकार के प्रतिबिंब भाव में केवल जीवन की छाया देखता है, 
: सूफ्षी-साधक उस प्रतिविवित जीवन को आराध्यमय स्वीकार कर के 
चलता है । | 
(४--प्रेमी साधक जिस साधना को स्वीकार कर के चलता है; 
वह एक अज्ञात प्रियतम को प्रेम का आलंबन मानती है। प्रेमी अपने 
प्रेम के आलंबन का प्रतीक सांसारिक (लोकिक) 
सौन्दय्य के रूप में स्वीकार अवश्य करता हैं; परन्तु 
उसकी समस्त साधना आध्यात्मिक प्रेम से संबन्धित है जिसमें लौकिक 
भी अलौकिक हो जाता है, जगत्‌ का सौन्दय्य ही प्रिय का सौन्दर्य 
हो उठता है। जब प्रम-भावना आलंबन खोजती है, उस समय 
सौन्दय्य की स्वीकृति स्वामाविक्र है। परन्तु प्रम सीमा से असीम, 
व्यक्त से अव्यक्त की ओर बढ़ता है; उसी प्रकार आलंबन का सौन्दर्य 
भी लोौकिक से अलोकिक हो उठता है। सूक़ी प्रेमी-साधकों की 
सौन्दय्य-योजना को समभने के लिए यह समझना आवश्यक है। इस 
दिशा में निगुण संतों और सगुण भक्तों से इनका भेद है | संत साधकों 
ने रूप की कोई भी सीमा स्वीकार नहीं की है। यही कारण है कि 
उनकी सोन्दय्य-योजना अलोकिक ही अलोकिक हैं। उनके चित्रों में 
रूप ओर रंग का प्रयोग मन से एक-चमत्कृत भावना उतन्न कर देता 
है। परन्तु सूफी साधकों ने अपना प्रतीक और साथ ही अपनी साधना 
का रूप संतार से अहण किया है। फलस्वरूप इनकी सौोन्दब्य-योजना 
रूप को पकड़ने का प्रयास है; उसको सीमा भें घेरने का भी प्रयत्न है। 


३३ 'ककला-ओ ननलकेन- अर पन-म>न७०+०५५»> तक, 


सौन्दर्य आलंबन 





प्रेन-फाद जापरा नछूंटा | जीउ दीन्द्र पै फाँद न द्ूदा । 
जान पुधार जो भा बनवासू । रॉव रोंब परे फंद नगवासी। 
पाँखन्द किरि फिरि परा सो फाँदू । उड़ि न सके, अरुका सा बाँदू । 
तीतर-यिउ जो फाँद है, नित्त पुकारै दोख। 
सो कित हँकारि फाँद गिउ । (मेले) कित मोर होश मोख ॥* 


प्रमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २६ ३ 


प्रतीक-नारी के सौन्दब्य से यह व्यापक सोन्दय्य थक्ृति में फैल कर 
आध्यात्मिक संकेत ग्रहण करता है। नारे इनकी साधना का प्रतीक 
है; उसका सौन्दय्ब, आदश सौन्दय्य ही अपने चरम पर अलोकिक 
होकर व्यापक व्यजञ्ञनात्मक सौन्दय्य हो जाता है। यही कारण है कि 
इन कवियों ने नख-शिख के रूप में जो सौन्दय्य-बर्णन क्रिया हे, बढ़ 
व्यापक होकर प्रकृति के विल्तार में खो जाता है। उसमें ने तो कोई 
रूप हीं बनता है और न कोई क्रमिक स्वरूप ही उपस्थित द्वोता है| 
प्रकृतिबादी साधक प्रकृति के विस्तार में अज्ञात के सौन्दर्य को फेला 
देखता है; वह उसी के सीच्दब्ध ते किसी सत्ता का आभास पाता है । 
और यफ़ी साधक अपने प्रतीक के सौन्दब्य का उसी सौन्दर्य में 
प्रतिघटित, देखता है। ईरान के यूफ़ी प्रमियों ने प्रकृति के सोन्दर्य भें 
इसी सोन्दथ्य की अभिव्यक्ति पाई थी | *९ यहा सीस्दव्य की व्यापक 
भावना, उसका प्रतिवित्रित भाव, तथा उसकी (साधक रूप) समत्व 
सृष्टि पर प्रभावशीलता, इमको हिन्दी के सूज़ी प्र्मी-कत्रियों के काव्य 
में विस्तार से मिलती है| यह सौन्दय्य इनको मेंम-मावना का थ्रालंव्रन 
है। प्रकृति का सौन्दर्य्य प्रियतम का रूप है था उसी के सम्पक से 
उद्धासित है। सोन्दय्य की स्थापना के साथ सूक़ी साधक उसके 
प्रभावों का उल्लेव अधिक करता है; क्योंकि उसकी प्रेम-वेदना में 
इसी का अधिक स्थान है । 
क-सुफी ऋषि जब सोन्दय्य की सावात्मक कब्यना करता है, 
उस समय प्रकृति की दृश्यात्मकता को सामने रख कर उसे व्यक्त करना 
चाहता है | वह कभी प्रकृति के सौन्दय्य को अपने 
आराध्य (नारी-रूप) के महान्‌ सौन्दय्य का ग्रतित्रिंव 
बताता है और कभी उसकी प्रभात्मक शक्ति का 


भाव त्मक सौनन्‍्द्रव्य 
का प्रभाव 


२९ लेबक के ईरानी सूफियों की प्रेम-खःघता मेँ प्रकृति के रूग! नामक 
लेख में इत विषय की विस्तृत विवेवना की गई है । (विश्ववाणी; जूत १९४७) 


२६४ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


उल्लेख ही करता है | जायसी नवजात पद्मावती में अनन्त सौन्दर्य 
की कल्पना करते हैं---यह सोन्दंय्य तो मानों सूथ्य की किरण से ही 
निकाला गया हे--ओर सूड्ये का ऐश्वय्य तो कम ही है। इससे तो 
रात्रि भी प्रकाशमान हो उठी; ओर यह प्रकाश भी स्वर्गीय आभा से 
युक्त है। यह रूप-सोन्दय्य इस प्रकार प्रकट हुआ... उसके सामने 
पूर्णिमा का शशि भी फौका हो गया । चन्द्रमा इसी से घटता-घटता 
अमावस्या में बिलीन हो जाता है| इस सीन्दस्य में पद्म-गंध है | 
जिससे संसार व्याप्त हो रहा है और सारा संसार भ्रमर हो गया है |8९ 
इस सौन्दर्य में कोई रूप नहीं है और कोई आकार भी नहीं 
है | यह अपनी भावात्मकता में विश्व-सजन को व्याप्त ही नहीं करता, 
वरन अपने प्रभाव से प्रभावित भी कर रहा है। वस्ठुतः इन कवियों 
के सोन्दय्य-चित्रण को रूप, भाव तथा प्रभाव आदि के अनुसार 
विभाजित करना कठिन है; क्‍योंकि ये सब मिल-जुल जाते हैं। सूफ़ी 
कवियों ने सौन्दय्य के भावात्मक-पक्ष को ऐसा दी व्यापक और 
प्रभावर्शील चित्रित किया है | 'चित्रावली? में रानी चित्र मिटाने आई 
है, पर उसके सोन्दय्य के सामने मुग्ध है... 
“देखा चित्र एक मनियाशा | जग़मग मंदिर होइ उजियारा | 
जिमि जिमि देखें रूप मुख, हिये छोइ अति होह | 
पानी पानिदधि लै रही, चित्र जाइ नहिं धोइ ॥ 

आगे इस सोन्दय्य की अ्राध्यात्मिक व्यध्ति का और भी प्रत्यक्ष 
संकेत मिलता है--“ज्यों-ज्यों चित्र धोया जाता है, लगता है सूच्य को 
राहु अस्त कर रहा हो। ज्यों-ज्यों चित्र मिटता है, आँखों में ही अंधेरा 
छाता जाता है |? इसके बाद जब्न चित्रावली आकर उस चित्र को 
नहीं पाती 'तो उसका शरीर पत्ते के समान हिल जाता है। वह सूर्य 
के समान पकाशमान्‌ चित्र कहाँ गया, जिसके विना पूर्शिमा अमा हो 





३० अथा०; जायसतो० $ पद०, ३ जन्म-खंड, दो० २ 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृत-रूप २६५. 


जाती है [3१ इस चित्र में व्यापक प्रभावशीलता का रूप है। नूर 
मोहम्मद ने नख-शिख वन को अधिक विस्तार नहीं दिया है, परन्तु 
उसमें रूप-सौन्दय्य का एक मौलिक अथ सन्निहित है ओर यह 
सोन्दय्य के प्रभाव के रूप में हे। इन्द्रावती में स्वयं सोन्दस्य की 
चेतना जाग्रत होती है । दपण में अपने सौन्दर्य से उसे प्रेम की अनु- 
भूति प्राप्त होने लगती है। आगे कवि कहता है “यह सौन्दव्य की 
चेतना ही है जो प्रेम है और अपने ही सोन्दय्य द्वारा प्रिय-प्रेम की 
अधुभति के बीच कोई नहीं है | यह प्रेम की व्याप्ति द्वी सौन्दस्य-भावना 
है / प्रिय का ही रूप है, उसी की अ्रज्ञात स्मति है !३* इस प्रकार 
ग्रव्यक्त भावना सौन्दय्य का संकेत ग्रद्ण करती है। इसी प्रसावशील 
सोन्दय्य का रूप जायसी मानसरोबर के प्रसंग में उपस्थित करते हैं। 
“इस सोन्दय्य के स्पश मात्र से मानसर निमल हो गया ओर उसके दशन 
मात्र से रूपवान्‌ हो उठा | उसकी मलय समीर को पाकर सरोवर का 
ताप शांत हो गया ।? इसके आगे प्रकृति के समस्त सौरूण्य का कवि 
इसी आध्यात्मिक सोन्दय्य के प्रत्विंव-रूप में देखता ह--उस चन्द्र- 
लेखा को देखकर ही सरोबर के कुमुद विकसित ह्वो उठे...उस 
सोन्दय्य के प्रकाश में तो जिसने जहद्ाँ देखा वहाँ विलीन हो गया | उस 
सोन्दय्य में पतिर्रिंवत होकर जो जैसा चाहता है सौन्दर्य प्राप्त करता 
है | सारा सरोवर उस। के सौन्दय्ब से व्यात्त दो उठा है ; उसके नयनों, 


बज 5 $ अं + नाल सनक जलप्यका५ था 2फागान बे ० करा नरम अननने 


३१ चित्रा ०; उत्त०: ११ चित्रावलको न-खंड, दों० १३६१ और १६ चित्र- 
घोवन-खंड, द।० १३२ 
३१२ इन्द्र०; नूर०: ९ पाती-खंड, दो० ७-०,--- 
“रूप समुद्र अह वह प्यारी । जब सों प्रेम पर सिर मारी । 
तासों लेन लद्द॒र अठितानी । व्याकुज्त मै मत बीच सथझानी । 
कोऊ नाहीं बीच माँ, अपने रूप लोभान | 
अपनो चित्र चितेरा, देखि आप अरुकान ॥” 


२६६ आध्यात्मिक॑ साधना में प्रकृति-रूप 


को देखकर सरोवर कमलों से पूरित हो गया; उसके शरीर की निर्मे्ता 
से उसका जल निर्मल हो रहा है | उसकी हँसी ने हँसों का रूप धारण 
कर लिया है और दाँतों का प्रकाश नग तथा हीरा हो गया है [१33 
उसमान ने भी 'चत्रावल्ी? में एक स्थल पर रूप-सोन्दय्य का वशुन 
प्रमुखतः न करके, उसके प्रभाव का ही उल्लेख किया है। यह सोन्दय्य 
अनन्त ओर व्यावक है जिसके प्रकाशित होने पर सभी जगत्‌ आश्चय 
चकित रह जाता हँ--- 
'पचित्रावली करोखे आई | सरग चाँद जनु दीन्ह दिखाई | 
भयो अजोर सकल संसारा | भा अल्लोप दिनकर मनियारा |?? 3४ 
ख--यहाँ तक व्यापक सौन्दय्य की भावना और उसकी प्रभाव- 
शीलता पर विचार किया गया है | इस सौन्दय्य में आकार या रूप की 
भावना किसी सीमा में प्रत्यक्ष नहीं होती | यह केवल 


कै लत बे * ॥ 
हक 9 # वित्मक है जो कभी रूप, कभी प्रकाश ओर कभी 
हे पम्प उन्चआदिके अलौकिक विस्तार में आध्यात्मिक 
प्रतिविंब भव 


प्रभाव उत्मन्न करता है| हम जानते हैं कि सूक़ी प्रेमी 
कवियों ने प्रतीकों का आश्रय लिया है। जब लोकिक प्रतीक का 
आधार है; एक नारी ( नायिका ) की कल्पना है, तो सोन्दय्य प्रत्यक्ष 
प और आकार भरगा | लेकिन सौन्दय्य॑ यहाँ भी अपनी व्यापकता 
३३ ग्रथा०; जावसी $ पएद०, माससरोबर खंड; दो० 5। जायसो 
आध्यात्मिक प्रभावशील सौन्दर्य वो प्रस्तुत दरने में अद्वितीय हैं। राघवचेतन 
४१ पद्मावती-रूप-चर्चा-खंड” में व्यापक व्यंजना से सौन्द्रव्य-बणन आरम्भ 
करत। है। वद इस व्यापक भावना को रूप और रूश गुर में व्यक्त करता 
हुआ उसकी प्रभावात्मवता वी अर ही आकर्षित करता है। इसी प्रकार 
“चित्रावली” में परेवा भी राजकुमार के स|मने सौन्द्रय्य के प्रभाव का वर्णन 
गंध-गुण के माध्यम से करता दे (१३ प्रेवा० दो० १७३) । 
३४ चित्रा०; उस्त०:३० दरसन-खंड, दो० २७७ 


प्रमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २६७ 


में, आध्यात्मिक चमत्कार' की अ्ल्नोकिक सीमाओं में, रूप भरकर भी 
रूप नहीं पाता ; आकार धारण करके भी कोई प्रत्यज्ञ आकार सामने 
नहीं उपस्थित कर पाता । यह वात हम संक्षिप्त रूप-चित्रों ओर विस्तृत 
नख-शिख वशनों में देखेंगे | इन समस्त रूप के संकेतों में प्रकृति 
उसका प्रतिदिव ग्रहण करती है। प्रकृति-जगत्‌ उसी असीम ओर चरम 
सौन्दय्य की छाया है; उसी के प्रभाव से समग्र विश्व श्राकर्षित दो 
उठता है । पद्मावती यौवन में प्रवेश कर रही है | जायसी उस सौन्दर्य 
की कब्पना करते हुए उसके प्रभाव और प्रकृति पर उसके प्रतित्रिंव का 

उल्लेख करते हैं-- विधि ने उसको श्रत्यंत कलात्मक दगसे रचा 
है| उसके शरीर की गध से संसार व्याप्त है। भ्रमर चारों ओर से 
उप्ते घेर हुए हैं| बनी नागिन मलयागिरि मभ॑ प्रवेश कर रही है...उस 

झनी ने रूप का देख कर ससार & संमस्ध हो उठा है। संत्र आकाश 
के विस्तार में फेलकर खोजते हैं पर संसार में कोई नहीं दिखाई 
देता ॥!३० यहाँ उत्प्रज्ञाओं को व्यक्त न करके कवि सोन्दय्य को प्रकृति 
के व्यापक माध्यम से व्यंजित करता हुआ, उसके प्रतिविब के साथ 
प्रभाव का संकेत भी करता चलता है| इस अलौकिक सोन्दय्य में 
व्यक्त रूप तथा आकार नहीं है. तूफ़ी साधक आध्यात्मिक प्रियतमा के 
सोन्दय्य को सीमाओं म॑ वॉच भी कैसे सकता। उसमान चित्रावली के 
रूप की वात कटने हैं, उसमें किंचित शर्रर-के साथ श्ंगार का वर्णन 
मिल गया है | परन्तु नतो शरीर में आकार है ओर न अंगार में 
रंग-रूप; इसमें केवल चमत्कार की अलों किकदा व्यापक प्रभाव लेकर 
उपस्थित हुई ह। चित्रावली दर्शन के लिए भारोखे पर आती है--- 
'उसके शरीर पर वहुमूल्य चीर है, मानों लहरे लेता हुआ सागर चंचल 
हो रहा हो | मुख के दिव्य प्रकाश को देखकर चक्रोर चकित रह गया, 
मानों चन्द्रमा ने प्रकाश किया। माँग सुन्दर मोतियों से युक्त है, 





३५ ग्रथा०; जायसी $ पद०, ३ जन्म-खैंड, दो० & 


र्ध्८ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


नन्नत्रमालाओं ने मानो शशि को आकर प्रणाम किया है |... गरदन 
में मुक्त-माला है, मानों देव-सरि सुमेरु पर गिरी है |!३९ इसमें व्यक्त 
' उद्प्रेत्ञाओं के द्वारा जो चमत्कृत सौन्दय्य की योजना हुई है, वह भी 
आध्यात्मिक प्रभातशील सौन्दय्य का रूप है। नूर मोहम्मद अपने 
नख-शिख वन को रूप-संकेत में समाप्त कर देते हैं। वे रूप की 
साधारण रेखाश्रों के सहारे दिव्य-मावना को प्रस्तुत करते हैं- 
“मरना ता सुख मान को, मनमाँ रहा समाइ | 
बूड़ी लोचन . पूनरी, आँपू दृगमों जाइ॥ 

घन को बदन सुरुज की चाँद | अलकाबवर नागिन की फॉँ/ 

नैना मग कि हैं मतबारी । की चंचल खंजन कजरारी [?९५ 
एक स्थान पर नूर मोहम्मद भावात्वमक सौन्दर्य को प्रकृति से एक 
रूप करके व्यक्त करते हे--इन्द्रावर्ती का मुख पुष्प है तो उसके कपोल 
कली हैं, उसकी छवि ओर शोभा विमल है। आश्चय्यं है! इस 
सोन्दय्य का कोई अनुमान ही नहीं लगा पाता । पुष्प है, पर विकसन- 
' शील भावना को लेकर कली के समान है। कल्ली है, परन्तु उसमें 
पूण विकास की भावना विद्यमान्‌ है | वह हुप-सोन्दय्य फुलवारी हे; 
ओर उसका रूप फुलवारी की शोभा है ?९* यहाँ उपमान आध्या- 
त्मिक सोन्दस्य की योजना करते ई और व्यंजित सौन्दय्य ही आध्या- 
त्मिक प्रकाश है | उसमान कुआर को चित्रावल्नी की याद फुलवारी के 
माध्यम से दिलाते हैं ओर उस समय फूल आदि में चित्रावज्ञी का 
रूप ही प्रतिविंवित हो रहा है । पर यह रूप स्मृति द्वी दिलाता है-- 

“जूही फूल दिष्टि भरिं हेरा। लखे भाव चित्रावली केरा | 

अली माल फूलन पर हेरी। होश सूरति अलकावलि केरी । 


३4 चित्रा ०; उस्० $ २० दरसन-रझूंड, दो० २७३ 
३७ इन्द्रा०; नूर० ; पःती-खंड, दो० ३-४ 
३८ वही; मालिन-खंड, दो० २ 


२७० आध्यात्मिक साधना में प्रक्ृति-रूप 


आनन्दोल्लास में मग्न देखता है--- 
“सरवर रूप विमोहा, हिए हिलोरहि ले 
पाँव छुवै मकु पावों, एहि मिसि लहरहि देइ ॥?” 
प्रक्ति के उल्लास को कबि और मी व्यक्त करता है। अनन्त 
सौन्दय्य के सामने जेपे प्रकृति सौन्दव्य चंचल और विमुग्ध हो उठता 
है| यहाँ चक्र के रूप में प्रकृति ही मुग्ध और चकित हैं |" इस 
प्रकार का चित्र उसमान ने सरावर-खंड” भे उपस्थित किया है| उस 
में संकेतात्मक रेखाओं से प्रकृति-सोन्दय्य में प्रभाव के साथ मुग्ध 
भाव भी सन्निह्ित है। चित्रावली अपनी सखियों के साथ सरोवर 
में प्रवेश करती है---सभी कुमारियाँ स्वर्ण बल्लरियों के रूप में फेल 
गई', मानों कमलिनीयाँ तोड़कर जल में डाल दी गई हैं। वे मानों 
चंद्रमा के साथ स्वर्ग की तारिकाएं हैं और वे नभ में क्रीड़ा करती हुई 
सुशोमित हैं| हंस उनकी शोमा को देख सरोवर छोड़कर चले गए; । 
कच रूपी विषधर ने सरोवर को डस लिया है; उस विष को उतारने 
की जड़ी तो मंत्र जाननेवाले के पास है। उस चित्रावली के नख-शिख 
से उठने वाली सौन्दय्थ की लहर सरोबर के समस्त विस्तार में फेल 
गई है ।१४१ यहाँ प्रकृति आध्यात्मिक सौन्दय्य से मुग्ध ही नहीं वरन 
विमोहित हो उठी है । नूर मोहम्मद ने 'नहान-खंड' में इसी प्रकार की - 
* व्यंजना को है, परन्तु उनकी प्रइत्ति उपदेशात्मक अधिक है।इस 
सौन्द॒य्यं की कल्पना के साथ प्रकृति में मुग्ध होने का भाव तो है, पर 
४० अंथ[०; जा० ; पद०, ४ मानसरोवर-खंड, दो० ४-५, 
“सखर नहि समाइ संसार! | चाँद नद्दाइ पैठ लेइ तारा । 
घनि सो नौर सत्ति तरई ऊई । अब कित दीठ कमल ओ कुईं । 
चबई बिछुरि पुकार, कहाँ मिलों हो नाँद । 
एक चाँद निसि सरंग मदद, दिन दूसर जल माँद ॥” 
४१ चित्रा०: उत०; १० सरोवर-खंड, दो० १०८ 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप २७१ 


उल्लास की भावना अधिक व्यक्त नहीं ह--इन्द्रावती ने अपनी केश 
राशि मुक्त कर दीं, उस समय मेघ की घटा में चंद्रमा जैसे प्रकाशित 
हो उठा | जब रानी ने जल्ल में प्रवेश किया, जल चंद्रमा के प्रकाश से 
उँदूभासित ो गया । उसको घारण कर सरोवर आकाश के समान था 
जिसमे कुमारी चंद्रमा के समात सुशोभित हुई | इस प्रकार आकाश 
में सूच्य और जल्ल में चंद्रमा उदित है ओर कमल तथा कुमुद दांनों 
पुष्पित हैं, क्‍योंकि दोनों के प्रिय उनके पास हैं [१४९ 
४६-- सूफी साधकों ने इन सांकेतिक रूप-चित्रों फे अतिरिक्त नख- 
शिख के विस्तृत ब्णन भी किए. हैं।इन शरीर के आअंगशत्यगों के 
कि वशनों में प्रेमी कवियों ने किसी प्रकार का आकार 
रख-शिख योजना व्याक्ि 
वैभव और समोहन + “बैक्तिगत रूप उपस्थित करने का प्रयास नहीं 
किया है । वरन्‌ पिछले जिन सोन्दय्थ-चित्रों का 
उल्लेख किया गया है, उनमें सौन्दस्य की व्यापक ब्यंजना रहती है । 
लेकिन नख-शिख के रूप में सौन्दय्य की कोई भी कब्पना प्रत्यक्ष नहीं 
हो पाती | इनमें एक ओर प्रकृति-उपमानों की योजना से आध्यात्मिक 
वैभव प्रकट होता है, और दूसरी ओर उसका आकषण तथा सम्मोहन 
व्यक्त द्वोता है | वस्तुतः नख-शिख वर्णन ऐसी स्थिति में किए गए हैं, 
जब किसी पर रूप का आकर्षण डालना है | इन समस्त प्रेमाख्यानों में 
नख-शिख वर्णुनों की दो परम्पराएँ हैं| सूफी भाव-घारा से प्रभावित काब्यों 
में नख-शिख वर्णन आध्यात्मिक रूप के आकर्षण और उसकी सम्मोदक 
शक्ति की व्यंनना को लेकर चलता है इनसें जायसी का अनुधरण 
अधिक है । यह बात चित्रावली?, 'इन्द्रावती? तथा “युसुफ जुल्लेखा? के 
वर्णनों से प्रत्यक्ष है। दूसरी परम्परा में स्वतंत्र प्रेमी कवि हैं जिन्होंने 
प्रेम के आलंबन- रूप में नलख-शिख का वर्णन किया, इनमें दल-दमन 
काव्यः पुहुपावतीः, माधवानल कामकंदला? तथा विरहवारीश? 


४२ इन्द्रा०; नूर० ; १२ नहान-खंड, दा० १ 


२७२ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


आदि का नाम लिया जा सकता है। रूप-सोन्दय्य के लिए इन दोनों 
परम्पराओ्ों ने प्रकृति उपमानों का प्रयोग एक ही प्रवूलि के अनुसरण 
पर किया है, इसलिए इनमें विशेष भेद नहीं जान पड़ता। परन्तु स्वतंत्र 
कवियों में व्यापक प्रभावों को व्यंजित करने की भावना वहुत कम है, साथ 
ही रीत-काप्य के प्रभाव में चमत्कार उनकी प्रवृत्ति भी है। सूफ़ी कवियों 
में आध्यात्मिक व्यंजना को प्रस्तुत करनेवाले प्रमुख कवि जायसी हैं। 
अन्य कवियों भ॑ शनुसरण अधिक है। “युसुफ़ जुल्लेखा? के कवि निसार 
में यह अनुकरण सबसे अधिक है | 

क--जायभी ने नख-शिख के रूप में सौन्दय्य की जो कव्पना की 
है उसमें प्रकृति-उपमानों की योजना के माध्यम से उस अलौकिक रूप 
के ऐश्वय तथा सम्मोहन के साथ उसके आकर्षण 
का उल्लेख भी है --वेणी के खुलने से स्वर्ग 
ओर पाताल दोनों में अंधेरा छा जाता है और 
अष्टकूल नागों का समुह इन्हीं केशों में उलझका हुआ है। ये केश 
मानों मलयागिरि पर सप लगे हैं |! उसमान ने भी केशों की समानान्तर 
कल्पना की है--- 

“८प्रथमाई कहों केस को सोभा | पन्नण जनों मलयागिरि लोॉभा । 
दीरघ विमल पीठि पर परे | लहर लेहिं विषधर विषभरे ४) 

रूप-सौन्दय्य का वर्णन करते हुए दुखहरनदास भी केशों का वर्णन 
इसी प्रकार करते हैं। सौन्दर्य की व्यंजया इनका प्रमुख उद्देश्य है 
परन्तु व्यापक प्रभाव का उच्लेख भी मिलता! है--- 

“कार सघन रही जो राटा | रन अ्रमावसी पावस घटठा। 

परही छुटी शो कबहु केसा | रबी छुपाइ होई घनी सुपेखा [?”४४ 
इसी प्रकार जायसी माँग को “दीपक मानते हैं जिससे रात्रि में 

४३ चित्रा०; उस० ; १३ परेवा-खंढ, दो० १७७ 

४४ पहु०; दुख० ४ घपिंगर-खंड से 


जायरी की नख- 
शिख कलर ना 


प्रेमियों की व्यंजना मे पग्रकृति-रूप २७३ 


भी मार्ग प्रकाशित हो जाता हैे। मानों कसोटी पर खरे सोने 
की लकीर बनी हो या घने बादलों में विद्युत की रेखा खिंची हुई 
हो |......ओर मस्तक द्वितीया के चन्द्रमा के समान है उसका 
प्रकाश तो संसार में व्याप्त है---वदस किरण भी उसके सामने छिप 
जाता है |...भोंद तो मानों काल का धनुप है, यह तो वहीं धनुप है 
जिससे संदार होता है |...आकाश का इन्द्र-बनुप तो उसी की ल्ज्जा से 
छिप जाता है। ... ...श्रोर नेत्न, वे तों मानों दो मानसरों:र लद्द॒रा 
रहे हैं। वे उछल कर आकाश में लगना चाहते हैँ। पवन भक्कोरा 
देकर दिलोर देता है श्रोर उसे कर्भा प्रथ्वी कर कभी स्वग ले आता 
है। नेत्रों के फिरते ही संसार चतायनान हो जाता है। जब वे फिर 
जाते हैं तो गगन भी निलय द्वोने लगता ६ |... ... वरूनी, थे वो बाण 
हैं जिनसे आकाश का नक्षत्र-संडल वेधा हुआ ह।... ...ओर नासिका' 
उसकी शोभा को कोई नी नहीं पाता; ये पुष्य इसीलिए, तो झुगन्धित 
हैँ कि वह उनको अपने पास करले। हे राजा, वे अथर तो ऐसे 
अमृतमय हैं कि सी उनको लालसा करते हैं, मुरंग प्िंवा तो 
लज्जावश वनों में जाकर फलता ह& | उसके इसते ही संसार प्रकाशित 
हो उठता ह--ये कमल किसके लिए विक्रसित हैं ओर इसका रस 
कौन भ्रमर लेगा [......दाँतों की प्रकाश किरणों से रवि, शशि 
प्रकाशमान्‌ है श्रोर रल्ल माणिक्य ओर मोती भी उसी की आमा से 
उज्ज्वल ६ | स्वभाववः जदाँ यद्द हंस देनी है, वहाँ ज्योति छिटककर 
फेल जाती है |... ...जिद्वा से अम्ग-वाणी निकलती है जो को केल 
ओर चातक के स्वर को भी छीन लेगी है| वह उस वसंत छे विना 
नहीं मिलता जिसमें लज्जावश घातक ओर कोकिल मौन होकर छिप 
जाते हैं। इस शब्द को जो सुनता हे वह माता होकर घूम उठता 
है |... ...कपोल पर तिल देखकर लगता हे आकाश में श्रुव स्थित है, 
आकाश रूपी सौन्दय्य उस पर मुग्ध होकर दूइता उतराता है पर 
तिल को दृष्टिपय से ओमल नहीं होने देता ।... ...कानों में कुंडलों 
श्प्र 


२७४ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


की शोभा ऐसी भासित होती है, मानों दोनों ओर चाँद ओर सूथ्य 
चमकते हैं और नज्ञत्रों से पूरित हैं जो देखे नहीं जाते। मोतियों से 
जड़ी हुईं तरकी पर जब वह ऑँचल बार बार डालती है तो दोनों 
ओर जैसे विद्यत कांप कॉप उठती है ।...ओर उस सोन्दय्य की सेवा जैसे 
दोनों कानों म॑ लगे हुए नक्तत्र करते हैं: सूथ्य ओर चन्द्र जिसकी परिचर्य्या 
में दो ऐसा और कोन है। उसकी ग्रीवा के सोन्दय्य से हार कर ही तो 
मयूर ओर तमचुर प्रातः संध्या पुकारा करते हं ।...उसकी मुजाओं 
की उपभा पद्मनाल नहीं है, इसी चिता में वह क्रोण होता जाता है, 
उसका शरीर का्ों से बिंध गया है और उदििग्न होकर वह्द नित्य सांस 
लेता है |--ओर उसकी वेणी ! मानों कमल्ल कोसप ने मुख में धारण 
कर लिया है ओर उस पर खंजन ब्रैठे हैं |...उसकी कटि से हारकर 
सिंह बनवासी हो गया और इसी क्रोध में मनुष्य को खाता है।... 
जिसकी नाभि-कुंड' से मलय-समीर प्रवाहित है. ओर जो समुद्र के भवर 
के समान चक्कर लगाती है। इस भंबर में कितने लोग चक्कर खा 
गए; ओर मार्ग को पूरा न करके स्वग को चले गए |”*" इस समस्त 


४५ भाथा०; जायसी०; पद०, १० नख-शिख-वर्णेन-खंड । इ्सी प्रकार 
का वर्णन, ४० “्पञ्मावतों रूप वर्णन-खंड” में भी है जिसमें प्रभावशीलता 
अधिक दै-- द 

“माँग जो सानिक सेँदुर-रेखा । जनु वसंत राता जग देखा । 

भर सॉक रवि होश जो राता । श्रोहि रेखा राता हंह गाता ।” 
राधघव चेतन के वर्णन की यद्द प्रवृत्ति है कि उसमें सीन्दय्य का प्रभाव 
अधिक दिखाने का अयास किया गया है जब कि ददीरामनि ने प्रकृति पर अधिक 
प्रभाव दिखाया है। राघव चेतन मानव के प्रभाव के लिए प्रकृति से अवश्य 
उत्प्रेक्षा देता हे--- 

“बिरवा सुख पाव जस नीरू । सुनत बैन तस पलुद सरीरू । 
बोल सेवाति-बंद जनु परहीं । स्तवन-सीप-मुख मोती भरहीं ।” 


प्रम्ियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप रछफ्‌ 


बणना में प्रकृति का प्रयोग जैसा पहले ही संकेत किया गया है, दो 
प्रकार से हुआ दे। पहले तो सौन्दव्यं के 'शबब्य तथा प्रभाव 
को दिखाने के लिए. उपमाओ्रों तथा उत्प्रन्नात्रों आदि मे प्रक्नति के 
उपमानों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार की प्रक्नति-बोजना में व्यापक 
सोन्दय्य श्रोर उसके व्वायक प्रभाव की अभिव्यक्ति हो सकी है | इन 
आलंकारिक प्रयोगों को प्रकृति-रूपों में इसलिए गाना गया है कि यहाँ 
अलंकारों का प्रयोग व्यंगार्थ में हुआ्आ दे | कवि का मुख्य श्रर्थ इन 
चित्रों के माव्यम से व्यंजना करना ही है। एसरे इस सोौन्दय्य का 
प्रकृति पर प्रभाव अत्युक्ति, अआतशवोक्ति आदि के माध्यम से प्रकट 
किया गया है। कभी-कभी सीन्दब्यनवौजना प्रकृदि के माध्यम से की 
गई है; पर उसका प्रभाव मानव ह्ृदव पर प्रतिषटित किया गया है । 
इस प्रकार नख-शिख वन के प्रसंग चाहे प्रकृति के माध्यम से रूप 
ओर सोन्दय्य की योजना की दृष्टि से हों, अथवा प्रकृति उपमानों के 
माध्यम से उस सौन्दय्य की प्रभावशीक्षता के विचार से हों, 
आध्यात्मिक सौन्दय्य और प्रेम की व्यंजना को लेकर ही चलते हैं| 
ख--अन्य कवियों म॑ यही भावना मिलती है, केवल अपनी 
_ प्रतिभा के अनुसार उनको सफलता मिल सकी 
अन्‍य कवि और है | परन्तु उनपर जायसी का प्रभाव प्रत्यक्ष 
नख-शिक्ष देखा जा सकता है। माँग का उल्लेख करते हुए. 
उसमान कहते हैं--- 
“सुर किरन करि बालहि धारा | स्याम रैनि कीन्‍्हीं दुई धारा | 
पंथ अ्कास विकट जग जाना | को न जाइ बोहि पंथ मुलाना |? 
इस 'भाँग? के सोन्दय्य को प्राप्त करना कठिन है; और फिर-- 
“बेनी सीस मलयगिरि सीसा | माँग मोति मनि माथे सीसा। 
सूर समान कीन्ह विधि दीया | देखि तिधिर कर फास्यों हीया। 
स्थाम रैनि मंह दीप सम, जेहि अजोर जब होइ | 
अछुत मुञ्रगम माँदहि बसि, दिया मलीन न होइ |?” 


२७६ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


इस प्रकार सौन्दय्य की भावना प्रकृति में व्यापक प्रभाव के रूप में 
प्रकट हो रही है। आगे उसमान जायसी का अनुसण करते हैं--- 
धसस्तक द्वितीया का चन्द्र है जग उसी की वनन्‍्दना करता है; उसकी 
समता कौन करेगा, द्वितीया में ही पूणिमा की ज्योति भासमान्‌ है। 
वह लल्ाट जेसे भाग्य से पूण दीपक हो, जिससे तीनों लोक प्रकाशमान्‌ 
हैं|? यह सोन्दय्य प्रकाशमान ही नहीं वरन्‌ वन्दनीय भी है। कभी 

कभी परवर्तोी कवियों ने किसी वणन में केवल सोन्दण्य के आधार पर 
प्रकृति उपमानों की योजना से आध्यात्मिक सत्य का संकेत दिया है। 
निसार ने अधिकतर तो जायसी का अनुसरण किया है। परन्तु कहीं 
कहीं उन्होंने ऐसा चित्र उपस्थित किया है जिसमें केवल सोन्दर्य्य॑ 
की व्यापकता है--- हु 


६6 


| सुरसरि जम्नुना बिच देखा। 

ओ ता महँ गूँथे गज मोती । राहु केतु महं नखत के जोती | 

दुओ दस घन वाहर जस छावा | मध्य कौंघ चमके दिखरावा | 

दामिन अस मह माँग सोह्दाई | केस घमंड थटा जस छाई |?”४६ 
भौंहों को लेकर उसमान ने भी धनुष की उत्प्रेत्ञा दी है और 
उसका प्रभाव भी व्यापक बताया है--“यह तो वक्र है, मानों धनुष 
ताना गया है | इन्द्र का धनुष तो उसको देखकर लज्जित हो जाता 
है। यह तो मानों संसार के लिए काल हो, जो रात-दिन चढ़ा रहता 
है। इस धनुष ने यद्ध में कामदेव को पराजित किया है |? और नेत्र 
अपने सौन्दय्य में-- “लाल कमल में जैसे मधुप बंद हों | कहते लज्जा 
आती है, वह उनके सोन्दय्य की वरावरी में कहाँ | कमल तो चन्द्रमा 
को देखकर कुम्इला जाते हैं; और वे शशि के साथ भी प्रफुल्लत 
रहते हैं ।! इसके साथ ही कवि उत्प्रेज्ञा से उसके प्रभाव का संकेत 


देता है-- 


४६ थुस्ुफ भौर जुलेखा; निसा|र : जुलेखा-वरनन-ख॑ड 


प्रमियों की व्यंजना में प्रकृतिन्‍रूप २७७ 


“दोउ समुद्र जनु उठहि द्विलोरा | पल मह चहत जगत सब बोरा [” 
दुखहरनदास ने सूर्फ़ी आध्यात्मिक व्यंजना का आश्रय नहीं लिया 
है, परन्तु वे प्रेम की महिमा के साथ सौन्दय्ध की व्यापकता का 
उल्लेख करते हैं-- इन नेत्रों का सोन्दय्यं तो ऐसा है: लगता है दोनों 
नेत्र दो समुद्र हें जो दिलोर ले रहे हैं, जिसके प्रसार में पृथ्वी, आकाश 
ओर सारा विश्व दूपता जा रहा हे! कवि इस सौन्दर्य्य की कस्पना 
इस प्रकार पूरे करता ह--- 

“कैदहु चंद्र सुझज दोठ, साजि घरो करतार | 
मूं दे जग अंधियार होइ, खोलतव सभ उजियार ||?४०७ 

आझागे उसमान परम्परा के अनुसार बणन करते हैं---कर्पोाल पर 
तिल इस प्रकार शोभा देता है, सानों मधुकर पुष्प पर मोहित हो रहा 
है ।...यदि यह तिल न होता तो प्रकाशहीन घ्थिति में कोई किसी को 
पहिचानता भी नहीं, उसी एक विल की परछाहों से सबके नेत्नों में 
प्रकाश है ।...कवि नातिका को फल के समान कहते हैं, पर पुष्प तो 

सी लज्जा से प्रथ्वा पर ज्यत हो जाता आर अ्रधर ! उनके 
सामने विद्रम तो कठोर और फाके हैँ. थे तो सजीव, कोमल, रंगमभय 
तथा हृदय को कष्ट देनेवाले हैं...पित्रा उसको तुचना क्यो करेगा 
बह ता लज्जा से बन से जा छुपा ८ ।...उसके मुल्र-चन्द्र स ससार 
प्रकाशमान्‌ ४, और अमृत तुत्य अधर प्राणदान करता है । अधि- 
भोतिक प्रद्गकति चित्रों की बोजना से उसमान ने दाँतों की कब्यना में 
आध्यात्मिक सकेव दिए हें--दिवताओं ने चंद्रमा में क्‍्यारियाँवनाई 
हैं, ओर अमृत सानकर वार्री को ठीक किया है। उसमें दाड़िम के 
बीज लगा गए हैं जिनकी रखबाली काले नाग करते हैं। वे रात-दिन 
उसके पास रहते हैं ह_दांती शुक्र, तक या खंजन उनको चुन ले । 
कवि सोन्दय्य॑ की इस अतिप्र कृत कल्पना के साथ व्यापक प्रभाव का 





४७ पुहु ०; दुख० ४ लिंगार-खंड 


श्ष्द आध्यात्मिक साधना में प्ररृति-रूप 


उल्लेख भी करता है-- 
“(कर दिन विहसी रहसि के, जोति गई जग छाइ। 
अब हूँ तौरत वह चमक, चौंधि चौँधि जिय जाइ ||”? 
धल-दमन काव्यः में दसन! को लेकर सोन्दय्थ ओर प्रभाव 
संबन्धी उद्य ज्ञाएं की गई हैं | सोन्दय्य को लेकर, प्रकृति के माध्यम 
, से उसके व्यापक प्रधाव की वात कददना इन कवियों का उद्देश्य है-- 
दाँत जैसे दीरा छील कर गढ़े गए हों...बोलते ही संसार में प्रकाश 
हो जाता है. लगता है जैसे शशि में कोंधा चमक गया हों; ओर जो 
वह हस कर बोलती द वहीं चंचल होकर चपला के रूप में चमक 
उठता है |? इसी के आगे कवि उ्ग्रन्षा द्वारा प्रकृति पर प्रतिरजिबित 
सोन्दय्य॑ की व्यक्ञना करता है,-- 
“देखि दसन दुति रतन दुर, पाहन रहें समाइ | 
तिनहिं लाज चपला मनों, निकसत ओर छिपि जाइ ||?”४4 
रसना को लेकर सर्भा कवियों ने वाणी का उल्लेख किया है, पर 
उसमें प्रभाव की वात विशेष है। उसमान ने उसे सोन्दय्य-रूप देने 
का प्रयास भी किया है-- 
“जेहि भीतर रसना रस भरी | कॉल पॉखुरी अ्रमिरित भरी । 
दसन पाँति महँ रही छिपानी | बोलत सो जनु अमिरित बानी । 
उकतिन बोलत रतन अ्रमोली । आँव चढ़ी जनु कोइल बोली |” 
परन्तु इसमें अमृत्व तथा जिलाने की बात ही अधिक महत्वपू्ण हो 
उठी है,-- 
“त्यों-स्यों रसन जियावई, ज्यों ज्यों मार्राद नेन |? 
वाणी के प्रसंग में नल-दमन काव्य? में प्रकृति को लेकर अधिक 
व्यजञ्ञक उक्तियाँ हैं---वाणी की मधुर रसज्ञता को प्राप्त करने के लिए. 
मग नेत्र के रूप में आये हैं। पिकी लज्जित होकर काली हो गईं, 


है 
४८ नल०; सिंगार-वर्यान 


प्रमियों की व्यंजना भे प्रकृति-रूप २७६ 


ओर उसने नगर को छोड़ कर वन में विश्वाम लिया है; ओर-- 
“सात बुद तिय बैन सुन, चातक मिटी पियास | 

सुखजन सीप होइ उतरी, दुह्मा कूल तिनद्द आस ||” ४ 
इसी प्रकार उसमान चिबरुक को अमृत तुल्य मानते हैं और उसे 
कूप के समान कहते हैं, जिसमें पड़ कर मन दूबता उतराता है | 
कान और उसमे पहिना हुई तरकी का वशुन भो इन्हीं सान्दिय्य 
उपमानों के आधार पर व्यापक आाकपण को लेकर हुआ है, 

“तलिसि दिन मुकता इहे गुनाहीं | खंजन काँकि भाकि जिभि जाहीं | 
बन खुटिला जान बखाना | गुर सिप देश लाग ससिकाना |? 
आगे इसी भाव-घारा में कब बंणशन करता जाता ६--नाचने हुए 
मोर ने ग्रीवा की समता की, ओर इसी कारण वह सिर शरुन कर 
रो उठा । शंख भी उसकी समता नहीं कर सक्रा ओर बह प्रातः संध्या 
चिल्ला उठता है।...गले में सुन्दर हसुली है, उसकी समानता चन्द्रमा 
ओर सूच्य भी नहीं कर पाते, इसीलिए वे राह की शंका से छिप 
जाते हैं| ओर भुजाएँ कमञ्न-नाल हैं जिनके हृदय में छिद्र हैं ।! कुच 
का वन जायसी के समान उसमान ने भी सोन्दय्य से प्रभाव उत्पन् 
करके उपस्थित किया हे--बारीक बस्र में इस प्रकार मलकते हैं 
मानों अन्दर दा कमल की कलियाँ हों; मकताइलों के त्रीच में उनकी 
शोभा इस प्रकार की है, मानों चक्रवाक के जोड़ विछुड़ गए हों |? 
और उनका प्रभाव तो ऐसा है 
होइ मिखारी सब चहढ़िं, जाइ पसारन हाथ ।? 

ओर 'नामि तो सिंधु में श्रमर के समान है, जिसमें गिर कर फिर 
निकलना नहीं हंता; खिलती हुईं कली सुशोभित हो, ओर जिसकी 
गंध आज भी म्रमर ने प्राप्त न की हो। ज्लीर सिन्धु से जब मथनी 
निकाली गई, तो वह जहाँ पहले खड़ी थी, वही भवर यह नाभि है--- 








४९ वह्ी०; बह्ी ० 


रद आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


जो उस नाम कुंड में पड़ जाय वह बाहर निकल नं सकता |... 
ग़मन करते समय जंघा की शोभा ऐसी है कि गज ओर हंस का मद 
दूर हो जाता हैं। गज लज्जित होकर शीश घछुनता हैं, और हंस 
मानसरोवर दूवने चले गए. हैं !४? इस प्रकार इन सुफ्री कवियों तथा 
एक सीमा तक स्वतंत्र कवियों ने भी प्रकृति उपमानों के द्वारा अलोकिक 
ऐश्वय्य ओर प्रभाव का वर्णन किया है | ओर साथ ही यह सोन्दय्य 
प्रकृति पर प्रतिविंवित होकर उसे मुग्धघ ओर विमोड्ित करता है। यह 
समस्त सौन्दर्य इनके आध्यात्मिक प्रेम का आलंवन है। इस 
आध्यात्मिक भावना के क्षेत्र में प्रकृति के लिए अतिप्राकृत हो उठना 
स्वाभाविक है, यह संतों के विपय में हम देख चुके हैं। उन्होंने व्यक्त 
रूप से. लोकिक आश्रय नहीं लिया था। परन्तु सूफ़ी प्रेमियों का 
लोकिक आधार प्रत्यक्ष है, ओर “यही कारण है कि इनकी अलौकिक 
कव्पना नख-शिख की सीमाओ्रों में आने का प्रयास करती हैं । 
६ ७-+ेन्दी मध्ययुग के सूफ़ी तथा अन्य प्रेमी कवियों ने जन- 
प्रचलित परम्पराओं से दहुत कुछ ग्रहण किया हैं। इनमें से एक 
सर प्रमाख्यानों में प्रकृृति-पात्रों का स्थान है। इन 
नीता पत्र यों ने इसको आध्यात्मिक प्रतीक के अर्थ में 
लिया है | जायसी का सुआ गुरु के समान है, वह आध्यात्मिक साधना 
का सहायक है; पर वह स्वयं प्मावती को अपना गुरू (आराध्य) 
कहता है । इसी प्रकार अन्य काव्यों म॑ अतिप्राइृत पात्रों का उच्लेख 
है | (चित्रावली? में देव राजकुमार को चित्रमारी ले जाता है। फिर 
इसमें हॉथी. पत्ती आदि का भी अतियाहकुृतत के रूप में उल्लेख हैं। 
इस प्रकार इन्होंने लोकिक परम्परा को आध्यात्मिक व्यंजना के लिए, 
प्रयुक्त किया है। इस प्रकार की इनमें व्यापक प्रवृत्ति भी है। इन्होंने 
रूपकातिशयोक्ति से परिस्थिति के अनुकूल प्रकृति-पात्रों से आध्यात्मिक 
फ 


8354० .-3.--3नरशाान काट कर्क कक कोन. पक 3 अपनाना, फतवा पा» 3» 2न०४4++मक ब+मन 


५० चित्रा०; उस० : १३ परेवा-खंड में समस्त नख-शिख का असंग है । 


प्रमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप श्ट्ः 


वातावरण प्रस्तुत किया है। इन वर्णनों में पात्रों के नाम के स्थान पर 
कवि प्रकृति-रूपों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के उममानों के 
प्रयोग से स्थितियों और भावों पर आध्यात्मिक प्रकाश आ जाता है| 

ऐसे प्रयोग सभी कवियों के काव्य में फेले हुए हैं। मानसरोवर-खंडः 

में जायसी पद्मावती के साथ सखियों की कह्पना एक बार “जनु 
फूलवारि सब चलि आई? के रूप में कर लेते हैं; और आगे चित्र को 

प्रकृति उपमानों के रूप में पूरा करके आध्यात्मिक वातावरण प्रस्तुत 
करते है--- | 

५क्रोई चंपा कोई कुंद सहेली । कोइ सुकेत करना रस जेली | 
कोई कूजा सद वर्ग चमेली | कोई कदम मुरस रस-बेली । 
' अली सवे मालति संग, फूली कंवल छुमोद। 
वेधि रहे गन गंधरब, बास परमदामोद ॥?४* 

इसी प्रकार की व्यंजना अन्यत्न सखियाँ पद्मावती को संबोधित 

करने म॑ सन्निद्दित करता हैं--हि पह्मनी तू केवल की कली हे; अत्र तो 
रात्रि व्यतीत हो गई प्रातः हुआ, तू अब भी अपनी पंखड़ियों को नहों 

खोलती जब सूच्य उदित हो गया है |? इस पर 'भानु का नाम सुनते 

ही कमल विकसित हो गया, भ्रमर ने फिर से मधुर गंध प्रहण की [१९२ 

आगे अन्योक्ति या समासोक्ति के द्वारा कवि प्रेम ओर आध्गत्मिक 
व्यंजना को एक साथ उपस्थित करता &--अ्रमर यदि कमल को 

प्राप्त करे, तो यह उसकी बढ़ी मानना और आशा है। श्रमर अपने 

' को उत्सग करता है, और कमल हँसकर सुगंध दान देना है !!५३ 

इसमें भ्रमर ओर कमल के आश्रय से एक ओर पद्मावती और रतनसेन 

का ओर दूसरी ओर साधक तथा उसकी प्रेमिका का उल्लेख है । 


अेशक्‍नक० 





५१ अ्था०; जावसा०४ पद०, ४ मानसरावर-खंड, दो० १ 
७५२ वहीं : वही, २४ गंघवसेन-मंत्री-खंड, दो० १२ 
५३ वही; वह्दी ३ २७ पदसावती-रतनसेन-भेट- खंड, दो १६ 


श्द२ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


इसी प्रकार के प्रयोग उसमान भी स्थान स्थान करते हँ---ससि समीप 
कुमुदिन मुंह खोला? या इसी खंड के आगे सखियों का फुलवारी के 
रूप में कवि वर्णन करता हे--- 

“खेलत सत्र निसरीं जेहि ओरी | होत बसंत आबव तेहि ओरी | 

मघुकर फिरहि पुहुप जनु फूले। देवता देखि रूप सब भूले [??४४ 
इसी प्रकार एक भाव-स्थिति का रूप प्रकृति उपमानों के आश्रय से 
उपस्थित किया गया है-- 

“मुनि के कॉल विकल होइ गई। मानहुँ साफ उदय ससि भई। 

मधुकर मंबे कंज व॑ रागा | कंजक मन सूरज सों लागा ।?५%५ 
इसमें प्रेम की व्यंजना के माध्यम से आध्यात्मिक सीमा का संकेत 
ह्दे। 

५ ८-प्रंमी कवियों की व्यापक प्रश्नत्ति है कि वे अपने आलं- 
कारिक प्रयोगों में प्रकृति उपमानों की योजना से प्रेम, सत्य आदि के 
आध्यात्मिक संकेत देते हैं। इनकी विस्तार में 
विवेचना करना न संभव है ओर न आवश्यक 
हो | इन उपमानों के माध्यम से रूपक, रूपकाति- 
शयोक्ति, उद्यज्ञा समासोक्ति तथा अ्रन्योक्ति आदि में प्रेम यौवन 
आदि की व्यंजना की गई है। जायसी प्रेम की तीव्रता का उल्लेख 
करते हँ-- 

“क्षरा सीस घर घरती, हिया सो पेम समुंद । 

'नेन कोड़िया होइ रहे, लेइ लेइ उठहि सो बुद ॥?%४ 
फिर अ्न्यत्र इसी प्रेम को सरोवर, कमल, सूव्य, आदि की कब्पना 
में व्यंजत करते हैं। इसमें लुप्तांपमा के द्वारा जो रूपकातिशयोक्ति 


प्रकृति उउ्मानों 
से व्य॑जना 


५४ चित्रा०; उत्त० ; चित्रावली-ज,गरण-खंड, दो० ११७ 
५५ वही; वही; २७ सोहित-खंड, दो० ३८६ ४ 
५६ ग्रथा०; जायसी; पद०, १६ राजा-पजपति-संबाद, दो० ४ 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप श्परे 


उपस्थित की गई है, उससे व्यंजना का सौन्दय्य बढ़ गया है ।५० 
प्रेम की आध्यात्मिक स्थिति, यौवन की विकलता को कवि ने समुद्र 
की गम्भीरता के माध्यम से व्यक्त किया हैं |** इस प्रकार की प्रेम 
ओर घिरह आदि संबन्धी व्यंजनाएँ लगभग सभी कवियों ने प्रकृति 
उपमानों के माध्यम से की है | उसमान प्रेम की व्याकुलता को सूर्य 
कमल ओर प्रमर के माध्यम से व्यक्त करते हैं--. 
“पोई सविता बाहर, रहेउ कॉल कुम्हिलाई। 
भोर भौंर तन प्रान भा, निकसे कहँ अकुलाइ ||” 
ओर विरह की व्यापकता को इस प्रकार व्यक्त करते है--- 
“बिरह समुद्र अथाह देखावा | ओधि तीर कहूँ दिष्टि न आवा । 
सुरति समिरन लहर लेई | बूड़त कोऊ न धीरज देई [१५५ 
नूर मं६म्मद ने कमल के प्रतीकाथ से स्वप्न में आध्यात्मिक प्रम की 
व्यंजना की है-- द 
“कमल एक लागा जल माहीं | आधा विकुसा आधा नाहीं। 
मघुकर एक आइ रस लीन्हा | ले रसवास गवन पुनि कीन्हा ।!६*९ 
इन कवियों के आलंकारिक प्रयोग कमल, सृख्य, श्रमर, चातक 
चकोर, चंद्रमा, सागर, सरोवर तथा आकाश आदि को लेकर व्यंजक 
हो उठते हैं। समासोक्ति के द्वारा नल दभन काव्य? में मिल्लन को व्यक्त 


५७ वही; वही; १६ मिंहलद्वीप-अणन-खंड, दो० २--- 
“गगन सरोवर ससि-कँतल, कुछुद-तराश्नद् पास । 
तू रवि उम्र; भार इंइ, पौन मिला लेश बास ॥7 
५८ वही; वही; १८ पदसावती-वियोग-खंड, दो० ६--- 
“प.रउ अथाह, धाय १ हों जोबन-उदधि गंभीर । 
तेदि चितवो चारिंदु दिसि, जो गई लावै तीर ॥।?? 
७५९ चित्र०; उस०४ ४० इंस-खंड, दो० ५४६ 
६० इन्द्रा०; नूर० ४ ५ फाग-खंड, दो० २१ 


स्द४ ' आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


किया गया है,--- 

“पैल्ला कंवल मधुकर कर जोरा | सेज सरोवर लीनन्‍्ड हिलोरा । 

भेवर समाइ कँवल मह रहे | केवल सो सिमिट भवर कह गहै |??६ ९ 

९ ६--साधना संबन्धी सत्यों के अतिरिक्त प्रेमी साधकों ने जीवन 
ओर जगत के सत्यों का उल्लेख भी इसी प्रकार प्रकृति उपमानों की 
योजना से किया है। इन्होंने साधना के माग 
की कठिनाइयों का जो वर्णन किया है; उसका 
उल्लेख अन्य प्रकरण में किया जायगा। यहाँ 
जीवन ओर सजन में दिखाई देनेवाली क्षणिका, परिबतनशीलता 
आदि को व्यक्त करनेवाले प्रयोगों को देखना है। प्रकृति संबन्धी इन 
दृष्टान्तों, रूपकों ओर समासोक्तियों में मी व्यंजना आध्यात्मिक जीवन 
[] प्रति ही की गई है | जीवन और उसके संबन्धों के विषय में उसमान 

हते हैं कहाँ के लोग और कहाँ के संबन्ध--जिस प्रकार दिन 

बीतने पर अंधेरा छा जाता है; पक्की बक्तों पर आकर बसेरा लेते हैं । 
फिर दिन हं:ने पर यूथ्य प्रकाशित होता है, नेत्र-कसल फिर विकसित 
हो जाते हैं। रवि के प्रसाद से माग सूक जाता है, रात्रि का अंधकार 
मिट जाता है ।--मपन्ञी ब्रत्न की डाल छोड़कर जहाँ से आए थे चले 
जाते हैं !१९ इसमें प्रकृति के दशन्त से परिवर्तन और ज्ञशिकता तथा 
परम-सत्य का संकेत क्रिया गया है । सांसारिक प्रम की ज्षणिकता की. 
ओर संकेत करता हुआ कवि लिखता है,-- 

“जा सो फूल न सो फुलबारी | दिष्टि परी सब वारी | 

ना वह भोर जाहि रंग राती | बिहरै लाग कोल की छाती ।??६३ 
पीछे कहा गया गया है कि नर मोहम्मद में उपदेशात्मक प्रवृत्ति 


जीवन और जयत्‌ 
का सत्य 


६१ नल॒०; ४० १७०१ ' 
६२ चित्रा ०; उस०; १४ उद्योप-खंड, दो० २१५ 
६१ वही; वही: २१ कुटीचर-खंड, दो० १४ 


प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप स्व 


अधिक है; इसी लिए साधना विषयक उपदशों में प्रकृति का आश्रय 
भी उन्होंने अधिक लिया है। प्रकृति के व्यापक विस्तार से कवि च्षणि- 
कता और परिवतन का स्वरूप उपस्थित करता है--ठिम मरमी हो, 
चिन्ता कुछ नहीं है | यह तो नियम है...अंत में रंगमय पुष्प कम्हला 
ही जाते हैं | फूल पहले दिन सुन्दर लगता है, दूसरे दिन उसका रंग 
फीका हो जाता है | पूर्ख चन्द्रमा जो इतना सुन्दर है--दिन दिन घटता 
है | हें समगे ! और सब द्रक्"ों की ओर देखो--पत्ते लगते हैं ओर 
भरते भी हैं, जो इच्त की शाखा हरी भरी है, उसमें पतमर होने वाला 
ही है ।!४४ प्रक्त के माध्यम से कवि ने सांसारिक यौवन की क्षणिकता 
का उल्लेख किया है | 'फुलवारी-खण्ड? में प्रकृति-व्यापारों के द्वारा 
कवि पात्र के मुख से व्यंजना कराता है--घधन्य है मधुकर ओर धन्य 
है पुष्प, जिस पर उसका मन भूला रहता है। संसार में भ्रमर ओर 
पुष्य का प्रेम सराहनीय है । श्रमर को पुष्प की चिन्ता हैं; ओर पुष्प 
अपनी गंध तथा अपने रस का समपण उसे करता है |?" यहाँ प्रेम की 
आध्यात्मिक स्थिरता का उल्लेख किया गया है | एक स्थल पर ज्ञणिक 
ओर नश्वर सृष्टि के माध्यम से सुष्ठा का संकेत भी दिया गया है । 
“यह जग है फुलवारी, माली सिरजन हार । 
एक एक सों सुन्दर, लावत ताहि मझ्कार ॥ 
जीरन यह जगती हम पाई | नितु एक आगे नितु एक जाई । 
केतिक बरन के फूलन फूले। केतिक की लालस मन मूल [??१९ 

इस प्रकार प्रकृति उपमानों का यह आलंकारिक प्रयोग साधना के 
माय को परिष्कृत ओर स्पष्ट करने के लिए हुआ है | 

६४ इन्द्रा०; नूर०:५ फग-खंड दो० १४ 

६५ वही; वह: ७ फुलवःरी-खंड, दोा० ५ 

६६ वहीं; वही: ७ फुलवारी-खंड, दों० २५ 


पंचम प्रकरण 
(आप 00५४ डक 
आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 
भक्ति भावना में उदूनि-रूप 
( --उगुणशात्मक भक्ति में ईश्वर की कब्पनापूण गुणों में की 

गई हैं ओर साथ ही अवतार के रूप भें ईश्वर का मानवीय व्यक्तीकरण 
हुआ है । रामानुज के विशिष्टाह्वत के अनुसार अश्म, 
जीव ओर प्रकृति तीनों सत्य हैं ओर अपनी सत्त । 
में अलग होकर भी ब्रह्म में जगत्‌ सन्निविष्ट है। ब्रह्म (विशेष्य) का 
जीव ओर जगत्‌ (विशेषणों) से अलग करके वर्णन नहीं किया जा 
सकता | ब्रह्म में समस्त सजन का अन्तर्भाव हो रहा है। ब्रह्म ही एक 
मात्र-तत्त्व है, पर वह ब्रह्म निगुण ओर निविशेष नहीं है। वह तो 
सविशेष अर्थात्‌ विशिष्ट है ।* उनके अनुसार ब्रह्म पूण व्यक्तित्व है 


रूपए थगें स्थ, ला 


१ इंडियन फिलासफी (भ्राग २) एस० राघकृष्णनू  नवम्‌ प्रकारण-«५दि 
थीड... व रामानुज--गॉड! ए० ६८३-६ 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप र्ट्७ 


ओर अन्य जीव अ्रपूण रूप से व्यक्ति है। व्यक्तित्व ग्रात्त होने से उसमें 
पूण गुणों की कल्पना भी सन्निहिंत है; जब कि जीव उन्हीं गुरों की 
पूणता प्राप्त करने में प्रयत्नशील है । वस्त॒ुतः जैसा तीसरे प्रकरण के 
प्रारम्भ में कहा गया है यह ब्रह्म के व्यक्तित्व के विकास का सामाजिक 
क्षेत्र है। इस व्यक्तित्व के सामाजिक गुणों शक्ति, ज्ञान और प्रेम के 
अतिरिक्त भगवान्‌ के व्यक्तित्व में अवतारबाद के साथ ही रूपात्मक 
गुणों की कल्पना भी सन्निहित है। जब ब्रह्म सगवान्‌ के रूप में साधना 
का आश्रय द्वोता है, उस समय साम्राजिक भावों के रूप में उस 
व्यक्तित्व से संबन्ध स्थापित किया जाती है| परन्तु इन भावों के लिए 
आलंबन का रूप भी आवश्यक है। ओर इस रूप की कल्पना प्रकृति 
के सोन्दय्यं के माध्यम से कवि करता है। प्रकृति के नाना रुपों से दी 
मानवीय सोन्दर्य-रूपों की स्थिति है; ओर रूप की सौन्दय्य योजना 
में भक्त कबि फिर इन्हीं रूपों का आश्रय लेता है ।* दाशनिक दृष्टि से 
प्रकृति ईश्वर का निवास स्थान या शरीर मानी गई है। सगुण भक्ति 
के दास्य-भाव और माधुय्य-भाव का आश्रय भगवान का जो व्यक्तित्व 
है, उसमें अपनी अपनी सीमाओं के अनुसार चरित्र और रूप का 
आश्रय लिया गया है। हिन्दी सरुगुण-भमक्त कवियों ने प्रेम-भक्ति का 
आश्रय लिया है ओर यही कारण है कि उनके काव्य में सगवान्‌ के 
रूप-सोन्दय्य की स्थापना प्रमुखतः मिलती है । 

(२--रूप-सौन्दर््य में प्रकृति-रूपों की योजना पर विचार करने 
के पूर्व, प्रकृतिवादी सोन्दय्योपासना और सुगुणवादी रुपोपासना के 
संबन्ध की समझ लेना आवश्यक है | हम कह आए. हैं, भारतीय 
भक्ति-युग के साहित्य में भगवान्‌ की प्रत्यक्ष भावना के कारण प्रकृति- 
वाद को स्थान नहीं मिल सका | वैदिक प्रकृतिवाद के बाद साहित्य 


२ प्रथम भाग के चतुर्थ प्रकरण मैं सीन्दर्य्यानुभूति और प्रकृति पर विचार 
किया गया है। 


र्द्८ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


में उसकी स्थापना नहीं हो सकी | परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि 
न प्रकृति का सौन्दय्य-भाव आध्यात्मिक साधना का 
डइतवाद संत“ शिष्य नहीं बन सका। आगे की विवेचना में हम 


लक देखेंगे, प्रकृति का राशि राशि विकीण सौन्दय्य भक्तों 
गुवा ५ 

उरजता। की भावना का आरुनबन हुआ है। पर यह समस्त 
ख्योपासना 


सौन्दय्य उनके आराध्य के रूप निर्माण को लेकर ही 
है | पीछे के प्रकरणों में प्रकृति की रूप-योजना का आध्यात्मिक रूप 
देखा गया हं। पर उन साधकों में अपने उपास्य के आकार का 
आग्रह नहीं था। इस कारण उनकी सोन्दय्य-योजना में प्रकृति का 
रूप अरूप तथा अ्रतिप्राइत की ओर अधिक झूका हुआ है। लेकिन 
सगुण भक्तों की रूप-साधना में प्रकृति के सोन्दय्यं का मूत रूप भी 
प्रत्यज्ञ होकर सामने आया है। फिर भी प्रकृतिवादी तथा वेष्णव 
सौन्दर्य्योपासना में एक प्रकार की श्रनुरूपता मिलती है, जो समानान्तवर 
होकर भी प्रतिकूल दिशा में चलती है। प्रद्धतिवादी कवि प्रकृति के 
फैले हुए सौन्दय्य के प्रति सचेष्ट ओर आकर्षित होकर उसकी 
क्रियाशोलता पर सुग्ध होता है। उसके माध्यम से किसी अज्ञात 
सत्ता की ओर वह अग्रसर दकर उसकी अनुभूति प्राप्त करता है। 
वेष्णव भक्त के लिए यही अज्ञात ज्ञात है, परिचित हे। उसका साक्षात्‌ 
उसे है। वह अपने आराध्य के व्यक्तित्॒व-आकार में जिस सोन्दय्य का 
अनन्त दर्शन पाता है उसमें प्रकृति का सारा सौन्दय्य अपने आप 
प्रत्यक्ष हो उठता है। रूप-सोन्दय्य की विवेचना में हम देखेंगे कि 
उसके विभिन्न रूप क्र तिदादी भावना के समान स्थिर, सचेतन और 
सप्राण, अनन्त ओर अलोकिक रूपों से संबन्धित हैं। प्रकृतिवादी दृष्टि 
की तुलना रूप-सोन्दय्य तक ही नहीं सीमित है, वरन्‌ प्रकृति-चित्रण 
में ग्रतित्रबित आह्यद ओर उल्लास की भावना में भी देखी 
जा सकती है। प्रकृतिवादी रहस्यवादीं प्रकृति के सचेतन-सप्राण 

सोन्दय्य में एक ऐसा सम प्राप्त करता है जो तक से परे होकर 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप २८६ 


आन्तरिक आनन्द का कारण बन जाता है 3 इसी के विपरीत वेष्णव 
भक्त-कवि अपने आराध्य की प्रत्यक्ष सोन्दय्य भावना से ऐसा सम 
स्थापित करता है कि उस ज्णश प्रकृति भी आनन्द भावना से उल्लसित 
हो उठती ह*। 

४ ३--सगुणात्मक भन्त्त रूप की साधना है, उसमें भगवान्‌ के 
व्यक्तित्व की स्थापता है| और व्यक्तित्त अपने मानवीय स्तर पर रूप 
को लेकर ही स्थिर ई | वेष्णव कवि अपने आराशध्य 
के व्यक्तित्व को स्थापित करके चल्लता है और इस 
व्यक्तित्व का आलंबन रूप ६, जो भावात्मक साधना 
में सोन्दय्य का ही श्रथ रखता है। इनमें दो प्रकार के भक्त व्यापक 
रूप से कहे जा सकते हैं। रूप-सौन्दब्य की भावना और स्थापना 
सभी कवियों मे पाई जाती ६ | परन्तु अपनी भक्ति के अनुरूप दात्य- 
भाव की साधना करने वाले कवियों ने रूप के साथ भगवान की शक्ति 
ओर उनके शील का समन्वब किया हे। ठलसी ओर सर के विनय के 
पदों से यह प्रत्यक्ष है। अपने आराध्य केंरूप के साथ, तुलसी के 
सामने उनका शील, उनकी शक्ति भी ई---संसार के भयानक सब 
को दूर करने वाले कृपालु भगवान्‌ राभचन्द्र को है मन भजन कर ! 
, वे कितने सुन्दर हैं, कमल के समान् लोचन हैँ, कमज्न के समान 
मुख है, द्वाथ भी कमल के समान हैं और उनके पैर मा लाल कमल 

३ इिन्दूं मित्टिलिज्ञा; भदेखूनाथ सर 5 र8३ अंक ० २-७ फ ज्ञ॒ श्र इमी- 
डियेट इक्सपी र+न्तं पू० ७--- 

“इस, प्रकृति का सत्र अध्याता-दृश्य (ए३७)) रदस्य:सक चेतना 
की रशा करता <-जों त..वो 5 चेतन, से ,भन्न ह। यह प्रकृ तेवादी रदस्यवद 
कह ज, सकता हे ओर दाव्य,त्मक सीन्द्रण्य तथः स.धुय्ये के सवान है । दृष्टा 
सचेतव सप्र.य॒ प्रकृति का सत्व के दर्पण के समान अतुभव करतः दें | प्रकृति 
जेतन-शक्ति से स्थान,न्तररेंत न होकर उती से आपूरित हो जाती है ।?५ 

१६ 


झा में जीप 
ण़ौर शज्क 





उकलकल तन्कक+-+.. >मम्वनकु 


२६० खाध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


के समान हैं। उस नील नीरद के समान शरीर वाले की शोभा तो 
अनेक कामदेवों से भों अधिक है| जानकीनाथ के शरीर पर पीतावर 
तो मानों विद्यति छुटा वाला है। ऐसे सौन्दय्य मूत्ति, रव्य-बंश में 
श्रेष्ठ, दानव दया देत्यों के वंश को नष्ठ करने वाले शक्तिमान को, 
है मन भज | ४ इस पद भे ठुलसी ने सौन्दर्य की कल्पनाके साथ 
शक्ति का समन्वय भी क्रिया है। विनय-पत्रिका? भे शाम के शीज् 
उनकी बाद । आदि का श्राधक उब्लेख हे; रूप तो करों कहीं कलक 
भर जाता द। इसी पक्रार सर के वितय संयन्धी पदों में भी रूप से 
अधिक भगवान्‌ की करुणा, उदारता, शक्ति ओर शील की बात कही 
गई है। सूर विनय के असंग में भगवान्‌ के चरित्र का ही उल्लेख 
करते हँ--.. 
“प्रभ्चु को देखो एक सुभाई | 

अति गंभीर उदार उदधि सरि ज्ञान शिरोमणि राई। 

तिनको सो अपने जनकों गुण मानत मेरे समान। 

बकुचि समुद्र गनत अपराधदिं बंद समान भगवान | 

बदन प्रसन्न कमल ज्यों सन्मुख देखत हों हो जसे |१५ 
इस पद में सूर अपने आराध्य के मुख-कमल के सोन्दय्य को 
प्रत्यक्ष सम्मुख देखते हुए भी उनके शोत् पर अधिक मभुग्ध हैं। इस 
प्रसंग में यदि रूप को कल्पना होती भी हे तो वह शक्ति और शील का 
स्मरण दिलाती ह--चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ । कमलदल 
के आकार वाले नेत्र हैं जिसके ऐसे सुन्दर श्याम, की त्रिभंगी सुन्दर 
छुवि प्रार्यों को प्यारी है। जिन कमल-चरणों ने इतनों को तारा है 
वे क्या सुरदास के त्रिविध ताप नहीं हरंगे ।!*६ परन्तु दास्व-भक्ति के 





४ विनय०; तुलसी : पद ४५ 
५ सूरसागर$ प्र ०, पद ८ 
४६ प्रसागरः प्र० सके, पद ३२६ 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप २६ १ 


अतिरिक्त भक्ति साधना के अन्य रूपों में भगवान के व्यक्तित्व में 
सौन्दय्य की योजना प्रमुख है । 

४--माधुय्येभाव के आलंबन रूप में भगवान्‌ की कत्यना 
सौन्दय्यमयी हना स्वाभाविक है। यद्द सौन्दय्य कब्पना प्रकृति में 
अपना रूप भरती है। प्रकृति के अनंत रंग-रूप, 
उसकी सहस्त सहस्थ स्थितियाँ उपमानों की आलं- 
कारिक योजना मे रूप को सौन्दर्य दान करती हैं। सौन्दय्य-चित्रश में 
प्रयु क उपमानों की विवेचना अलंकारों के अन्तगत की जा सकती है| 
परन्तु आध्यात्मिक सौन्दब्य की इस कह्पना भें सगवान्‌ का रूप केबल 
अलंकार का विपय न दोकर साथना का आलंबन है | भक्त कब अपने 
आराब्य के रूप को अनेक अवस्था, स्थिति तथा परिस्थितियों भ॑ रखकर 
देखता हैं श्रीर उस चिर नवीन रूप की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से 
करता है | वह उस सोन्दय्य को व्यक्त करके भी व्यक्त नहीं कर पाता 
झोर स्वयं मुग्व-मौन हो उठता है| मध्ययग के उत्तर रीति-काल मे 
पैन्दय्य कल्पना का आल्ंबन तो यही रद्दा, पर साधक का मुग्ध भाव 
नहीं मिलता | भक्त कवियों ने कृष्ण के रूप का वणन विभिन्न 
अवस्थाओं और स्थितियों में किया है । साथ ही उनके रूप-सौन्दय्य 
को विभिन्न छायातपों मे भी उपस्थित क्रिया गया है। सर रूप-सौन्दर््य 
के वबशुन में अद्वितीय हैं। एक ही स्थिति को अनेक प्रकाशों से 
उद्धासित करने की प्रतिभा सर में ही है। तुलसीदास ने 'गीतावली? 
में इसी शैली को एक सीमा तक अपनाया है। 

क--संतों और प्रमी-साधकों के विषय में कहा गया है कि उनके 
सामने जो रूप था उसमें आकार की सीमाए नहीं हैं। परन्तु भक्त 
कवियों के रूप में आकार सन्निहित है। उनके 
सामने सोन्दय्य की प्रत्यक्ष कल्पना हे जिसमें रूप 
के साथ आकार की सीमाएँ भी हैं। साथ ही यह 
भी समझ लेना आवश्यक है कि इस रूप में व्यक्तित्व का आरोप नहीं 


रूप-सौन्दय्य 


रूप में आकर 
और व्यक्तित्व 


श्६२ . आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


है और उसके आकार में सीमाओं का बन्धन भी नहीं है। सोन्दय्य 
की अनन्त और अलौकिक भावना में रूप खोकर श्ररूप हो जाता 
है और उसके सप्राश-सचेतन आकार में सीमा से असीस की ओर 
प्रसरित होकर मिट जाने का रुभावनाः बनी रहती है। सूरदास के 
लिए आराध्य के स्थिर-सोन्दय्य पर रुकना कठिन है, यहीं कारण है 
“कि उनके चित्रों में चेतन, अनन्त और अलोकिक सौन्दय्य की ओर 
क्रमशः बढ़ने की प्रवृत्ति है। सीमा के अनुसार भक्त कवियों की रूपो- 
पासना के विषय में यही कह जा सकता है | रीत काल के कवियों में 
वस्तु रूप त्थिर-सौन्दय्य को अलौकिक या चमत्कृत भावना में परिस- 
माप्त करने की प्रकृति पाई जाती है। साथ ही इस काल को अलो- 
किक भावना चमत्कार से संबन्धित है। तुलसी अवश्य अपने आराध्य 
के स्थिर-सीन्दय्य पर रुकते हैं, क्योंकि उन्हें रूपफार के साथ शील 
तथा शौय्य का समन्वय भी करना था। लेकिन इनके सौन्दय्य में मी 
अनन्त की भावना साथ चलती है | तुलसी ने राम-चरित-मानसः में 
राम के रूप ओर आकार के साथ व्यक्तित्व जोड़ने का प्रयास किया 
है | 'राम-चरित-मानसः प्रबन्ध काव्य है और नायक के रूप में राप्त के 
 रूपाकार में व्यक्तित्व का संकेत देना कवि के लए अवश्यक दो उठा 
है | फिर भी कवि ने इन वर्णुनों में अनन्त सौन्दर्य के संकेत सन्निद्वित 
कर दिए हैं | राम के नख-शिख का समस्त रुपाकार अपने व्यक्तित्व | 
के साथ भी सौन्दय्य को सीमाएँ नहीं दे सका “वह उसे पाने के 
प्रवास में अलोकिक और अनन्त होकर अरूप ही रहा । तुलसी प्रसिद्ध 
प्रकृति-ठपमानों में रस के रूप की कल्पना करतें हैं--- 
“काम कोटि छुत्रि स्थाम सरीरा | नील कंज बारिंद गंभीरा । 
अदंन चरन पंकज नख जोंती | कमल दल्षन्द्रि बेठे जनु मोती ||?” 
परन्तु इस सोन्दय्य के वर्णन में रंग-रूपों के आधार पर कुछ 
वत्र उपस्थित करने से अधिक कवि का ध्यान"कभी 'नृपुंर धुनि सुनि 
मुनि मन मोहा? कमी “बिप्र चरन देंखत मन. लोसा? और कमी अति 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप २६३ 


प्रिय मधुर तोतरे बोला? पर जाता है | कवि का मन आराध्य के रूप 
से ऐसा उद्धासित हो रहा है कि उसको मौन होना पड़ता है-- 

“रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेघा.। सो जानइ सपनेहूँ जेदि देखा ।!?* 
८ (५---नैष्णव भक्त-कवि अपने आराध्य के आकषक रूप-सौन्दर्य्य 
की स्थापना करता है, लेकिन उसके साथ ठद्दर नहीं पाता | प्रकृति- 
बादी साथक भी प्रकृति के रूपात्मक सौन्दय्य से 
आकर्षित होता है, परन्तु आगे अपनी चेतना के 
सम पर उसके सोन्दय्य को सबचेतनामय कर देता 
है | फिर भी व्यापक्र सोन्दय्य योजना में वस्तु-रूप के स्थिर खंड-चित्र 
आ जाते हैं और ये प्रकृति उपमानों की आलंकारिक योजना फर 
ही निभर है| बन्तुतः सोन्दय्य के प्रकृति संयनन्‍्धी स्थिर उपमानों को 
ये वैष्णब कवि अपनी साधना में इस प्रकार मिला चुके हैं कि उनके 
बिना एक पग आगे चलते ही नहीं । इन कवियों में ये उपमा और 
रूपक बिना प्रवास के आते जाते हैं ओर इनके प्रयोगों को हम रूढ़ि- 
रूप या फ़ार्मेल कह सकते हैं| लेकिन इन भक्तों के साथ ये सजीव हैं। 
इनकी रूप-साधना के साथ एकाकार होकर ये सजीव ही नहीं 
वरन अम्ृत-प्राण हा चुके हैं| वेष्णुव भक्त कवि कमल-मुख, कमल- 
नयन, कमल-पद सदज आव से कहता जाता है । परन्तु इन रूपक 
ओर उपमाओं के अतिरिक्त कवि कभी कभी स्थिति आदि को लेकर 
वस्तूत्प्रेत्ञा आदि के द्वारा स्थिर-सोन्दय्य की कब्पना कर लेता है । ये 
रूप की स्थितियाँ सारे भक्तिकाव्य में व्यापक रूप से फैली हैं और 


अव्वल ओनननभी ली निया “तिल ना. 


वस्तु-रूय स्थिर 
सौन्द्रय्यं 





७ रमचरितमानस; तुलसी: बाल०, दं/० १९९ । तुझसी के इन रूपन 
बरणनों में वर्णन-स्थिते का दृष्टिविन्दु विशेष महत्त रखता है। उन्होंने जिस 
दृष्टि से अथवा जिस वस्तु-स्थिति के अनुसार रास के रूप का वर्णन किया है, 
वहीं से उसको प्ररम्म मभीं किया दे (पुर-गमन, ब/० दो० २१९; उपवन-4 संग, 
बा० दो० २३३) 


२६४ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


इनमें अधिकांश अनन्त-सोन्दय्य की भावना में दूव में जाती हैं। सूर 
चित्र में वालकृष्ण की लट केन्द्र भ॑ हं-- 

“लूट लयकनि मंहन मिस थिंदुक तिलका भाज्ञ सुखकारी | 

मनहूँ कमल अलिशाबक पंगति उठति मधुप छुवि भारी | 
फिर केन्ध मे छोटे दाँतों की चमक आ जाती है-- 

“अल्प दसन कलबल करि वॉलनि विधि नं परत विश्चारी | 

निकसत ज्योति अधरनि के बिच हु विधु में वाजु उज्यारी |।११९ 
इसी प्रकार यमुना तट पर खड़े होकर व्रजनारियों के बविधह्र को 
देख रहे कृष्ण के सौन्दय्य के विषय में सूर कल्पना करते हैं--“मोर 
मुकुट को घारग किए हुए हैं; कानों में मंणि-कुंडत ओर वक्त पर 
कमलों-की माला सुशोभित है, ऐसे सुन्दर सलोने श्याम के शरीर पर 
नवीन बादलों के बीच भें वगलों की पंत्ति सुशोभित है। वक्षस्थल पर 
अनेक लाल पीले श्वेत रंग की वनमाला शंभमित है, लगता है मानों 
देवसरि के किनारे नाना रंग के तोते डर छोड़कर बैठे हैं। पीतांवर 
युक्त कटि पर इस प्रकार कुद्रघंटिका वज रही है, मानों स्वण-सरि के 
निकट सुन्दर मराल बोलते हैँ ।?* तुलसीदास गीतावली में राम के 
सौन्दर्य करी कल्पना इस प्रकार अधिक करते हैं, क्योंकि उनके राम 
में कृष्ण जैसी क्रीड़ात्मकता नहीं है। इस स्थिति में कृष्ण के सचेतन 
गतिशाल सौन्दय्य के समक्ष ठुलसी राम का ऐश्वयंशील सोन्दर्य्य 
उपस्थित कर सके हैं। इसका कारण है। तुलसी की दास्य-मक्ति 
ऐश्वय्य की रूप साधना है, जबकि दकृष्ण-भक्त ,कवियों की साधना में 
लीलामय सौन्दय्य का माहात्म्य. है । वुल़ती राम के रंग के विषय में 
प्रदृति-ठप्रणमों की योजना करते हैं-- कामदेव, मर की चन्द्रिकाओं 
की आमा के सौन्दय्य का भी राम के शरीर की ज्योति निरादर करती 

८ सूरसागर : दश० स्क०, पद्‌ १४० 

९५ वही० ४ दश० स्क०, पद १२९३ 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप २६५ 


ह->श्रोर नीलकमल, मणि, जलद इनकी उपमाएँ भी कुछ नहों हैं। 
रंग के बाद कबि मुख पर आता है--नौल कमल से नेन्रों के श्र, पर 
काजल का टीका सुशोमित्र है, सानों रसराज ने स्वयं चन्द्र-युख के 
अमत की रक्षा के लिए रक्षक रखा है, ऐसी शोमा के समुद्र राम लला 
हैं । इमके आगे के चित्र मे अ्रलकावली के सोन्दय्य को प्रस्तुत करने 
के लिए गम्योस्प्रत्ञा के द्वारा गतिशीलता का साब व्यक्त किया गया हैं--- 
गरुआरी अलकों में सुन्दर लटकन मस्तक पर, शोमित है, मानों तारा- 
गण चन्द्रमा से मिल्लने को अंधकार विदीणश करते हुए माग बनाकर 
चले हैं [९९ क्र्भा तुलसी रूप की एक स्थिति को उप्पेक्षा के माध्यम से 
चित्रित करते ह 

चाद चिब्रुक नासिका कर्पाल, साल तिलक, भ्कुटि ' 

सवन अधर सुन्दर. द्विज-छंत्रि अनूप न्यारी। 

मनहुँ असयन कल्न-कोस मंजल जगपाँति प्रसव । 

कुंदकली जुगल जगल परम सुश्रवारी ।7१* 
कहीं कहीं ऐश्वय के वन के अन्तगत रूप के स्थिर खण्ड-चित्र 
बहुत दूर तक आते गए. हैं। ओर सब मिलाकर चित्र एक व्यापक 
शील और सोन्दय्य का समन्वित भाव प्रदान करता है--माई सी 
जानकी के बर का रूप तो सुन्दर है। देखो | इनख्धनील मणि के समान 
सुन्दर शरीर की शोभा मनोज से भी अ्रधिक दे। चरण श्रदण है, 
अंगुलियाँ मनोहर हैं | द्युतिमय नखों में कुछ अधिक ही लालिमा है, 
मानों कमल पत्रों पर सुन्दर घेरा बनाकर मंगल नक्षन्न बैठे हैं।पीत 
जानु ओर सुन्दर वक्षु मणियों से युक्त हैं, पैरों भें नूपुरों को मुखरता 
, -सोहती है, मानों दो कमलों को देखकर पीले पराग से भरें हुए अलि- 
ग़य ललचा रहें हैं| स्वण-कमलों की कोमल किंकनी मरकत शैल के 


१० गीता; तुलसी $ बा०, पद ५५९ 
११ वही; वह 2 बा०, पद २२ 


श्ध्६द - आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


मध्य तक जाकर भयभीत हो भूक गई है ओर उससे लावण्य चारों 
ओर विकसित हो रहा है ।...विचित्र हेममय यशोपवीत और मुक्ता 
की वक्त-माल तो मुझे! बहुत माती है, मानो बिजली के मध्य में इन्द्र- 
धनुष और बलाकों की पक्ति आ गई है | शंख के समान कंठ है 
चिबुक ओर अधर सुन्दर हैं और दोॉततों की सुन्दरता को क्‍या कहा 
जाय, मानों वज्ध अपने साथ विद्यत ओर सूथ्य को आभा को लेकर 
पद्मकोष-में बसा है | नासिका सुन्दर है ओर केशों ने तो अनुपम शोभा 
धारण की है, मानों दोनों ओर प्रमरों से घिरकर कमल कछु हृदय से. . 
भयभीत हो उठा है !! * इस वस्तु-रूप की स्थिर कल्पना में, कवि ने 
प्रौद्दोक्ति के द्वारा जो प्रकृति-उपमानों की योजना की गई है वह स्वयं 
सोन्दय्य को अलोकिक की ओर ले जाती है | ओर यह राम के ऐश्वय 
सोन्दय्य के अनुरूप भी है। तुलसी के सौन्दय्य चित्र अधिकतर एसे 
. ही हैं ।" 3 कृष्ण-गीतावली में कृष्ण का रूप-बणन कम है पर जो 
जलित्र हैं उनमें ऐश्वय के स्थान प्र गतिशील चेतना अधिक है। तुलसी 
कृष्ण की उनींदी आँखों का चित्र उपस्थित करते हैं... - 
| आज उनींदे आए: मुरारि । 

आलसबंत सुभग लोचन सखि छिन मू दत छिन देत उघारि ॥ . 

मनहुँ इंदु पर खज्लरीट दोड़ कछुक अरुन विधि रखे सवारी | 
यहाँ तक वस्तप्प्रेत्ञा में स्थिर रूप की कल्पना है; पर आगे--- 

,, १२, वुद्दी; वही ४ बा० पद १०६ । 

१३ तुलसी के इस प्रकार के कुछ तित्र बालकाण्ड के अन्तिम पढों में 
' अधिक बिस्त॒त .हैं.] उत्तर-कास्ढ में भी इस प्रकार के पद हैं | पद २ (भोर जान 
की जीवन जागे) से आरम्भ होकर पद १६ (देखो रघुपति-छबि' अतुलित अति] 
तक इसी प्रकार सौन्दर्य के वंस्तु-रूप खंड-चित्र हैं। इनमें उपसानों की प्रौोक्ति 
संबन्धी योजना से ऐेश्वय्ये और शींज़युक्त रूप उपस्थित किया गया है जिसमें 
अलौविक भावना सी है। 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप २६७ 


“कुटिल अलक जनु मार फंद कर गहे सजग हो रहो सेभारी | 
मनहूँ उड़न चादत अति चंचल पल्षक पंख छिन देत पसारी |? १४ 
इस चित्र में स्फुरणशील गति का भाव सजन्निद्वित है। राम-भक्ति 
परम्परा में तुलसी के आगे कोई महत्वपर्ण कबि नहीं हुआ है और 
कृष्ण भक्त कवियों में सूर को छोड़कर श्रन्य किसी में सौन्दय्य . 
का अधिक व्यक्त आधार नहीं है | बाद के भक्त कवियों का सौन्दय्य 
मानवी रूप ओर उसके डंगार में ही अधिक व्यस्त रहा है। इनमें 
प्रकृति के माध्यम से सौन्दय्य की स्थापना जैसी व्यापक नहीं मिलती । 
आगे हम देखेंगे कि रीति परम्परा के कवियों ने बाद के भक्त कवियों 
की रूप ओर श्रृंगार की भावना को चमत्फृत रूप में ग्रहग किया है। 
/६--भक्त की सौन्दर्य सावना रूप, आकार और रंग श्रादि 
तक ही सीमित नहीं है| यह सोन्दस्य रूपमय होकर भी गतिमय तथा 
स्फुणशील दे | वस्तुरूप की ध्थिएा में सौन्दव्य 
सीमित दो जाता है श्रीर कम लगने लगता है | इसी 
कारण भक्तों के सोन्द्रय्य का श्रादश स्थिरता से गति 
की झोर है | यह गते चेतना का भाव है जिसे अधिकतर कवियों ने 
आम्योत्प्रेज्ञा के माध्यम से व्यक्त किया है। सर के लीलामय कृष्ण के 
रूप में यह अधिक व्यक्त हो सका है और सुर प्रद्धी-उपमानों की 
उद्घेज्नाओं स इसको प्रस्तुत करने मे प्रमुख हैं। प्रकृति के क्रिया व्यापार 
झोर उसकी गतिशील चेतना इस सौन्दय्य योजना का अ्राधार है | ४ 
प्रथम भाग में कह चुके हैं कि पक्वि मानव जीवन के समानान्त र ६ । ओर 
इसी आधार पर प्रकुवतिवादी कवि प्रकृति को रूपात्मक सोन्दय्य के साथ 
प्राण ओर सचेतन देखता है। तुलसी केराम लीलामय नहीं हैं, इसके 
परिणाम स्वरूप उनको अपने आराध्य के सोन्दय्य को सचेवन चित्रित 
करने का आग्रद नहीं है। परन्तु उनमें इन चित्रों का नितान्त अभाव 


तीस कनलतनम न -« ५ जनम न गन नाश गत न न 


सच्चेतन गति! 
सीन्द्य्श 





१४ क्ृ० गीता०; तुलसी ६ पद २१ 


द्र्क 


श्ध्द आध्यात्मिक साधना भ प्रकृति-रूप 


नहीं है---'शिशु स्वभाव से राम जब अपने हाथों से पैर को पकड़कर 
सह के निकट ले आते हैं, तो लगता है मानों दो सुन्दर सप शशि से 
कमलों में मुधा अहण करते हुए सुशोभित हैं। वे ऊपर खेलौना देख 
किलकी भरते हैं और बार वार हाथ फैलाते हैं मानों दोनों कमल चंद्रमा 
के भय से झःयंत दीन होकर सय्य से प्राथना करते हैं [??७ इन रूप 
चित्रों मे स्थिति के साथ गति की व्यंजना भी है। सर इस प्रकार की 
व्यंजना करने में अद्वितीय हैं। इन्होंने अपने लौलामय आराध्य के 
सोन्दय्य को इस प्रकार अधिक चित्रित किया हैँ, यर्द्याप उसमें अनन्त 


और अलोकिक होने की प्रशति है। कृष्ण की लीला में गतिमय चेतना 


का भाव छिपा हुआ है, उनका चित्र इसीसे स्फुरणशील हो जाता 
है | सुर की उबर कब्पना में कृष्ण का रूप-सोन्दय्य, चाहे बाल-कीड़ा 
के समय का हो, या गोपी-लीला के समय का हो, या गोचारण के 


' बाद का हो अथवा रास के समय का हो, प्रत्येक स्थिति में एक गति 


ओर क्रिया की भावना से युक्त हो जाता है। इस रूप की उद्धावना 
के लिए सर थ्रक्षति-उपमानों की योजना को स्वतश्सम्भावी अथवा 
प्रोढोक्ति संमव' आधार ग्रहण करते हैं ओर चित्र को गति तथा 
सप्राण सावना से सजीव कर देते हैं। अन्य इृष्णु-भक्त कवियों में 
यह कोशल कम है | बाद के कवियों में यत्र-तत्न सर का अनुकरण 


मित्र जाता है| गदाधर कट्पना करते है--- 
“मोहन बदन की शोभा | 


- जाहि निरवत उठत मन आनंद की गोभा | 

.. ओह सोहन कह्दा कहूँ छुबि भाल कुंकुंस बिंदु । 

. स्यथाम बादर रेख पय सानों अवहो उदयों इंदु । 
ललित लोल कपोल्ल कुंडल मानों मकराकार | 
युगल शशि सोंदामिनी मानों नाचत नठ चटसार |? ६ 


१५ ग्रीता०; तुलसी: ब[०, ५६ २० । तुलर्चीय दर के पद ११४३१ रुक ० दस 
१६ ब्रींतनर्ंमह ( भाग ३ उत्त० $ पू७ १९ 


५ 
श 





आई 


भक्ति भावना भे॑ प्रकृति-रूप २६६ 


इसमें वादर की रेखा पर उदित चन्द्रमा स्थिर-सोन्दस्य का रूप है 
ओर सौदामिनी की चटसार में शशि का नृत्य गतिशीलता का भाव 
दता ह। परन्तु सर में ऐसे चित्रों का व्यापक विस्तार है | वाजलील। 
के क्रीड्ीशील रूप चित्रण में अनेक सीन्दध्य चित्र हँ--नीलवरण 
कृष्ण को जब जननी पीले वच्र से अ्रच्छादित करती है तो एक अद्भुत . 
चित्र की कव्पना उठती है, मानों तड़ित आगने चंचल स्वभाव को 
छोड़कर नील बादलों पर नज्ञन्न माला की शोभा देखती है ।!** इस 
प्रकृति की भीढ़ोक्ति समव कब्यना में गतिमग्न सौन्दर्य का अद्भुत 
भाव हैं। कामदेयों के समू: की लाई हुई छुबि के माध्यम से 
कवि अली किक भावना का संकेत देता है| -- माई रीः सुन्दरता के 
सागर को मो देख॑' ! बुद्धि विवेक तो उसका पार दी नहीं पाता, और 
चतुर मन आकाश के समान पशस्त आश्चय्य-चक्रित फेंल जाता ई । 
वह शरीर अत्यंत गम्भार नील सागर है और कटठिपट, पीली उठगी 
हुई तरंगें हैं । वे जब इधर-उधर देखते हुए चलते हैंतो सौन्दय्य 
अधिक बढ़ जाता दै...समस्त अंग में भवर पड़ जाते ८ 

उसमें नेत्र दी मीन है, कुंडल ४ मकर ६ और सुन्दर भुजाएँ दी मुजंग 
हैं !१<५ इस रूपक में वस्तु-स्थितियों के द्वारा प्रकृति-रूप सौन्दर्य की 
गतिशील व्यंजना कवि करता है. सागर अपने सौन्दय्य-माव के साथ 
तरगित द्वो उठता है | सोन्दय्य॑ के इस रूप को जैसे कवि वार बार 
संबाधित कर उठता ह--दिखों, यह शीभा ती देखो | यह कुंडल 
केंसा भलक रहा है, देखो तो सद्दी | यह सौन्दर्य कोई नेत्रों से देखेगा 
केसे पलक तो लगती नहीं | सुन्दर सुन्दर कपोल और उसमे नेत्र हैं 
इस प्रफार चार कमल हैं| मानां सुख रूपी सुधा सराबर में मकर के 


१७ सूरस;०; दश० ४० १४३-'आँगन चलत घुद्धर्वन धय । 
१८ वहा; वही, पद ७२४ 


३०० आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


साथ मीन क्रीड़ा करती है | कुटिल अलक स्वभावतः इरि के मुख पर 
आ गई है, मानों कामदेव ने अपने फंदों से मीनों को भयभीत किया 
है ।?१९ सर फिर दूसरे कोण से कुंडल की शोभा की ओर संकेत कर 
उठते हैँ--देख ! लोल कुंडलों को तो देखो। सुन्दर कानों 
में पहन रखा है और कपोलोों प्रर उनको भल्क पड़ती है | मुख 
संडल रूपी सुधा-सरोवर को देखकर मन डूब गया--औौऔर यह मकर 


जल को भूकभोरता हुआ छिपता प्रकट होता है | यह मुख कमल का . 


विकासमान्‌ सौन्दय्य है जिसपर युवतियों के नेत्र अमर हैं ओर ये 
पलक प्रेम-लहर की तरंग हैं !!*९ यह समघ्त सोन्दय्य इस प्रकार 
व्यक्त दोता है कि अ्रपनी चंचलता में अधिक आकषक हो 
उठता है और देखनेवाले की पकड़ में भी नहीं आता |--चतुर 
नारियाँ उक्त सोन्दय्य को देखती हैं. मुख की शोभा में मन अटककर 
लटका हुआ हैं और हार नहीं मानता | श्याम शरौर की मेघमयी 
आमभा पर चद्विका भलकती है। जिसको वार-वार देखकर नयन 
थक्रित हो रहे हैं ओर स्थिर नहीं धोते | श्याम मरकत-मणि के बढ़े नग 
हैं और सखा नाचते हुए मोर हँ--इसे देखकर अत्यधिक आनन्द होता 
है | कोई कहता है सुरचा7 गगन में प्रकाशित हुआ है--इस सौन्दय्य 
को देखकर गोपियाँ कहीं हृषित और कहीं उदास हैं !!*१ इसमें 
“भलकते! नाचते! और 'प्रकाशितः आदि में गति का सौन्दय्य हैं। 
रास के प्रसंग में यह सौन्दय्य-चित्रण और भी प्रत्यक्ष हो उठता है--- 

“देखो माई रूप सरोवर साज्यो | ॥ 

' ब्रज बनिता बार बारि बृन्द में श्री त्रजराज बिराज्यों || 

१९ कीबे० (भ:० ३ उत्त०) १० १७--देखिरी देख कु'डल झलक 

२० कीतौ० (भाग ३ उत्त०); पू० १८-“देखिरी कु'डल लोल ७ 

२११५ वहा ४ एृ० १७-पमिरखत रूप नागरि सार । 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३०१ 


लोचन जलज मधुप अलकावली कुंडहल मीन सलोल | 
कुच चक्रवाल विलोकि वदन ब्रिघु बिहरि रहे अनमंल ॥ 
मुक्तामाल॒ बाल बग-पंगति करत कुलाइल कूल | 
सारस हंस मध्य शुक्र सेना बैजयंति समतूल | 
पुरइन कपिश निचोल विविध रंग विहंसत सचु उपजावे । 
सूरश्याम आानदकंद की शोभा कहते ने आबे ॥?९६ 
इस रास-लीला में कृष्ण का रूप-सोन्दर्य्य प्रक्नत के उपमानों से जैसे 
नृत्य कर उठा है। विभिन्न रंगों के छाया-प्रकाश के साथ पत्तियों के 
कोलाइल का आरोप सोन्दय्य की चेतना से सम उपस्थित करता है। 
यह स्फुरणशील चिरनवीन सोौन्दय्य भक्त की पकड़ के बाहर का है; 
आर इसीलिए सूर के शब्दों में 'कद्दत न आते! | उस आनन्दकंद के 
विविध बिलास को कोई कहदेगा भी केसे | 
६ ७--जब सोन्दय्य ठदररता नहीं, बह परिवर्तित होकर नवीन हो 
हो जाता है, उस समय उसमें सीमा से असीम की ओर ओर रूप से 
अरूप की ओर जाने की प्रवृति होती है| दूर के 
पिछले चित्रों में यह भावना हम देख चुके हैं | 
चित्रों मं गति का भाव असीम ओर अरूप की 
ओर ले जाता है | सूर के सामने आराष्य का रूप अत्यधिक प्रत्यक्ष 
है ओर उसको देखकर मत मुग्ध दा जाती है, बुद्धि स्ब्ध रद्द जाता 
है। इस प्रकार सूर के चेतनशील चितों में भी अनन्त की व्यंजना दे । 
तुलसी में लीलामय की भावना के साथ गति का रूप भी नहीं है। 
इन्दोंने राम के ऐश्वय्य रूप को ही असीम ओर अनन्त चित्रत किया 
है| इस अनन्त सौन्दय्य की कब्पना में पकृृति-उपमानों की साधारण 
सोन्दय्य-बोध की भावना कुंठित हो जाती है, उनकी योजनाओं में 
सन्निहित गतिशीतलता परिवतन के साथ जड़ित तथा स्थिर हो जाती 


अनन्त और शअ्र्स|म 
भौन्दर्य्य 





२१२ सुरस,०; दश०, ह६० डहइ८& 


३०२ ' आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


ह न्‍ 

है, परन्तु आराध्य का सोन्दय्ये उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करके 
भी न्विर नवीन है | प्रकृृतिवादी के सामने जब प्रकृति की सचेतन भावना 
के आगे उसका सौन्दर्य प्रदरित दो जाता है. उस समय यह सौन्दूद 
भाव इन्द्रियों की सीमा में अनन्त और श्रसीम हो उठता है। वैष्णव 
कवि की स्थिति भी ऐसी है, वह अपने आराब्य को रूप से अरूप और 
सीमा से असीम में देखता ह6। इस रूप को व्यक्त करने के लिए वह 
प्रकृति की उसी शसीम सौन्दय4 भावना को ग्रहण करता है । इस अ्मि- 
व्यक्ति में भक्त कवि आंगार, कामतरु कामदेव, ऋतुराज तथा नन्‍्दन वन 
आदि स्वर्गीय कल्पनाओं का आश्रय लेता है ओर आकपषणु के उल्लास 

'को मिला देता है। समस्त चित्र में रूप और गति के उपमानों का 
: योग तो रहता ही है | तुलसी 'राम की बाल-छुवि को वर्णन किस प्रकार 
करें | यह सौन्दय्य तो सभी भुखों को आत्मसात्‌ किए हुए; है और 
सहस्तों कामदेवों की शोभा को हरण करता है; श्ररुणता मानों 
तरणि को छोड़कर भगवान्‌ के चरणों में रहती है। रुनभुन करनेवाली 
किंकिणी और नूपर मन को हरते हैं । भूषणों से युक्त सुन्दर, श्यामल 
शिशु-इच्ष अद्भुत रूप से फला हुआ है। घुटुदओं से आँगन में चलने 
से हाथ का प्रतिचिंब इस प्रकार सुशोभित द्वोता है, मानों उस सोनदय्य॑ को 
पृथ्वी कमल-रूपी संपुरों में भर भर कर लेती है ।,*३ तुलसी के सामने . 
 ब्िड़खड़ाते, किलकारी मरते? राम के सोन्दर्य्य का क्रीड़ात्मक रूप है 
जो कवि की प्रोढ़ो'क-संसव उद्मत्ञाओं के अनन्त सौन्दय्मं भें खो 
जाता. है। आगे दूसरे चित्र में तुलसी के सामने--प्लत्नि के संग जाते 
हुए दोनों भाइयों का सौन्दय्य हे। तरुण तमाल ओर चम्पक की छुबि 
के समान तो कवि स्वन्ावतः कद्द जाते हैं; शरीर प्र भूषण ओर वस्त्र 
सुशोमित द्वो रहे हैं, सोन्दय्य जैसे उमंगित हो रहा है। शरीर में काम- 
देव ओर नेत्रों में कमल की शोभा आकर्षित कर रही है । पौछे धनुष, 


२३ गीता०; ठुलसों: बा०, पद ४७०. 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३०३ 


कर-कमलों में वराण श्रौर कि पर निपंग करे हैं; इस शोभा को देख 
कर समस्त विश्व की शोभा लघु लगती है | १५० इस सौन्दर्य के चित्र 
में प्रकृति के उपमानों के स्थान पर स्वयं सीन्दय्य और लावर्य उत्ल- 
सित हो उठा में जिसके समक्ष विश्व का पत्यक्ष-सोन्दय्य फीका है 
ऐसी स्थिति मे प्रक्ृति-रूग का प्रयोजन ही नहों रह जाता | तुलसी ने 
स्वर्गीय उतीकों के माध्यम से असीम की भावना प्रस्तुत की है---हे 
सी, गम जैक्ष्मण' जय दृष्टिपव पर आ जाते हैं. उस संप्व उस 
सोन्दय्य के संमत्त लगता ह जनकपुर में अनेक आत्म-विस्मत जनक दो 
गए. हैं। प्रथ्वीतल पर यह घनुप-बज्ञ ता आश्लय्य देनेवाला है, मानों 
सुन्दर शोनित देव-सभा में कामदेव का करामतद ही फलित दो उठा 
है १२० बह भावात्मक रूप अनन्त की थऔोर प्रसरित है। इसके आगे 
'एक चित्र भें एक सखी दूसरी सखी को जिस सौनदब्य की ओर आाक 
पिंत करती है वह नितान्त भाव रूप हँ--- 

“जेकु, सुमुखि चित लाइ चितो, री । 

राजकुँबर मुरी) रखिवे को रुचि सुबरंखचि सम कियो है किते री ॥| 

नख सिख सुन्दरता अवलोकत क्यो न परत सुख द्वोत जितौ, री | 

साँवर रूप-सुधा भीरबे कह नयन-कमल-कल-कलस रितो, री ।[*६ 
इसमें रूप की रेखाएं नहीं हैं, केवल रूप-सुधा! और नयन- 
कमल-कलस” का परमपतितरूपात्मकता सोन्दय्य-भाव की व्यंजना 
करती है| सूर में रूप से अनन्त की ओर बढ़ने की प्रव्रति उतनी नहीं 
है जितनी गतिशीलता को अनन्त की भावना भें परिसमातप्त करने की । 
साथ ही आगे हम देखेंगे कि सुर भें अलोकिक सोन्दय्य की कल्पना 
अधिक है । जहाँ सूर ने श्रनन्त सीौन्दय्य को व्यक्त किया हे, वहाँ भी 

२४ वहाँ; वहीं ४ बा०, पद ७५ 

२५ वहीं; वहीं ६ बा० पद ७४ 

२६ वही; वह्दी : बा० पद ७४ 


३०४ ग्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


प्रकृति-उपमानों के रूपात्मक चित्रों का आधार लिया है| सुर कहते 
हैं... शोभा कहने से कद्दी नहीं जाती; लोचनपुट अत्यन्त आदर से 
आचमन करते हैं पर मन रूप को पाता कहाँ है !? आगे रूपात्मक 
चित्र आते हैं--“जलयुक्त घनश्याम के समान सुन्दर शरीर पर विद्युत 
के समान वदच्र ओर वक्ष पर माला है। शरीर रूपी धातु शिखर पर 
शिखी-पक्त लगता है पुष्प ओर प्रवाल लगे हैं...कपोल पर कमल की 


किरण और नेच््‌ का सौन्दय्य क्वाता है कमलदल पर मीन हो |? फिर 


यही शोभा अनन्त सोन्दय्य म॑ इस प्रकार लीन हो जाती है--- 
प्रति प्रति अंग अंग कोटिक छुबि सुनि सखि परम प्रत्रीन | 

अधर मधुर मुसकानि मनोहर कोटि सदन मनहीन। 

सूरदात जहाँ दृष्टि परत है होत तद्ीं लवलीन |॥॥?*५ 
बस्तुतः इस अनन्त सोन्दय्य सें दृष्टि ठिकती नहीं, वह जहाँ को 
तहाँ लीन होकर आत्म-विस्मृत हों जाती है। यही इस सौन्दय्य का 
प्रभाव है ओर चरम भी 

ब--रूप से अरूप ओर सीसा से असीम के साथ भक्त कवि 
सोन्दय्य की अलौकिक कल्पना करता है | इस विषय में संतों के प्रसंग 
में पर्याप्त उच्लेख किया गया है | यहाँ इतना ही 
कहाँ जा सकता है कि रूप-सौन्दर्य्य की व्यंजना जब॑ 
आधार छोड़ना भी नहीं चाइती ओर साधारण 
प्रत्यक्ष के स्तर से अलग रइना चाहती है, तब वह अलोकिक कल्पना 


अलोकिक सौन्दर्य 
कल्पना 


का आशय लेती है। तुलसी को रूप का उतना माह नहीं है; इसी कारण 


उनकी सौन्दय्य भावना अनन्त में व्यंजित होती है, उसे अलौकिक 


का अधिक आश्रय नहीं लेना पड़ता, सूर ने अपने रूप-चित्रों को 


अलोकिक उद्धावना में अधिक प्रस्तुत किया है | इसमें रूप-व्यंजना 


. का माध्यम स्वीकार करने के साथ परम्परा का अंनुसर्श भी. समका 


००->' 





२७ सूरता०; दश०, पंदू ४२५ 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३०५ 


जा सकता है| इन अलौकिक खित्रों म॑ भी दो प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष हैं । 
एक में सोन्दय्य की रूप-भावना है और प्रकृति-उय्मानों द्वारा 
उल्लेख किया गया है। इसमें अधिकतर रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग 
किया जाता है जिसमें उपमेय अध्श्य रहता हे। केवल उपमानों से 
चित्र अलोकिक हो उठता है | सूर अलोकिक सौन्दय्य की ओर संकेत 
करते हैं---“उस सौन्दय्य को देखों, कसा अद्भुत है--एक कमल के 
मध्य में बीस चन्द्रमा का समूह दिखाई देता है; एक शुक है, मीन 
है और दो सुन्दर सूथ्य भी हैं !*८ इसी प्रकार दुसरे स्थल पर-- 

“नंद नंदन मुख देखो माई । 

अंग अंग छुंत्रि मनहु उये रवि शशि अरू समर लजाई। 

खंजन मनि कुरंग भंग वारिज पर अति रुचि पाई |?*५ 
आदि में. उपमानों की बिचित्र योजना अलोकिक सौन्दर्य की 
व्यंजना करती है । दूसरे प्रकार के चित्रों में रहस्य की भावना अलो 
किकता के साथ पाई जाती है। इसमें अ्रल्लोकिकता के आधार पर 
सौन्दय्य के विचित्र सामझस्पों का रूप आता है।एक सीमा तक 
. इनमें उल्लखवाँसियों का भाव मिलता है और यह सूर के समस्त इषट- 
कूठों के रूप-चित्रों के बारे में कदा जा सकता है। यह भाव विद्यापति 
के पदों में भी हे, इसमे यह प्राचीन परम्परा का अनुसरण लगता है | 
विचित्रता का आकषण इसका प्रमुख आधार है। जब सूर कहते 
हूं..." यह सोन्दय्य तो अनोखा बाग है। दी कमलों पर गज क्रीड़ा 
करता है और उस पर प्रेम पूर्वक सिंह विचरण' करता है; मिंट पर 
. सरोवर है, सरोवर के किनारे गिरिवर दे जिस पर कमल पुष्पित है। 
उसपर सुन्दर कपात बसे हैं और उनपर अमृत फल लगे हैं। फल पर 
पुष्प लगा है, पुष्य पर पत्ते लगे हैं और उसपर शुक्र, पिक, दिरन और 

२८ वही; वदी, ५० १३६--देखों सदी अद्सुत रूप अनूप । 

२९ वही; वही, पद ७१२ 

२७० 


३०७६ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


काग का. निवास है। चन्द्रमा पर घनुष ओर खंजन हैं ओर उन पर 
एक मणिधघर सप है। इस प्रकार सौन्दय्य की इस अलोकिक आमा 
में प्रत्येक. अंग की शोभा अलग अलग है, उपमाएँ क्‍या बराबरी कर 
सकेगी | इन अधरों के सौभाग्य से विष भी सुधारस हो जाता है [१३१ 
इस चित्र म॑ रूपकातिशयोक्ति के द्वारा वेचित्रय का भाव उत्पन्न किया 
गया है, जिसमें प्रकृति-रूपों की अर्भुत योजना हृदय को अलोकिक 
सोन्दय्य से भर देती है। इस प्रकार के अधिकांश रूप-चित्र नारी 
(राघा ) रीन्दय्य को लेकर हैं। 

९ ६---जिस प्रकार इन भक्त कवियों ने आशध्य के सौन्दय्य को 
विभिन्न प्रकृति-उपमानों की योजनाओं से चित्रित किया है; उसी' प्रकार 
इन्होंने युगल आराध्य के रूप-सौन्दय्य को प्रस्तुत 
किया है। जिन समस्त प्रकृति-रूपों का उपयोग 
पिछले चित्रों में किया गया है, उन सबका प्रयोग यगुल के सोन्द्य 
को व्य॑जित करने में हुआ है | यूर ने राधा-कृष्ण की युगुल-मूर्ति का 
चित्रण अ्रनेक प्रकार से किया है। इसका कारण है उनकी लीला- 
. भक्ति, जिसमें सगवान अपने भक्त के साथ निरन्तर लीला-मग्न हैं ।' 
तुलसी की भक्ति भावना में न लीला का माहात्म्य है झोर न युगुल . 
सौन्दय्य का | गीतावली में अवश्य राम ओर सीता के एक-दो चित्र 
है जिनमें स्थिर रूपमयता से अनन्त में पर्यवसित होने की भावना 
है।... राम और जानकी की जोड़ी सुशोभित है, छ्लुद्र बुद्धि में उपमा 
नहीं आती | नील कमल ओर सुन्दर मेथ के समान वर है. तथा ब्िद्यत 
आभावाली दुलहिन है। विवाह के समय वितान के नीचे सुशोभित हैं 
मानों कामदेव के सुन्दर मंडप में शोभा और #ंगार एक. साथ छुविमान्‌ 


घुगुल सौन्दर्य 


श्ण्प आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


'से सुन्दर यमुना-जल में श्यामा और श्याम विद्वार करते हैं। नील 
और पीत कमलों के ऊपर मानों प्रातःकालीन नीहार छाया है। श्री 
राधा अपने कर-कमलों से बार-बार जल छिड़कतीं हैं, लगता है मानों 
पवन के सं चरण से स्व्णलता का मकरन्द भरता है। और अतिसी 
पुष्प के समान श्याम शरीर पर वे बूदे एकान्त रूप से कलक उठती 
हैं, मानों सुन्दर सघन मेघ में प्रकाश-समूद बू दों के आकार में बिखर 
गया है। और जब राधा को कृष्ण दौड़ कर पकड़ लेते हैं, उस समय 
श्रृंगार ही मुग्ध हो. जाता है; मानों लालाभ जलद चन्द्रमा से मिलकर 
सुधाघर खबित करता है [!33 इसमें क्रीड़ात्मक युगुल्ञ का गतिशील 
सोन्दय्य है। आगे के चित्र में संयोग-मिलन की भावना को प्रकृति में 
प्रतिबिबित करके व्यज्ञित किया गया है-- 
“धकरशोरी अंग अंग भेंटी श्यामरहिं । ह 

कृष्ण तमाल तरल भुज शाखा लठकि मिली जैसे दामहिं। 

अचरज एक लतागिरि उपजै सोंउः दीने करुणामई | 

कछुक श्यामता साँवल गिरि की छायो कनक अगामदि [३४ 
. इस 'मिलन-सौंन्दय्य में अलौकिक व्यज्ञना और रहस्यात्मक 
भावना ढ्वोनों मिलती हैं। संयोग के एकान्त गोपनीय चित्र कूट के रूप 
में अलोंकिक के साथ रहस्यात्मक हो उठते हैं। इनके आधार में वही 
भावना काय करती है जिसका उल्लेख किया गया है ।१" थद्दों इस 
प्रकार समस्त सोन्दय्य सम्बन्धी. विवेचना में प्रकृतिं-ठपमानों की 
'ऑजना पर विचार किया गया है। और हम देखते हैं सोनन्‍्दय को रूप | 





भक्ति भावना में प्रकृति-रूप १०६, 


देने में प्रकृति-रूपों का महत्वपूर्ण योग है 

१०---वैष्णव भक्तों के बाद अन्य वैष्णव कवियों की सोन्दस्य 
योजना के विषय म॑ उल्लेख कर देना आवश्यक है | बस्तुतः भक्तों ने 
भारतीय रूप-सौन्दय्य बशुन की परम्परा को 
अपनी साधना में अपनाया है, जो आगे चल कर 
रीति-कालीन वैष्णव कवियों में रूढ़िगत हो गई है। 
इन कवियों में भक्तों के सोन्दय्य का अरूप और अ्रमीम भाव आराध्य के 
मानवी शरीर की सीमाओं में अधिक संकुचित होता गया है। दूर के 
बाद भक्त कवियों में क्रमश: सौन्दव्य की व्यक्ञना के स्थान पर उसका 
रूपाकर अधिक प्रत्यक्ष द्ोता गया है ओर शरीर के साथ अलंकारों 
का बशुन भी ग्धिक किया जाने लगा । आगे चलकर रीतिकाल में 
यह प्रत्रति अधिक बढ़ती गई है। इस काल का स्वतंत्र भक्त-कवि 

कृष्ण के श्याम शरीर, मोर मुकुट और मक्राकृत कुए्डलों पर अधिक 

आसक है; पर रीतिकालीन कत्रि आकार और श्ज्ञार को प्रस्तुत 
करने में चमत्कृत उक्तियों का आश्रय लेता है। मीरा कृष्ण के 
सौन्दय्य की व्यंजना नहीं करतीं। उनकी प्रेम-साधना अ्तिमानवी 
कृष्ण को स्वीकार करके चलती है, जिसमें मोर-मुकु्चारी इंयाम के 
रंग में वे तल्लीन और भाव-मग्न हैँ। इसी प्रकार आँगे के 
उन्मुक्त प्रेमी कवि रसखान के सामने प्रेमी का रूप है, पर उसके 
सौन्दय्य को अ्रभिव्यक्त करने के लिए उनको उपकरणों को जुटाने 
की आ्रावश्यकता नहीं हुई-- 

. “कल कानन कुंडल मोर पखा उर पै बनमाल बिराजति है । 
मुरली कर में अधरा मुसकानि तरंग मदह्दाछुबि छाजति है ॥ 
रसखान लखें तन पीत पटा दामिनि की दुति लाजति है। 
वह बासुरी की घुनि कान परें कलकानि हियो तजि भाजति है |”3५ 


भ्रन्‍्य वैष्णव कविय! 


३६ सुन्दरीतिलक; भा० हरिदर्चद ४ छूद ४०१ 


३१० आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


इसमें सौन्दय्य-मू्ति अपनी भाव-संगिमा में आक्षक हो उठी है। 
क--सूर के पूव होने पर भी विद्यापति भक्तों की परम्परा से 
अलग हैं| इन्होंने एकान्त प्रेम और योवन की भावन के साथ सौन्दय्य 
विद्यापति जैन्दर्य और यौवन से घनिष्ट है और विद्यापति 
में यौवन का सौन्दय्य अपने चरम पर है। विद्यापति का प्रेम सांसारिक 
सीमाओं से घिरा हुआ है ओर अपनी समस्त गम्भीरता और व्यापकता 
में वह लोकिक ही है | इसी के अनुसार इनका सोन्दय्य गतिमय और 


सस्‍्फुरणशील भावना से युक्त होकर भी अनन्त की ओर नहीं जाता। . 
भक्त सूर के चित्रों में यदि सोन्दय्य का अनन्त प्रसार है, तो विद्यापति . 


के रूप-चित्रों में खो जाने श्रोर विल्लीन हो जाने की भावना अधिक है । 


सूर के सोन्दय्य में आत्मतस्लीनता है ओर विद्यापति के सौन्दर्य में ... 
यौवन का उल्लास साथ ही विद्यापति में स्री-सोन्दय्य का आकर्षण 
अधिक हे-- नीले वस्र से शरीर छिपा हुआ है, लगता है घन के 


का चित्रण किया है। प्रम-भावना का संबन्ध 


3» हूँ. दर का रे > 
%& ३-4 य सनक ७ 3+पमआाथ “| -च- बडे > कऊ 


#2 कक / नष्ट 
"4: आए आओ आर + आओ 


अन्दर दामिनी की रेखा हो। ...... कामिनी ने अपना आधा मुख 
इँसकर दिखाया और आधा मुजा में छिपा रखा है, जान पड़ता है .! 
चन्द्रमा का कुछ भाग बादल से ढका है ओर कुंछ राहु द्वारा अस्त 
हे !!3५० फिर सौन्दर्य में #ंगारिक भावना की ग्रोपनीयता के कारण , 
रहस्यात्मक प्रवृत्ति भी मिलती है, जिसमें कवि रूपकातिशयोक्ति का / 


आश्रय लेता हे--- 
अभिनव एक कमल कुल सजनि दौना निमंक डार. 


छेंह्ोी' फूल ओनढि सुखायल सजनि रसमय फुलल नेवार [?*4 
ख-+सोन्द्य्य की इंसी पासिव-सावना ने भक्ति-साथना में प्रेम 


का अनन्त आश्रय और आलंबन- प्रस्तुत किया था | परून्हु धीरे-धीरे « 


3 20 





३७ विद्यापति-पदावल्ली ४ पर ५९ 
हैक वही: +$+पद्‌ २६, |. -* . -* 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३११ 


रीतिकाल् के कवियों में यह भावना शारीरिक रूप-वर्णन तक 

सीमित हो गई और इस काल भाव-मभंगिमाओं 
रीविकालीन कवि तथा विचित्र कल्पनाओं में से सोन्दय्य केवल 
संबन्धित रह गया। रीतिकाल के वेष्णव कवियों के सामने ओराध्य 
का रूप तो रहा है, पर उनकी सोन्दय्य-ब्यंजना कृत्रिम तथा श्र॒लंकृत 
ही गई है। उसमें प्रकृति-उपमानों का श्राश्नय कम लिया गया हैं, 
साथ ही उक्ति-वैचित्रय के निर्वाह का आग्रह बढ़ता गया है। रीति- 
कालीन सौन्दय्य-चित्रण की परम्परा को भक्तिकाल से अलग नहीं माना 
जा सकता। परपरा एक है, केवल व्यंजना में भेद है। केशब 
जैसे आचाय्य के सामने भी कृष्ण का रूप है, चाहे बह परम्परा से 
ही अधिक संबन्धित हो---“चपला ही पट हैं, मोरपत्षु का किरीट शोमित 
है, ऐसे कृष्ण इन्द्रधनुष की शोसा प्रास करते हैं। (इस वर्षाकाल्लीन 
गगन-चित्र के रूप में) कृष्ण वेशु बजाते, पद गाते, अपने सखा-रूपी 
भयूरों को नचाते हुए आते हं। अ्री, चातक के हृदय के ताप को 
बकानेवाते इस रूप को देख तो सेद्दी--घनश्वाम घने बादलों के 
रूप में वेशगु घारण किए. हुए वन से आ रहे हैं ।?३* इस में सपष्ठ 
ही एक ओर भाव-मंगिमा की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और 
दूसरी ओर उक्ति-निर्वाद पर कवि का विशेष ध्यान है | कभी कभी 
कंबि आलंकारिक प्रतिभा से सौन्दय्य की कल्पना करता है--पीत वरस्त 
आड़े हुए. श्याम ऐसे लगते हैं, मानो नौलमणि पवत पर प्रभात का 
आतप पड़ गया हो? और कभी अलंकार योजना के प्रयास में सौन्दय्य 
अलौकिक भी जान पड़ता है--- 

“लिखन बैठि जाकी सबिहि, गद्दि गद्धि गरब गरूर । 
भये न केते जगत के, ऋतुर चितेरे कूर ॥”४* 


सकल कर ममारियन म +-+०म ०५ पाप ्रपा4क_++बज+-१॥/५४५७५>नत्तामनगएन++:७+# *ब७० “५६५७ १७७ रन“ हवन ५०१०० 


३५९ रखसिक-प्रिया; केशव ७१ 
४० विद्दारी-सतसई ४ दो० २१, १६५ 


३१२ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


रीतिकाल में यही भावना बढ़ती गई है। मतिराम कृष्ण के सोन्दय्य 
को शंगारिक वर्णनों तथा अनुभावों में व्यक्त करते हैं-.. 

“पयोरपखा मतिराम किरीट में कण्ठ बनी वनमाल सोहाई | 

मोहन की सुसकानि मनोइर कुंडल डोलनि मे छवि छाई ॥ 

लोचन लोल विसाल' विल्लोकनि को न विल्लोंकि भयों बस आई । 

वा सुख की मधुराई कहा कहों मीठी लगे अंखियान लुनाई |!?४* 
इस चित्र में प्रकृति-उपमानों के माध्यम से सोन्दय्य व्यंजना के 
स्थान पर भाव भंगिमा के आकष ण की ओर अधिक स्थान है | इसका 
कारण भी प्रत्यक्ष है; इस काल में कृष्ण साधारण नायक के रूप में 
स्वीकार किए गए हैं| रीतिकालीन कवि कृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार 
अवश्य करता है, पर उनके रूप और चरित्र को साधारण नायक कें 
रूप में ही चित्रित करता है। साथ ही इन कवियों म॑ आलंकारिक 
प्रतत्ति के वढ़ जाने से सौन्दर्य्य को विचित्र रूप में अपनाने की भावना 
अधिक पाई जाती है। कवि के सामने सोन्दय्य की विचित्र कल्पना है 
ओर नायक-नायिका के प्रसंग को लेकर श्रृंगार के आलंबन रूप में 
नायिका का सोन्दय्य उसके लिए अधिक आकषक हो गया है |।४२ 
नारी सोन्दय्य॑ में हाव-साव के साथ वैचिन्र्य की भावना अधिक है, 
प्रकृति का आश्रय नहीं के बरावर रह गया है | 

५८ ७ ' 4 


४१ सुन्द०; भा० हरि० ; छंद ३५४ 

४२ इज़ारा; दाफिज़ खा; कृष्ण की छबि वर्णन के कवित्तों में इस 

प्रकार के उदाहरण अनेक दें । कृष्ण कवि इस अकार वर्णन करते हें-.... 

“मैं निरण्यों अजराज ललाचुति पुँज ह्विए द्वित साजि रहे हैं 
कृष्ण कहे इंगदीरघ देखि असात के पंकज लाजि रहे हैं । 
अंजुल कानन मेँ मकराकृत कुडल यों छबि छाजि रहे हैं । 
मानों मनोज घरयो दहिय में अरु द्वार निशान बिराजि रहे हैं |” 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३१३ 


हरे 


९१ १--वैष्णुव भक्तों ने समगवान्‌ को रूप ओर गुण की रेखाओं में 
वबॉबकर भी उसे अ्रद्वेत माना है ओर विराट रूप में उसे व्यापक असीम 
भी स्वीकार किया है। रामानुजाचाय्य ने विश्व 
को ब्रह्म-बिवर्त मानकर सत्य माना हैं; जब बहा 
सत्य है तो उसी का रूप विश्व-सजन भी सत्य है । 
इसी सत्य को लेकर भक्तों ने भगवान की व्यापक भावना के साथ विराट 
प्रकृति योजना उपस्थित की है। वब्लमाचाय के अनुसार लीला में 
प्रकृति का सत्‌ भगवान्‌ के सत्‌ का ही रूप है। इस अकार राम ओर 
कृष्ण दोनों ही भक्तों के सामने मगवान्‌ का पिराट रूप प्रत्यक्ष है जिससे 
प्रकृति का समस्त विध्तार समा जाता है । प्रकृतियादी प्रज्धति में एक 
विराट योजना पाकर किसी व्यापक अज्ञात सत्ता का आभास पाता है | 
परन्तु भक्त का भगवान अपनी विराट भावना में प्रत्यक्ष ई और प्रकृति 
उसी के प्रसार में लीन होती जान पड़ती है । ठुलसी ने राम के विराट 
स्वरूप का संकेत कई स्थांनों पर किया है। काकमुशुदि गसड़ से 
कहते हैं--.हे पक्षिराज, उस उदर में मैंने सदख सइख ब्रह्मांडों के समूड 
देखे | वदाँ अनेक लोकों की सजना चल रही थी मिनकी रचना एक 
से एक विचित्र जान पड़ती थी। करोड़ों शंकर ओर गणेश बहाँ विद्य- 
मान ये; वहाँ असंख्य तारागण, रवि ओर चन्द्रमा थे और असंख्य 
लोकपाल यम तथा काल थे | असंख्यों विशाल भू-मंडल ओर परत 
थे और अपार वन, सर, सरि आदि थे। इस प्रकार वहाँ नाना 
प्रकार से सृष्टि का विस्तार हो रहा था [४७3 इसी प्रकार भगवान के 
विराट रूप की व्यासि कोशल्या के सामने भी है-- 


विराग्-रूप की 
योजना 


“देखराबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड | 
रोम रोम पग्रतिं लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड || 


४३ रामचरितमानस; तुलसी ४ उत्त० दो० 5० 


३१४ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । वहु गिरि सरित सिंधु मदद कानन । 
काल कम गुन _ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ ||?” 
समान रूप से सर में भी भगवान्‌ कृष्ण के विराट रूप की योजना 
प्रकृति में प्रतिघटित की गई है| इस विराट रूप में लगता है प्रकृति का 
नित्य ब्रह्म-मावना के साथ हो जाता है। कथानक के प्रसंग में यह 
चित्रण आध्यात्मिक छायातप का काय्य करता हैं। मारो को प्रसंग 
में बड़ी ही स्वाभाविक स्थिति में विराट की यह भावना--- 

“वदन उघारि देखायो त्रियुवन बन घन नदी सुमेर। 

नभ शशि राव मुख भीतर है सब सागर धरनी फेर ||[?४८ 
आकर जननी को आश्चय्य-चकित कर देती है ओर उससे मीठी 
ऐ 7? कुछ भी कहते नहीं बनती। सूर इस प्रसंग में कई पदों में 
विभिन्न भाव-म्थितियों के साथ इस भावना को उपध्थित करते हैं ओर 
ग्रंत में स्वयं कह उ85ते हैं-- 

“देखो र यशुमति वीरानी. | 

जानत नाएहि जगतगुरु माधों यदि आये आपदा निशानी । 

अखिल त्रह्मँड उदर गति जागी ज्यंतति जल थलहिं समानी [??४६ 


इस प्रकार भगवान्‌ के विराट-स्वरूप में प्रकृति-सजना समिट जाती 
है ओर यह प्रकृति में व्यापक ब्ह्म-मावना का अध्यन्तरित रूप है। 


ह १५--भक्त कवियों ने अपने आराध्य के सम्पक में प्रकृति को 
आदश रूप में उपस्थित किया है। जब प्रकृति भगवान के सम्पक में 


चाल िजििलीणी+भ-+नाककललन >िन5 अनननयन | जरा: 


४४ बृद्दी; वद्दी ४ बा०, दों० २०१-२ 

४५ सूरता०; दश०, ४० १६५०-खिलत श्याम पारि के बाइर-- 

४६ वही; वही, ५० १६६--+मो देखत यशुमति तेरे ढोटी अबद्दी 
मारी खाई ९ में भो यही भावना है। 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३३१५ 


आती है या उनके सामने होती है, उस समय उसमें परिवतन और 
चछणिकता के लिये स्थान नहीं रह जाता | इस 
सीमा मे प्रकृति चाहे राम के निवास-झस्थल के 
रूप में हा अथवा राम-राज्य सें स्थित हो; उसमें 
चिरन्तन सौन्दय्य ओर सजीबता पाई जाती है। कृष्ण की लौला-स्थली 
गोकुल हो या इन्दावन, सत्र प्रकृति में चिर वसंत की भावना रहती 
है। यह प्रकृति का आदश रूप सभी भक्त कवियों में मिलता है। 
परन्तु तुलसी के राम आदश हँ ओर इनके श्रनुतसार प्रकृति लीलामय 
की क्रीड़ास्थली नहीं है। इस कारण इनके प्रकृति-रूणं भ॑ अधिकतर 
आदर्श भावना मिलती है। इनमे उब्लास सांवमयी प्रह्ति के स्थल 
कम हैं| तुलसी भे॑ आदश प्रकृति के स्थल बन-प्रसंग में तथा राम- 
राज्य के प्रसंग में मिलते हैं। वाह्मी कि ने वन-प्रसंग दे अनेक प्रकृति 
स्थलों को सुन्दर रूप से चित्रित किया है । परन्तु तुलसी के सामने राम 
के लेकर ही सब कुछ है. यदि प्रक्ृति द तो वह नी राम को लेकर 
ही। उससे यथातथ्य चित्रण सत्य नहों, भगवान्‌ के साथ वह चिर- 
नवौन ओर चिरन्तन है--वह वन-पथ और पबत-मा्ग धन्य है जहाँ 
प्रभु ने चरण रखे हैं। बन में विचरण करनेवाले विद्ग ओर सृग 
धन्य हैं जिन्होंने प्रभु के सोन्दय्य को देखा है आगे यह वर्णन इस 
प्रकार है--“जब से राम इस वन में आकर रहे हैं, तभी से वन-प्रकृति 
आनन्दम्दी हो गई है । नाना प्रकार के वृच्ध फलने फूलने लगे; सुन्दर 
बोलियों के वितान आच्छादित हो गए; सभी वृक्ष कामतरु हो गए; 
मानों देववन छोड़कर चले आए हैं | सुन्दर श्रमरावलियाँ गुंजार 
करती हैं ओर सुखद चिविध समीर चलता है। नीलकंठ तथा अन्य 
मधुर स्वर वाले शुक, चातक, चकोर आदि भाँति-भाँति के पक्षी कानों 
को सुख देते हैं |?४० इसी प्रकार राम के माग में प्रकृति चिरंतन आदश 


प्रकृति का 
आदश रूप 


४७ रामच०; तुलसी ४ अयोौ०, दो० १३६-७ 


३१६ आव्यात्मिक साधना में प्रकृृति-रूप 


भय 


भावना के साथ बिखर्री है--- 
राम सैत् प्रन देखन जाहों। जह सुख सकल सकहा दुख नाहीं । 
झरना झरदि सुधासस बारी। तिविध तापहर त्रिविध बंयारी। 
बिव्प बेलि तृन अगनित जाती | फूल प्रसून' पल्लव वहु मसाँती। 
सुन्दर सिल्ा सुखद तरु छाद्दों | जाइ वरनि वन छुवि केहि पाहीं । 
सरनि सरोर्द जल विहग, कूजत शुजत #ुंग। 
बैर ब्िगत विहरत बिपिन, मूंग विहंग बहुरंग [|??4 
इस चित्र में आदशश-भावना के साथ भगवात्र्‌ के सामीष्य का सुख 
भी मिल्ला हुआ है | गीतावली में चित्रकूट-नणस के प्रसंग में एक चित्र 
इस आदश से भी युक्त हें | परन्तु प्रकृति की यह निरन्तरता, 
चिरनवीनता ओर आदश कल्पना राम के व्यक्तित्व से ही संवन्धित है । 
राम के अयोध्या लोट आने पर, राम-राज्य के अन्तगत प्रकृति में 
यही आदश-कट्यना सन्निहित ह--बन में सदा हो बृच्ष फूलते फलते हैं 
एक साथ हाथी और तिंद र४ते है | खग-मृगों ने स्वाभाविक अपना दष- 
भाव भुला दिया है, सबमे परस्पर प्रति बढ गई है। नाना भाँति के पत्ती 
कूजते हैं झ्र अनेक प्रकार के प्चु आनन्द-पूत्रक वन में विचरण 
करते हैं। शीतल सुगन्धित पवन मन्दगति से प्रवाहित होता है। 


न 


््ज्नन तन वे कैननत जे जे शम«»ः५+०-बर.. मर केक थी. के -#ममाननना.. 


४८ वही; वही ४ वही, दो० २४९ 

४९ गीता०; तुलसी $ श्रयो ०, पद ४४०--- 

“चित्रकूट अति विचित्र , खुंदर बन महि पवित्र । 
पावनि पय सरित सकल, मसल निर्वैदिनी ।। 
.सघुकर पिक बरहिं मुखर, सुंदर गिरि निक र भए 
जलकन घन छाँद, छुन प्रभा 'ज्ञ भान की। 
सव ऋतु ऋतुपति प्रभाउ, संतत्‌॒ बहें त्रिबिध बाड़ । 
जनु विदर-बाटदिका नूप पंच बान कोी।।” 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३१७ 


श्रमर गुझ्जारता हुआ मकरंद लेकर उड़ता & |१५९ इस आदश 
रूप से राम-राज्य की व्यवस्था का भाव भींछिपा है। प्रकृति मगवान्‌ 
के सामने अपनी चिरंतना में मग्न ढे, साथ ही राम-राज्य के आदश 
के समानान्तर भी दिखाई देता हैं | 'गीशवली? के उत्तरकांड में इस 
प्रकार का प्रकृति-रझूप आया है | तुलसी सक्ति को राम से अधिक 
महल देते हैं। इस के अनुसार काकभुशडि के आश्रम का प्रकृति- 
बातावरण भक्त के धन्ाव स दंदा और माया की नश्वरता से मुक्त 
हे 

“सीनल अमल मधुर जल नलज विपुल बहरंग | 

कूजन कलरव हस गन गुख्जत मंजल भंग ।|!?४*१ 
यह आश्रय अपनी स्थिरता में जिरंतन और अपने सौन्दय्य मे 
चिरनवीन है | 

क--ष्ण-भक्त कवियों ने भी भगवान्‌ के संसग में प्रकृति को 

ग्रादश रूप में उपस्थित किया है। परन्तु इनमें लीला की भावना 
प्रमुख है ओर इसलिए इनके काव्य में प्रकृति लीला 
की प्रष्ठ-भूमि के रूप में प्रभावित, मुग्ध था उब्ला- 
सित्र हो उठती है। इन सभी कवियों ने वृन्दावन, यमुना, गोकुल 
आदि की आादश कृब्यन। को ह।येस्‍्थल छृध्णु की नित्य लीला से 
संबन्धित होने के कारण चिरंतन अ्रकृति के रूप हैं| सर आदश इन्दावन 
की कल्पना करते हँ---- 

“८वृन्दावन निजधाम इृपा करि तहाँ दिखायो 

सब [दन जहाँ वसंत कब्प बृक्षन सों छायो || 

कुंज अद्मुत रमणीय तहाँ बेलि सुभग रहीं छाइ 

गिरि गोबधन घाठुमय करना भरत सुभाइ॥ 


कृष्ण-क्राव्य में 





(4 


»० रामच०; तुलसी : उत्त०, दं।० २३ 
५१ वही; वही : वही, दा।० ४६ 


रे आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


कालिदी जल अगशत प्रफुल्लित कमन सुद्दाई | 
नगन जटेत दोठः कुल हस सारम तह छाई || 
हऋइव श्याम क्रिशोंर तहाँ लिए गोपिका साथ | 
निरखि सो छुवि श्रुति थकित सु तव बोले बदुनाथ ॥४४+ 
यही बन्दायन ॥ जसम ऋण को नित्य-लडा होता € आर जहाँ 
भक्त भगवान्‌ की लीजा में आनम्द लेते हैं। परमॉजन्द सी इसी बृन्दा- 
बन में वि साम्दगर्यी प्रकृति की आदश कस्पना करते ६--- जिसका 
मंजल यवाद € और अवगाइ्न सुखद है, ऐसी यमुना सुशोभित हैं 
इसमें श्याथ लद्र चंचल होकर भकलकतों ह ओर मंदवामु से प्रवाहित 
होती है। जिस कुमद और कमलों का विकास हो रहा है. दसों 
दिशाए सुबातित हो रही हैं। प्रमर गुज्लार करते हैं और #स तथा 
कोक का शब्द छुन्दायमान दो रहा £ ।...ऐसे यमुना के तठ पर रहने 
की कामना कौन नहीं करता [७3 बह बमुजा का तठ साधारण नहीं 
है; यद अपनी कथना में आ ्यात्मिक लीला-मूमि है। आगे परमानन्द 
वृन्दावन की आदश 'उद्धावगा करते ह---बन प्रफुल्लित हे--यमुना 
की तरगों में अनेक रंग भूलकते है। सघन सुगन्धित दृश्य अत्यंत 
प्रसन्न करनेवाला सुद्दावना है। चिंतामणि और सुबर्ण से जटित मूमि 
जसकी छाब् अद्भुत है | भ्ूमती हुई लता से शीतल मंद सुगन्धित पवन 
आती है। सारस हंस, शुक ओर चकोर चित्रमय नृत्य करते हैं ओर 
मोर, कपोत, कोकिल्न सुन्दर मधुर गान करते हैं। युगल रसिक के श्रेष्ठ 
विद्र की स्पली अपार छुव्रिवाली इन्दा-मूति मन-भावनी हे, उसकी 
जय हो १४ गोपिन्ददास युगल-आराध्य की लीला-भूमि को चिर-वसंत 
की भावना से युक्त करके चित्रित करते हर 
५२३ सुरसा०; दश०, १० ४६२ 
५३ कीते० (भाग ३ उत्त०) ६ पू० ८-+भमति मंडल अउप्रवाह! 
५४ बही (वही) ३ पृ० ८०. प्रफुछिलित दन विविध रंगे 


भक्ति भावना भें प्रकृति-रूप झ्श६ 


ललित गति विज्ञास हास दंपति श्रति मन हलास | 
विगल्ित कच-मुमन-बास रुफुरित-कुसुम-निकर तेसीहे शरद्रेन भूनाई । 
नव-निकुञ भ्रमरगज्ञ कोकिला-कल-कूजित-पुञ्च सीतलसुगंध मंद वहत 
पत्रन सुखदाई |??५७ 
यह प्रकृति का आदश चित्र लीला की प्रृष्ठ-भूमि है और आध्यात्मिक 
बातावरण मे युक्त है। इसी प्रकार रास के अवसर पर यमुना-पुलिन का 
चित्र कृष्णदास के सामने हे--यमुना-पुलिन के मध्य में रास रचा हुआ 
: है; जल की शीतलता के साथ सन्‍्द मलय पवन यवाद्ित हो रहा है;पुष्पों 
के समूह फूल रहे हैं| शरद की चाँदनी फेली है; प्रमरावली जैसे चरणों 
की बन्दना कर रही है...इप्ण की गयंदगति मानों शरद-चन्द्र के लिए 
फंदा है ५६४ यहाँ अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के साथ थ्रकृति में 
ख्रादश कल्पना है। यह समस्त प्रक्धति का रूप बथाथ से भिन्न होकर 
ग्लोकिक नहां है| इनमें यथाथ की चिरनबीन ओर अनश्वर स्थिति 
को आदश के रूप में स्वीकार क्रिया गया है। छृष्ण-भक्तों ने इस रूप 
को रूप-रंग आदि की गम्भीर प्रभावशीलता के साथ व्यक्त किया है; 
जब कि तुलसी के आर्दश में नियमन की भावना सन्निहित है । 
$ १३--टम कद चुके हैँ कि सशुश-भक्तों के लिए प्रकृति की 
लाथंकता और, उसका अस्तित्व भगवान की कस्पना को लेकर है । 
भगवान्‌ धराघाम पर लोला यथा चरित्र करने 
अवतरित हुए हँ--श्रोर प्रकृति उनसे प्रभाव प्रहणु 
करती रहती है। भगवान्‌ के सामने प्रकृति कि 
प्रकार गतिमान्‌ ओर क्रियाशील है, इसी और भक्तों का ध्यान जाता 
है | प्रकृतिवादी कवि अपने समक्ष प्रकृति में सहानुभूति ओर सचेतना 
का प्रसार पाकर उल्लसित या मुग्ध-मोन हो जाता है। वस्तुतः यह 


प्रभावात्मक 
क्रोड़ाशील प्रकृति 


५५ वही (वही) ४पृ७ ३०२ 
५६ वहीं (वही) ४१३०१ 


२० आध्यात्मिक साधना भे प्रकृति-रुप 


नया 


उसी की अन्तः चेतना का बाहब प्रतिबिंब आवब है जो प्रक्धात से 
तादाह्म्व करता जान पड़ता है ) इसी प्रकार की भावना दूसरे प्रकार 
से सगुण-मक्तों के प्रकृति-रूपों म॑ मिलती है| प्रकुूतिवादी के लिए 
आल्ंवन प्रकृति है ओर तादात्म्य की भाव-स्थिति कवि की आत्म- 
चेतना है। परन्तु यहाँ भगवान के आलंबन रूप के साथ प्रकृति 
सहरी मात्र है। इस कारण प्रकृति का रूप सगवान की भावना 
से प्रभावित होता है ओर उसी से तादात्म्य स्थापित करता है | इस 
स्थिति में प्रकृति की सारी प्रभावशीलता, मुग्घता ओर उच्लास भगवान्‌ 
' के सामीप्य को लेकर है| प्रकृति का स्थान गौण होने के कारण उसका 
चित्र प्रमुख भी नहीं होने पाया है | इस प्रसंग में यह भी स्पष्ट कर 
देना आवश्यक हे कि तुलसी की भक्ति-भावना में लीला के स्थान पर 
चरित्र का महत्त्व है' | इस प्रकार तुलसी के प्रक्नति-रूपों में उल्लास की 
भावना या मुग्धघता का भाव नहीं मिलता जो कृष्ण के लीज्ञामय रूप 
से मँवन्धित है| तुलसी में मगवान के ऐश्वय्य से प्रभावित और क्रियाँ- 
शील प्रद्वति का रूप अवश्य मिलता है ओर यह उनकी चरित्र-साधना 
के अनुरूप भी है । क्‍ 
क--राम-सक्ति और कृष्ण-भक्ति दोनों हो परम्पराओं में प्रकृति 
प्रभाव ग्रहण करती हुईं उपस्थित हुईं है । बार-बार आकाश से पुष्प- 
वर्षा दोती है; आकाश में देव विमानों पर आ 
जाते हैं; गन्बव गान करने लगते हैं | ये सब अ्रति 
प्राकृतिक रूप हैं जिनसे भगवान्‌ का ऐड्वय्य प्रदर्शित होता है | तुलसी 
ने चित्रकूठ में प्रकृति को राम के संकेत पर क्रियाशील उपस्थित किया 
है, जिसमें ऐश्वय्य की भावना व्यंजित होती है |--विपुल और 
विचित्र पशु-पक्षचिझ्लों का समाज राम की प्रजा है।...अनेक पशु 
आपस से वैर छोड़कर चरते हैं, मानों राम की चतुरंगनी सेना ही हो। 
भरना भरते हैं और मत्त हाथी गरजते हैं, ऐसा लगता है विविध 
निशान बजते हैं | चक्रवाक, चकोर, चातक, शुक ,पिक के समूह कूजन 


ऐश्वय्य का प्रभाव 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३२२१ 


करते हैं: मराल भी प्रसन्न मन है | श्रमर समूह गान कर रहे हैं ओर 
मोर नाचते हैं | श्र मानों सुराज का मंगल चारों ओर फेना हुआ 
है !९७ यह वर्णता आदर्श रूप के समान है, पर इसमें व्यंजना राम 
के ऐश्बय्य के प्रभाव की ध्वतित द्वोती है। इसी प्रकार एक प्रकृति का 
चित्र गीतावली में भी है; उसमें भगवान्‌ के अपीम ऐश्वय्य का प्रभाव 
प्रकृति पर प्र>चपिंत्रिद हो रहा हैं-- 
“आइ रहे जब ते दंउ भाई | 

उक ठेड इरित मए जल-पलझह नित नूतन राजोव सुहाई। 

फूलत फलत पब्लवत पलुद्दत विटप बेलि अमिमत सुखदाई । 

सरित सरनि सरसतीरुह-संकुल् सदन सँवारि रमा जनु छाई | 

कूजत विहंग मंजु गुंगर अलि जात पथिक जनु लेत बुलाई ।?५८ 
जहाँ तक प्रकृति का भगवान्‌ के प्रभाव से आनन्‍्दोलित हा उठने का 
प्रश्न है, तुलती में ऐसे स्थल कम हैं। घनुप-मंग होने के समय अवश्य 
एक वार विश्व-सजन जैसे अस्थिर हो उठता है और इसी प्रकार जब 
राम सिन्घु पर क्रुद्ध होकर वाणु संधानते हैं, उस समश्र समुद्र का 
अस्तित्व स्थिर हो जाता है| भगवान्‌ राम का ऐेश्इ््य-ह: में जमी 
कुछ आक्रोश हांता है तुज्ञ़नी की प्रक्चति भयभीत और आंदोलित हो 
, डठती है-- 
“जब रघुबीर पवाना कानन्‍्दों। 
छुनित सिंधु डगमगत महीघर सजि सारंग कर लीन्‍न्हों। 
सुनि कठोर टंक्रोर घोर अति चॉंके ब्िधि त्रिपुरारि। 
पवन पशु पावक पतंग स्ति दुरि गए थके विमान [?+ 
इसी प्रकार प्रकृति भगवान्‌ के इंगित पर चलती है और यह भक्त | 


“७ रामच०३ तुनसी ४ अयोा० द।० २३६ 
५८ गांता०; वही ४ अ्यो० पद ४६ 
५९ वही; वही; सुन्द०, पद २५ 

२१ 


३२२ आध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


की अपनी दृष्टि है। 

ख--सूर तथा अन्य कृष्ण-भक्तों ने भी भगवान्‌ के प्रभाव में 
प्रकृति को क्रियार्शील दिखाया है। ऐसे स्थलों पर वह क्रृष्ण की शक्ति 
से संचरिट लगती है था उससे ग्ररित जान पड़ती 
ह। अगले प्रकृति के मुग्ध या उब्लसित रूपों पर 
भी भगवान का किली न किसी प्रकार का प्रभाव है। परन्तु यहाँ 
प्रभाव से हमारा! अ्रथ है, प्रकृति का भगवान्‌ की शक्ति से प्ररित तथा 
क्रिया्शल होना | वाल-रूप कृष्ण अँगृठा मुंद्द में डालते है और-.. 
“सिंधु उछुछने लगा, कमठ अकुलाकर कॉपने लगा। हरि के पाँव 
पीते हो, शेप अपने सह्सों फर्ना से डोलने लगा। वर वृक्ष बढ़ने लगा; 
देवता अकुल् हो उठे, आकाश भ॑ घोर उत्पात होने लगा--महाप्रलय 
के मेघ जहाँ तहां आधात करदे गरज उठे [१९ इसी प्रकार की एक 
स्थित्रि परमानंददास ने उपस्थित की है। वसुदेव क्ृष्णु को लेकर भादों 
की अबेरी राय में गोकुल जा रहे हैं ओर प्रकृति भगवान्‌ की प्रेरणा से 
संचलित होती ह-- 

“शझाठ भादों की अधियारी | 

गरजत गगन दामिनी कोंधति गोंकल चले मुरारी। 

शेप सह फन बू द निवारत सेत छुत्र सिर तान्‍्यों | 

वसुदेव अंक मध्य जगर्जावन कहा करेयो पान्यों। 

यमुना थाह भई तिहि ओसर आवत जात न जान्यो |!?९ 
इन प्रकृति-रूपों के अतिरिक्त कृष्ण कंस के भेजे हुए जिन दत्यों 
से ब्रज की रक्षा करते हैं वे प्रकृति संवन्धी प्रकोपों में प्रकट होते हैं। 
ओर उनको विध्वस्त करने में लगवान की शक्ति का परिचय मिलता 
है। यह तो पहले ही संकेत किया गया है कि भगवान्‌ की लीलाओं 


नीली ललिता. अजओआन- 


लीला वी ग्ररणा 


६० सूरसा०; दश०; १० १३६---चरण गहे श्रेगृठा मुख मेलत !” 
६१ क्रीते० (साग ३ उत्त०) $ पू० ९१ 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३२३ 


पर आकाश के देवता तथा अन्य प्रकृति से संबन्धित पात्र जय जय॑कार 
करने लगते हैं । 

५ १४--हम जिस प्रकृति-रूप का उल्लेख करने जा रहें हैं, उसके 
आधार में आ्रावाय्य वल्लभ की लीला-मावना है | बब्लभ के अनुसार 
चित और आनन्द से अलग भक्ति सत्‌ मात्र है। 
परन्तु जिस प्रकार जीब भगवान्‌ की लीला में भाग 
लेकर आनन्द प्राप्त करता है; उसी प्रकार प्रकृति 
इस लीला की स्थली होकर आनन्द को अपने में प्रतित्िवत कर लेती 
है। यही कारण है, जब प्रद्धति कृष्ण की रास-लीला या बंशी-ध्वनि 
के सम्पक में आती हे, उस समय वह मौन-मुग्ध हों उठती है। यह 
मुग्घा हुवक मौन ही नो हो जाती, बरन्‌ स्वयं में आनन्दत्रद 
आकर्षण वत जाती है | आगे चलकर यह आनन्द की भावना उल्लास 
के रूप में परक्भडति में प्रतिघटित होती है | पहल्ते प्रकृति के उसी रूप पर 
विचार करना है जो मुग्ध होकर मीन हो उठता है । तुलसी में यह 
रूप लीला से संबन्धित न होकर रूप-तोन्दय्य से संबन्धित है-- वन 
में मृगया खेलते हुए राम सुशाभितर हैं, वह छुबि वर्णन करते नहीं 
बनती | मूंग और म्गी इत शाल्ोकिक रूपक को देखकर, न तो 
'हिलते हैं और न भागते हैं। उनको बह रूप पंचशायक धारण क्रिए' 
हुए कामदेव लगता है ९६ भात्रानू की लीला के सम पर 
प्रकृति का रूप कृष्णु-मक्त कवियों में हों झा सका है। यहाँ फिर 
प्रकृतिवादी दृष्टि से एक बार सामअ्ञस्य स्थावित किया जा सकता 
है। प्रदृतिवादी अपनी साधना मे प्रकृति के माध्यम से एक ऐसा 
सम प्राप्त करता है कि उस लाव-ध्थिति मे प्रक्षति तादात्म्य 
स्थापित करती हुई सुग्ध लगती है और आगे चल कर साधक के 
आनन्द का'प्रतिविव अहण कर उच्जसित भी होती है। परन्तु भक्त 


लीला के समक्ष 
प्रकृति 


६? कवितावब्ी; तुत़्सी ; भ्रयो०, छंद २७ 


३२४ ग्रध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप 


के सामने आराध्य का लीलामय रूप है, उससे बह अपने मन का सम 
हू ढता चलता है | लीला के इसी सम पर उसकी प्रक्ृृति मुग्ध-मोन है 
ओर आनन्द भावना में उल्लसित भी। प्रज्धति के इस रूप को दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता है, यद्यपि इन रूपों में एक दूसरे 
का अन्तर्भाव है। कुछ स्थलों पर प्रकृति कृष्ण की वंशी के 
प्रभाव से मुग्ध है और कहीं रास के समज्ष मोन-चकित है। इसके 
अतिरिक्त प्रकृति कभी वंशी के प्रभाव से और कभी राठ की क्रीड़ा से 
उल्लसित जान पड़ती है | इस प्रकृति-रूप पर आनन्द का प्रतिजिंव 
माना जा सकता है। 

क--कृष्श-सक्त कवियों के लिए बंशी भगवान्‌ की आकरषण- 
शक्ति का प्रतीक रही है, उसी से समस्त सजन भगवान्‌ की लीला की 
ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि वंशी 
की ध्वनि के प्रभाव में प्रकृति स्तब्ध है | सूर ऋहते 
हें-- मेरे श्याम ने जब मुरली अधरों पर रख ली, उसकी ध्वनि 
सुन कर सिद्धों की समाधि हूट गई। सुन कर देव-विमान थकित हो 
गए, देव नारियों स्तब्ध चित्र-लिखित रह गई । ग्रह-नक्षत्र रासमय 
हो उठे...इसी ध्वनि में बंधे हुए हैं। आनन्द उमंग में प्रथ्वी और 
समुद्र के पवत चल्लायमान्‌ हो गए। विश्व की गति विपरीत हो 
गई, वेरु की गति-कल्पना से झरना भरने लगे, गंधव सुन्दर 
गान से मुग्ध हो गए.। सुन कर पक्षी ओर मूंग मोन हो गए। फल 


स्तब्य ओर मो :-मुख्ध 


ओर तृण खाना भूल गए |... ...हुम ओर वल्सरियाँ चंचल द्वो गई 
ओर उनमें किसलय प्रकठ हो गए। बन्त पत्तों में चंचल हैं, मानों 
निकट आने को अकुलाते हैं |... ...सन कर चंचल पवन थकित रह 


गया ओर नदी का प्रवाह रुक कर स्थिर हो गया |!*$ सूर के इस 
भ्रकृति-रूप में मुग्ध तथा स्तब्ध रह जाने का साव अधिक व्यक्त होता 








६६ सृरसा० ; दश०, ९० २३५---मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी |! 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३२५ 


है, फिर भी इसमें उल्लास का भाव निहित है। रास के अवसर पर 
मुरली का प्रभाव अधिक व्यापक ओर मुग्घकारी है; साथ ही आह्ाद 
की भावना भी मिली हुई है-- 

मुरली एुनद अच्ल थके | 

थके चर जल मरत पाहइन त्रिफल ब्रन्नन फले | 

पथ सबत गोधननि थनते प्रेम पुल्नक्रित गात | 

भरे द्रुम अंकुरित पल्लव विदप चंचल पात | 

सुनत खग मृग मौन साथ्यां चित्त को अनुद्यारि ६४ 
वस्तुत; प्रकृति की यह स्ब्ध-मोन स्थिति भी उल्लास की अतिशय 
भावना को लेकर ४ ; केबल उल्लासमब ग्रह्मति-रूपों में प्रकृति की 
सप्राणवा और ग़तिशीलता अधिक प्रत्यक्ष हो उठती है । यही कारण 
है कि प्रकृति के इन मुग्ध चित्रों मं उल्लास का भाव मिल्ल गया है। 
कृष्णुदास रास के अवसर पर वंशी-ध्वनि के प्रभाव का उल्लेख 
करते हैं-- आज नंदनंदन गोबधन धारण करने वाले कृष्ण ने यमुना 
के पुलिन पर अधरों पर बंशा रखी--जिसको सुन कर देवांगनाएँ 
अपना घर छोड़ कर आकाश से फूल वरसाने लगीं; इस ध्यनि को 
सुन कर बछढ़े, पक्षी ओर झूग सनी ध्यान-मग्न हो गए: सभी द्वुम- 
 बेलियाँ प्रफुल्लित है! गई... ,..कमल-बदन को देख कर सहध्खों 
कामदेव मोहित छो गए. [११५ इस चऋ्वेत्र भें मुग्ध-माव ॥ अन्यगंत हीं 
प्रझ्ठति की तीन स्थितियों का समन्वध हे-यद्टादि मतब्ध हैं उच्जासित 
हूं ओर भ्रमित भी है। व्तिहरिवंश भी इसी प्रकार के प्रदृति-रूप 
की ओर संकेत करते ईँ--- 

'मोहनी सदन गोपाल लाल की बॉसुर्री | 


&« वह्ढी; वही प० ४४१ 
६५ क्रीत ० (भाग १ उत्त०) $ पू० ३०१---आज नदनंदन गोविंद 
गिरिवर धरन! 


३२६ आध्यात्मिक साधना भे प्रऊ ति-रूप 


मधुर श्रवण पु सुनत स्वर राधिके करत | 
रतिराज के ताप को नाश रो। 
शरद राका रजनी विपिन बृन्दा शरद अनिल | 
तन मंद अलि शीतल सुबासी। 
सुभग पावन पुलिन भंग सेवत नलिन कल्पतरु | 
रुचिर बलवीर इृतरास री |?३६ 
नंददास ने रास पंचाध्यायी? में प्रकृति का रूप इसी प्रकार 
' चित्रित किया है; साथ ही कुछ स्थलों पर रास के प्रसंग में उल्लास 
की भावना भी व्यक्त हुई है। रास की शोभा को देख कर प्रकृति 
मुग्धघ हो उठती है--मोहन ने अद्खृुत रास को रचना को, संग में 
राधा ओर चारों ओर गोपियाँ हैं--एक हो वार मुरली के सुधामय स्वर 
से देवता मोहित हो गए: जल-पल के जीव भी मुग्ध हो गए. समीर 
भी थकित हो गया. ओर यमुना उलदी प्रवाहित होने लगी 
श्याम इस प्रकार निशा में विहार करते हैं 7३० 
ख--मुग्घता का यही भाव उल्लास में मुखरित ओर गतिशील 
हो जाता हैं। वंशी-व्वनि से, रास-लीला के समक्ष अथवा अन्य 
लीज्ञाओं के अवसर पर प्रकृति भगवान्‌ के आनन्द 
का भतित्रिंव ग्रहण करती हुई उल्न्सित ढो जाती 
है। प्रकृतिवादी अपने मन क ही आनबन्‍्दो्लाइ 
को प्रकृति के गतिमय सोन्दय्य के मोध्यम से व्यक्त करता है। क्षेकिन 
भक्ति-सावना भ॑ प्रकृति का उल्लास भगवान्‌ के आनन्द-रूप का प्रभाव 
है |. तुलसी के सामने भगवान का लीलामय रूप नहीं है, इस कारण 
उनमें यह रूप नहाँ मिलता | परन्तु भगवान्‌ के ऐश्वय्यं से उल्लास 
ग्रइण करती प्रकृति का रूप कहीं-कहीं मिल जाता है । 'गीतावलीः? 
में राम को पथिक मेष में--- 
६६ वही $ ए० ३२४ 
६७ रास पंचाध्यायी; नंददास ६ प्र० स्क॑० 


आननन्‍्दोत्लास मेँ 
मुखरित 


भक्ति भावना में प्रकृति-रूप ३२७ 


“देख राम पथिक नाचत मुदित मोर । 

मानत मनहूँ सतड़ित ललित घन धनु सुरधनु गरजनि टंकोर | 

कंपे कलाप वर बरहि फिराबत गावत कल कोकिल किसोर ॥ 

जहँ जहाँ प्रभु बिचरन तह तहँ सुख दंडक बन कोतुक न थोर | 

सघन छोॉह तम-रुचिर रजनी प्रम बदन-चंद चितवत चकोर । 

तुलसी मुनि खग मृगन सराहत भए हैं सुकृत सब इन्ह की ओर ||??६६ 

इस प्रकृति म॑ उल्लास की भावना भगवान के रूप ओर सामीप्य 
से संबन्धित है। परन्तु कृष्णु-काज्य से प्रकृति का रूप सगवान्‌ की 
लीला से तादात्म्य स्थापित करता है। बंशॉ-वादन ओर रास-लीला 
के प्रसंग में प्रकृति के भ्रधिकांश चित्रों में मुग्ध भाव के साथ उच्लास 
भी सन्निहित ह। शितिहरिबंश रास के प्रसंग में प्रकृति का उच्लेख 
करते हें यब्ुना के तट पर आज़ गांपाल रखमब रास-क्रीड़ा करते 
हैं। शरद-चन्द्र आकाश में सुशोनित हो गया है, चंप्रक, वकुल् 
मालती के पुष्य मुकुलित हो रहे हैं आर उन पर प्रसन्न श्रमरों की 
भीड़ है । इन्द्र पसन्न हाकर निशान वजाते हैं जिसकों सुनकर मुनियों 
का भी चच्य छूटता है। मस्नमना श्यामा मन की पीड़ा को हरती 
है १९ यहां प्रति की क्रियाशीलता में उन्लास की व्यज्ना हुई है । 
गदाघर भी इसो प्रकार के प्रज्ञात रूप का संकेत देते हँ--आज 
मोहन ने रास-मंइली रची है । पूर्ण चन्द्र उदितव है, भिर्मल् निशा है 
आर यमुना का सुन्दर किनारा है। पत्रन के संचरण से द्रुम पंखे के 
समान जान पड़ने हें... ...कुंद, मंदार ओर कमल के मकरन्द से 
श्राचछ्ा दित कु त-पत्रों में प्रमर सनन्‍्दर गुंजार करते हैं [!९९ इन परसंगों 
के अतिरिक्त बंत, फाग और हिंडोला आदि लीलाशों मे भी प्रह्नति 


मम अमन नअन७+ ना नम ७. ५७ -+--+ल-+ “+#ल-त 


। ४ 


द५ गींता०; तुलसी ४ अर० पद १ 
३६९ कऋत ० (भाग १)६ ४० ३०७ 
७० वही; ए० ३२४--आज मोहन रची रासम॑डली ।* 


श्स्प आध्यात्मिक साधना मे प्रकृति-रूप 


भावमग्न चित्रित की गईं हैं | परन्तु ऊपर के दोनों प्रसंग आध्यात्मिक 
भावना से अधिक संवन्धित हैं ओर उनमें लीलामय भगवान के सम्पके 
में प्रकृति के सत्‌ को चिदानन्दः की ओर आकर्षित होते दिखाया गया 
हैं। वर्सत आदि के प्रसंगों म॑ ६क्षति का उल्लास उद्दीपन भावना से 
प्रभाविद है श्र इन पर प्रचलित परम्पराओं का अधिक प्रभाव है | 
इनमें प्रकृति का प्रयोग भक्तों की मनःस्थिति में भगवान की श्वृंगार- 
लीला के लिए. अकृति उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत प्रयुक्त हुई है। 
नंददास वसंत % उद्लास का रूप उपस्थित करते है-- 

“चल बन देख सयानी यमुना तठ ठाढी छैल गुमानी | 

फूले कदम्ब गहर पल्लास द्वुम त्रिविध पवन-सुखकारी ॥ 

बहुरंग कुसुम पराग बहक रह्नो अलि लपेट गुंजत सृदुवानी | 

करि कपोत कोकिला ध्वनि सुनि ऋतु वसनन्‍्त लह्ठदकानी ||?7७१ 
यहाँ प्रकृति की मावात्मकता अन्य भाव-स्थिति को लेकर है, इसलिए 
इन रूपों की विवेचना उद्दीपन-विभाव में प्रकृति? नामक प्रकरण में 
की जायगी | फिर भी भगवान की श्रज्ञार-लीला में यह प्रकृति-रूप 
आध्यात्मिक भावना को उद्दीम्त करने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । 

२८  >९ ५८ 

इस समस्त विवेचना के पश्चात्‌ हम देखते हैं कि मध्ययुग की , 
झ्राध्यात्मिक साधना भे प्रकृृति-रूपों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया 
गया है। इन रूपों में प्रकृति प्रमुख नहों है अर्थात्‌ वह आलंवन 
प्रमुखतः नहीं हे | फिर भी रूपों में अ्रनेकता ओर विविधता है ओर 
व्यापक दृष्टि से भगवान के माध्यम से प्रकृति को महत्त्वपूर्ण स्थान भी 
मिला है | साथ ही इन कवियों तथा प्रकृतिवादियों के प्रकृति-रूपों में 
एक प्रकार की समानान्तरता भी देखी जा सकती. है । 


फफ 





७१ वही; 9१० ३२२ 


पष्ठम्‌ प्रकरण 
विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 

( १--हिन्दी साहित्य के मध्ययुग की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में 
विचार करते समय उस युग की रबच्छुंदवादी भाव धारा की ओर भी 
ु संकेत किया गया है। साथ ही उसका विरोधी 
हर शक्तियों का उल्लेख किया गया ६ | इस पिछली 
विवेचना के आधार पर मध्ययुग के विभिन्न काव्य-रूपों और उनमें 
प्रयुक्त प्रकृति-रूपों पर विचार करना हैं। मध्ययुग के धारमिक काल 
में हमको साहित्यिक अनुकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जो आगे चलकर 
रीतिकाल में प्रमुख हो उठी है। इस कारण धार्मिक साहित्य में भी 
प्रकृति के रूपों का प्रयोग साहित्यिक रूढ़ियों के अन्तगत हुआ है । 
यद्यपि कद्दा गया है कि मध्ययुग के काव्य में प्रकृति के अनेक स्वच्छुंद 
ओर उन्मुक्त रूप मिलते हैं। मध्ययुग के पूर्वाद्ध धार्मिक काल में 
स्वच्छुंद भावना का योग विभिन्न काव्य-रूपों में विभिन्न प्रकार से हुआ 


३३० विभिन्न काव्य-रूपों म॑ प्रकृति 


है। इन काव्य-रूपों के विकास में इस भावना का अपना योग रहा 
है | इस कारण इन काव्य-रूपों के अनुसार प्रकृति पर विचार करना 
अधिक उचित होगा | इन काव्य-रूपों की परम्पराश्रों में स्वच्छुंदवादी 
प्रवृत्तियों के साथ प्रतिक्रियात्मक शक्तियों का हाथ रहा है| फल स्वरूप 
इनसें हम प्रकृति को मिश्रित संबन्धों में देख सकेंगे | जो काव्य परम्परा 
जिस सीमा तक जिन प्रव्त्तियों से प्रभावित हुई है, उसमें प्रकृति के 
रूप भी उसी प्रकार प्रभाव ग्रहण करते हैं। इस प्रकरण में मव्ययुग 
की समस्त काव्य परम्पराश्रों में प्रकृति के स्थान के विषय में विचार 
किया जायगा | परन्तु इस विवेचना में प्रकृति के उद्दीपन-रूपों को 
छोड़ दिया गया है, क्योंकि यह अगले प्रकरण का विषय है । इसका अथ 
यह नहीं है कि इस प्रकरण' में प्रकृति का आलंवन संबन्धी दृश्टिविन्दु 
है | वस्तुतः यहाँ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति के प्रयोगों को स्पष्ट 
किया जायगा, साथ ही विशुद्ध उद्दीपन विभाव में आने वाले रूपों 
को छोड़कर अन्य रूपों को भी प्रस्तुत किया जायगा। यहाँ सुविधा के 
अनुसार मध्ययुग के समत्त काव्य-रूपों को चार परम्पराओं में 
विभाजित किया जा सकता हैं। पहली परम्परा कथा-काव्य की है 
जिसमें कथानक और प्रबन्ध को लेकर चलनेवाले काव्य हैं। दूसरी 
परम्परा गीति-काव्य की है जिसमे स्वतंत्र तथा घटना-स्थिति आदि से 
संबन्धित पद काव्य-रूप आता है। तीसरी परम्परा मुकक-काव्य कौ 
हैं जो गीति-काव्य से एक सीमा तक समान भी है; परन्तु इसमें भाव- 
शालता के स्थान पर छुंदमयता तथा कवित््व अधिक रहता है। चोथी 
परम्परा रीति-काव्य की है जिसमें काव्य-शास््र का प्रतिपादन भी हुआ 
हैं और स्वतंत्र उदाहरण भा जुदाए गए हैं। इसके उदाहरण के 
छुंद मुक्तकों के समान हैं, केवल उनमें कवित्व का चमत्कार तथा 
रुढिवादिता अधिक है। 
कथा-काव्य को परम्परा 


९ २--जिस समय संस्कृत साहित्य में मद्मकाव्यों की परम्परा 


कथा-काव्य को परम्परा ३३१ 


चल रही थी और उनका रूप अधिक अलंकृत होता जा रहा था, 
उसी समय अपभग्रेश साहित्य में रामायण और 
महाभारत के समान घचरित-काव्यों (प्रबन्ध-काब्यों) 
का प्रचार हो गया था | इन चरित-काव्यों के प्रचार 
का कारण, जैनों का इस माध्यम से अपने धर्म को जनता तक पहुँचाने 
का विचार था। इन काव्यों में दोह्य-चोपाई छुंद का प्रयोग भी मिलता 
हैं| इनके विपय में एक प्रमुख वात यह है कि इनमें कलात्मकता 
तथा आल्लंकारिता ने अधिक ध्यान कथा ओर धार्मिक सिद्धान्तों की 
ओर दिया गया है। मिर भो अपग्रेश के कवियों के सामने साहित्यिक 
परम्परा अवश्य भी। वबणनों को लेकर यह बाद स्पष्ट है, इनमें 
ऋतुओं, वन-पवतों तथा प्रातः सत्ध्या आदि का वर्णन संल्कृत 
काव्यों के समान मिलता हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी इन गाया-काव्यों 
में कथात्मकता को लेकर जन-रचि का ध्यान है: साथ ही प्रकृति-रूपों 
में स्थान स्थान पर स्वच्छुंद भावना है और वशना में स्थानगत 
विशेषताओं का संयोग हुआ है। कथा के गति आकपणु जनता की 
स्वाभाविक्र रुचि है | जनगीतों में भी लोक प्रचलित कथाओं का 
झराधार नहता है । जनगीतों की कथाश्रों में भावों का प्रगुम्झन और 
प्रकृति का वातावरण भी उन्मुक और स्वच्छुंद रहता है। अपश्रंश के 
प्रबन्ध-काव्यों मं घामिक वातावरण है और सामन्ती ऋशियों में शृंगार 
की भावना अधिक है | इसी अपश्चंश साहित्य क। लगमग समानान्तर 
सध्कृत का पोराशिक साहित्य चलता है | एक झीसा *छ ये दोनों 
साहित्य एक दसरे से प्रभावित हुए « | िन्दी साहित्य के प्रारम्भिक 
युग म॑ रासों की परम्परा अपभ्रेश के सामन्‍्ती वीर-ढाव्यों की परम्परा 
है | इसम भी हमको शंगार और वीर रस की भावना प्रमुखतः मिलती 
है और साहित्यिक रूढ़ियों का अनुकरण तथा अनुसरण दांनों ही 
पाया जाता है | 

दिनदी साहित्य के मध्ययुग के कथा-काव्यों पर इन पिछली 


मध्यथुग के कथा- 
काव्य का विक्रास 


३३२ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


परम्पराओं का प्रभाव है | यह प्रभाव कथा ओर उसके रूप से संबन्धित 
तो है ही; साथ ही राम-काव्य तथा सूफ़ी प्रेमाख्यानों में घामिक प्रति- 
पादन और साहित्यिक आझ्रादर्शों का पालन भी है। परन्तु जैसा द्वितीय 
प्रकरण म॑ देखा गया है व्यापक्र रूप में इस युग के कथा-काव्य में 
उन्मुक्त वातावरण मिलता है| इस युग में 'ढोला मारूरा दूह्यः जैसे 
कथात्मक लोकगीत भी मिलते हैं| इसमें भावों के साथ प्रकृति को भी 
उन्मुक्त वातावरण मिल्ञ सका है | वस्तुतः इस युग की कथात्मक लोक 
भावना को समभने के लिए. यह काव्य बहुत महत्वपूण है। प्रेम- 
काव्यों में जिनमें सूौफ़ी तथा स्वतंत्र दोनों है कथानक ञ्रा जाते हैं, 
यही भावना प्रचलित रुपों के साथ ग्रहण की गई है | इनमें सा त्यिक 
परम्परा की कलक किसी-किसी स्थल पर मिलती है। सूक्तिश्रों की 
आध्यात्मिक भावना बहुत कुछ रवच्छुद भावना से तादात्म्य स्थापित 
करती है। तुलती के 'रामचरितमानस” में पौराणिक घामिक-प्रतिपादन 
शैली के साथ साहित्यिक आदर्शों को भी अपनाया गया है| अपनी 
प्रवृत्ति में आदशवादी होने के कारण, एक धीमा तक काध्य के स्वच्छुंद 
बातावरण को अपनाकर भी तुलसी प्रकृति के प्रति उन्मुक्त नहीं हो सके 
हैं। इस अध्ययुग में संस्कृत मदह्यकाव्यों के समान कोई रचना नहीं 
हुई है; लेकिन अलंकृत भावना को लिए. हुए कुछ काव्य मिलते हैं । 
केशवदा। की रामचन्द्रिका? ओ्रोर प्रृथ्वीराज की बिलि क्रिसन रकमणी 
री? इस प्रकार के प्रमुख कथा-काव्य हैँ। इनमें परम्परा पालन तथा 
रूृढिवादिता अधिक है, इसी कारण इनमें प्रकृति वणना अलंकृत हो 
उठी है। इन काव्यों में हम देखेंगे संस्कृत महाकराव्यों के समान प्रकृति 
के स्थलों का चुनाव है ओर वरणुनों में वैचित्य की भावना भी है । 

६ ३--कथा-काव्यों में प्रम-काव्य अपनी प्रच्नुत और परम्परा 
दोनों थे में जन-जीवन के अधिक निकट है| इनमें जन-जीव॒न से 
संबन्धित प्रेम के संयोग-विथोंग, दुःख-सुख के चित्रों का समावेश है। 
इसी के अनुसार इनमें जन-झचि के अनुकूल कहानियों को लिया 


कथा-काव्य की परम्परा ३३३ 


गया है प्रेम-काव्यों की कथात्मक शृंखला में गीति-मावना का 
जे ._. सम्मिलन हुआ है | जन-जीवन की निकटतम दुःख- 
3 हर मुखमयी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के उन्मुक्त और 
कल स्वच्छुंद वातावरण में ही गीतियाँ पलती हैं | जीवन 

की छोटी परिम्थिति भावना की इलकी अभिव्यक्ति से मिलजुल कर 
जनगीतियों में आती है| बध्तुतः जीवन की यही परिस्थिति, भावना 
का यही रूप जन-कथा की लाकगप्रियता के साथ हिल्लमिल जाता है | 
आओर तब वह्दी जन-गीति कथात्मक हो उठती है | परन्तु अपने समस्त 
विस्तार में जन-गीति कथात्मक प्लोकर भी कथामय नहीं हो पाती | 
जन-गीति और कुछ दूर तथा काव्य-गीति भी, किसी वस्तु-स्थिति के 
आधार के रूप में ही ग्रहण करती है | यही कारण है कि इसमें कथा 
का रूप माव-स्थितियों को आधार देने के लिए होता है । इसमें कथा 
अपने आप कहीं भी प्रमुख नहीं छोती | मध्ययुग के कथा-काव्य का 
'संवन्ध इन गाीतियों से अवश्य रद्दा है। प्रवन्धात्मक कथा-काव्यों की 
मूल प्रेरणा का खोत ये ही हैं| बाद में अवश्य इनकों पोराणिक कथा- 
साहित्य का आधार ओर जेन कथा परम्परा का रूप मिल सका हैं | 
इन कथा-काव्यों में प्रेम का उन्मुक्त वातावरण लोक प्रचलित कथा- 
गीतियों से अधिक संबन्धित है । इस प्रकार वे कथात्मक गीन-काव्य 
के रूप में हमारे सामने केवल ढोला मारूरा दृष्ढ! है जिसके 
आव्ार पर हम देख सकेंगे कि अन्य समस्त प्रेम कथाओ्रों का रूप किस 
प्रकार की स्वच्छेद भावन से विकसित हो सका है। इस प्रकार की 
प्रेम-कथाश्रों के साहित्य में दो रूप मिलते हैं। एक रूप सें प्रंम कहानी 
को लोकिक अथ में ग्रहण किया गया है और दूसरे में आध्यात्मिक 
अथ में | यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है | लोक कथा-गीति 
“ठोला मारूरा दृह्य! और अन्य प्रेम संवन्धी स्वतंत्र काव्यों में भेद है 
ओर इसको लेकर इनके प्रकृति-रूपों में भी अन्तर है। प्रेमा- 
ख्यान काव्यों में कथानक संवन्धी प्रव॑न्ध-काव्यों की परम्परा का प्रभाव 


३२३४ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


पड़ा है और इस सीमा में स्वतंत्र तथा सूफ़ों दोनों प्रेम-काव्य की परम्पराए: 
हैं| जहाँ तक ढोला मारूरा दृहा? का प्रश्न है यह कथा-काव्य 
के उन्मुक्त ओर गीति काव्य के स्वच्छूंद रूप की मिश्रित वस्तु है| इस 
लोक-गीति में प्रेम-कथा ओर प्रेम-गीति दोनों के मूल्न रूप निद्ित हैं । 
यही कारण है कि इसमें जः प्रकुृनति संबन्धी भावना पाई जाती हैं, 
उसका एक दिशा से विकास कथात्मक प्रेम-काब्यों में हुआ है और 
दूसरी दिशा में गीपियों में दो सका है । 
४ --ढोला मारूरा दूहा! कथा-काव्य होकर भी लोक-गीत के 
रूप में 6 | लोक भावना में व्यंजना ही प्रधान है, पर लोक-गीति अपनी 
|. गीत्यात्मकता में वस्तु और स्थति का आधार ग्रहण 
खाता कानरग (की है। यही वात कथात्मक गीतियों को लेकर भी 
जी) है| इनमें कथा की भूमि प्रेम-ंगार के संयोग-वियोग 
पत्तों से संबन्धित रहती है | लेकिन यह कथा विभिन्न भाव-व्य॑जनाश्रों 
को सूक्ष्म आधार प्रदान करती है | इस कारण कथात्मक लोक-गीतियों 
म॑ वस्तु या स्थिति के आधार रूप में प्रद्वति-चित्रण को स्थान नहीं 
मिल सका | प्रकृति का यह रूप प्रवन्ध-काज्यों ओर मद्ाकाव्यों में 
उपस्थित होता है। फिर भी केबल आधार प्रस्तुत करने के लिए, देश 
काल की स्थिति का भान कराने के लिए 'ढोला मारूरा दूद्या? में ऐसे 
चित्र आए हैं | परन्तु देश का वन हो अथवा आतु के रूप में काल 
का वणुन हां, यद्व प्रकृति-रूप गीति की प्रवाहित भावना का आधार 
प्रस्तुत करने के लिए ही हैँ। इसमें मारवाणी ओर मालवर्णा के 
वार्ताल्ञाप में मारू और मालब का देशउत वर्णन हुआ ह&। यहाँ 
वन तो अशंसा और निनन्‍्दा की दृष्टि से किया गया है, लेकिन 
इसी के साथ रेखा-चित्रों म॑ देशों का वर्णन भी हुश्रा हैं। 
लोक-इति की भावना राजस्थान के मारू प्रदेश के प्रति अधिक 
संवेदनशील रह सकी है | इन वनों में विशेषताओं का उस्लेख 
अधिक है, :र£नि-चिर्ृस्य का तो संकेत मात्र है। साहदस्गी निन्‍दा के 


कथा-काध्य की परम्परा ३३५ 


साथ मारु-प्रदेश का रेखा-चित्र उपस्थित करती हे--'ह वाबा. ऐसा , 
देश जला द जहा पानी गदर कुश्रों म॑ मिलता है ओर जहाँ (लोग) 
आधीरात मे हैं पुकारने लगता हैं; मानों मनुष्य मर गया हो।.. 
मारवर्गी, तुम्दारे देश में एक भी कष्ट इर नहीं होता, या तो प्रथाण 
होता है. या बया नदी इती अथबा फाका था टिडिडी पड़ती है। 
जिस देश से पीण साँप है, "हाँ करील और ऊट्कयारा घास ही पढ़ 
गिने जाते हैँ, जहाँ आ्राक ओर फोम के नॉच ही छाया मिल्॒ती ६ [?१ 
इगी प्रकार मारवशी के उत्तर भे माज्य का हलका रेखा-चिनत्र हैं--- 
बाबा, उस देश का जला 5 जहाँ पानी पर संवार छाया रहता है । 
जहाँ न तो परनिद्रत्यों का फकूरढड आता जाता रहता दे ओर न क॒श्रों 
पर पानी भरनेवालों का लयपूण स्वर सुनाई देता हे ।!* इनमें कवल 
उल्लेख है, प्रदेशगत प्रकृति का रूप नहों आ सका है | इन गींतय 
गायक का भावना क साथ छाट छाट सकत नो पूरचचत्र का यांजना 
रखते हू ओर इन्हों संकेतों के आधार पर गायक का कथा चलती रहती 
हैं। इसी प्रकार का एक संकेत-चित्र वीसू चारण ढोला को देता 
ह--मारबतराड़ की रतीली भूनि वषा के अधिक भाग में भूरे रंग की 
दखाई देती है; वश क वन विशीण ओर मंखाड़ हैं - चंप! उत्पन्न 
नहीं होता, लेकिन चंपा से भी बढ़कर अपने गणों से सुगन्धित करने- 
वाली ख्रियाँ होती हैं !१ ढोला मागस्थ कुए का उच्लेख करता हें 
पानी कुश्नों में बहुत गहरा मिलता है और डू गरों पर कठिनाई से चढ़ा 
जाता है। मारवणी के कारण ऐसे अपूध देशों को देखा,...कुश्रों 
म॑ पानी इतना गहरा दे कि तार की तरह चमकता है (!४ 


403० ७० ७००७: 





अनन वनन-म-म-मन न न मनमानी नलनमनमान पा 


१ दं।७० म्रा० दू० $ सै० ६५५, ६६०, ६६१ 
बही : सं० ६६४ 

वहीं $ सं० ४६८ 

वहा ४ सं० ५२३, ५६२४ 


बा 


ऊ. #॥एछ 


श्््‌ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


लत 


क--इस लोक-गीत में जिस प्रकार देश की कोई निश्चित रूप- 
रेखा नहीं है, उसी प्रकार काल भी किसी सीमा में प्रस्तुत नहीं हुआ 
है। व्यापक रूप से साधारण विशेषताओं के साथ 
ऋतुओं का उल्लेख किया गया है | इसका कारण 
भी वही है | लोक-गीति की भाव-धारा में देश और काल दोनों साधा- 
रण रूप में आधार भर प्रस्ठुत करते हैं। ढोला के प्रस्थान के प्रसंग 
में इसी प्रकार आऋतठुश्नों का उल्लेख क्रिया गया'है। मालवणी ग्रीष्म 
के बारे में कहती हे-- भूमि तपी हुई हे, लू सामने है। हे पथिक, 
( यदि मारबणी के देश गए ) तो तुम जलन जाओगे। जो हमारा 
कहना करो तो घर ही रहो |” आगे ढोला और मारवणी के वार्तालाप 
में वर्षा का वर्णन ग्राता है। मारवणी के द्वारा बणशित प्रकृति में 
भावात्मक उत्सुकता ( उद्दीपन रूप में ) सन्निद्दित हे; उसके द्वारा वह 
ढोला को रोकना चाहती है। परन्तु ढोला द्वारा उल्लिखित चित्रों 
में संक्तित संश्लिष्टता है।... पग-पग पर मार्ग में पाना भर गया है, 
ऊपर आकाश में वादलों की छाया हो गई है। हे पद्मनी, वर्षा ऋत 
समाप्त हो गईं, अब कहो तो पूगल जाबें। रात भर कुंकों का शब्द 
'सुदावना लगता है; सरोवर का जल कमलिनियों से आचछादित हो 
गया है |? आगे वर्षा का चित्र अ्रधिक स्पष्ट हो उठता है--'बाजरियाँ 
हरी हो गईं और उनके बीच की बेलों में फूल छा गए । यदि भादों 

भर बषता रध्य तो मारू देश अपुल्यों होगा [?* 
ख--मालवती अपने वणनों भें मावात्मक वातावरण उपस्थित 
करती है---'जिस ऋतु में वर्षा खूब कड़ी लगाती हे ओर परपीहे बोलते 
जी हैं, उस ऋतु में, हे प्रिय स्वामिन, बताओ भल्ता 
कोन घर छोड़ता है? | मालवण द्वारा प्रस्तुत चित्रों 


व्यज्जना हि | |० शक न ( 
|! में मनःस्थिति के समानान्तर उद्दीपप का रूप 


काल 


०५ वही ४ सं० २४१, २४३, २२४, २५० 


कथा-काव्य की परम्परा ३३७ 


छिपा हुआ है, पर उनसे वातावरण का निर्माण भर होता है-- 
धप्रयीहद् पिउ-पिठ कर रहा है, कोयल सुरंगा शब्द वोल रही ह... . 
पहाड़ियाँ हरी हो गई, बनों म॑ मर कुकन लगा... ...। बादलों की 
घटाएं फौज हैं, विजली तलवा' हैं ओर वर्षा की घू दे बाण को तरह 
लाती हैं......। वा ऋतु में नदियाँ, नाले ओर करने पानी से 
भरपू: चढ़े हुए हैं। उट कीचड़ में फिसनेगा... ... | घने बादल उमड़ 
आए हैं| अ्रत्यन्न शीतल ऋड़ी की वायु चन्न रही है। वेचार वशगुत्ते 
प्रथ्व। पर पेर नहीं रखत ' चारी अ'र बने बादल हैं. आकाश स॑ 
बिजली चमकती हर ऐसी उ रियाज्ी की ऋतु भल्ती हे |... ... 
पवीहा करेगू शब्द करता हैं और दया की भाड़ी लगी हनी ४ | प्रथ्बी 
पर मोर मण्ठप बना कर ( विच्छु फैला कऋर नाच रहे हैं।... ...बन 
हरियाली धारण करते हैं ओर नदियों म॑ पानी कलकल करता हश्रा 
बढ़ता है |... ...वपों की कड़ी लगी रदती है ओर ठशड। इबा चलती 
है |... ..-काती कंठुलीवाला वदली बरस कर इवा को छुड्ट रही हैं [१६ 
'इस वर्षा-ऋतु के चित्र में स्थानगत रूपरगों की कल्पना वातावरण का 
निर्माण करती है | परन्तु इस सममन चिन्नयोजना भें मनःत्यिति का 
एक रूप प्रत्यक्ष हों उठता ह-- इस ऋतु भे काई घर छोड़ता है! केमे 
बीतेगो ! ओर ऋतु मे प्यारे विना कोई जएगा केस थिय विना रात कैसे 
बीतेंगी और विरहिणु। घय्य धारण केसे करेगी ?? यद अदृश्य समानान्तर 
भावना प्रकृति को उद्दीपन-रूप के निकट पहुँचा देती ह। प्रकृति का बह 
रूप अन्य प्रकरण का विपय हैं | वस्तुत। लःक-गीते से मानवीय सादा 
का प्रसार ऐसा व्यापक हैं| उठता 'है कि उससे गातकार की आश्रित 
भावना का आलंबन स्वतंत्र रूप से प्रकृति नहीं हो पाती । यद्यत्रि इन 
गीतियों में प्रकृति के प्रति सहज सहानुमूत्रि और स्वाभाविक सहचरण 
की पंज्ृत्ति, रहती हैं । इस कथात्मक लोक-गोति को काव्य का रूप 
६ वही ४ सें० २४६, ४७; २५२---६ ७ 
श्र 


श्द विभिन्न काध्य-रूपों मे प्रकृति 


ल्‍्श्त 


मिला है, इस कारण कुछ स्थलों पर ४४-भूमि का संकेत मिलता है | 
ढोला के मार्ग ४--दन बीत गया, आकाश में अंबर-डंबर छा गए. 
भरने नीलायदान हो गए |? ओर आगे-- काली कंठुलीवाले मेघों में 
बिजली वहुम नीच होकर चमक रही है...संबग्या समय आकाश में 
बादलों की काही कोरादाली घटा उमड़ती आा रहो हैं |१* 

६  ४- ६म कह चुके हैँ कि मध्ययुग के काव्य ने स्वच्छंदवादी 
प्रबृत्तियों को अपनाया ह | स्वच्छुंदवादी काब जब प्रद्ति के प्रति 
आकर्षिद होता है ओर उसे अपना आलंबन 
बनाता है, उस समय प्रकृति के प्रति उल्लास और 
आनन्द की भावना व्यक्त होर्ती है। साथ दी वह 
अपने जीवन, अपनी चेदना तथा भावना को प्रकृति में प्रतिविबित 
पाता हे | व्यापक अर्थों में यदू कवि की अपने स्व? के प्रांत ही 
सहानुभूति की भावना, सइचरण की प्रवृत्ति है जो इस प्रकार प्रकृति 
में प्रतिघटित हो उठती हैं । इसी प्रकार जब आल्वंबन का माध्यम 
दुसरा व्यक्ति होता है, उस समय भी प्रक्षति इस भाव-स्थति से पभा- 
वित धाकर उपस्थित होती है। यह भी प्रक्षति के प्रति हमारी सहुज़ 
ओर उन्मुक्त भावना का ही रूप है; यह रूप उद्दीपन-विभाव के नकट 
होकर भी उससे |मन्न हे | रे क-गीटिय में यह भावना अधिक मुक्त और - 
सस्‍्वच्छुंद रहती है, इस कारण भी उद्दीपन को साधारण रूढ़ि से यह रूप 
अलग लगता है । अन्य गीतियों के समान द्वी ढोला मारूरा दूह्ा? में 
वियोग की भावना व्यापक है। इस व्याप्त भावना की स्थायी-स्थिति 
के साथ प्रकृति का रूप बहुत सहज बन पड़ा है | 


क--इस लोक-गीति में सहानुभूति के वातावरण ओर सहचरण 
की भावना में प्रह्मति निकट के संबन्ध में उपस्थित हुई है। प्रकृति का 


लोक-गीति में 
स्वच्छंद भावना 


७ वही ४ स॑० ४९१, ५११, ५२२ 


कथा-काव्य की परम्परा ३३६ 


उल्लास वियोग की स्थिति में उद्दीपन का काम करता है; पर प्रकृति 
के प्रति जो सहानुभूति की भावना सक्निद्वित है 
उससे विय॑गिनी अक्रति से संबन्ध स्थापित करती 
हुई उपाल्षम्भ देती है--- 
“पिज्जुलियाँ नीलज्जियाँ, जलदर तूँ ही लज्जि। 
,.. पूतों सेज प्रिदेश प्रिय, मघुरश मधुरदइ गज्जि ॥! 

मारवागी के इस उपालस में सेघ के प्रति गहरी आत्मीबता का 
भाव छिपा हुआ है | इसी प्रकार मालबणी भी हार्दिक सद्यनुभूति के 


कक का 


वातावरण में उपालंभ की भावना से प्रश्नशील हुई है- 'हे बूर 
(घास ), तू सूखे ओर रतील थल पर जल बिना क्‍यों डइडद्दी हो 
रही ६ । तूने मिश्भापी ओर सहनशील प्रियवम को दूर भेज दिया है । 
थलो पर स्थित हे जाल तू जल प्रिना कँसे दरी हो रहा है, क्या ते 
प्रियतम ने सींचा है या अकाल वर्षा हुई हे |? वियोग वेदना में 
प्रकृति के उपकरणों के प्रति इस ईष्या की हलकी भावना में भी सहानु- 
भूति का प्रसार है | मानव के द्वृदव में प्रक्षति के प्रति जो सद्यानुभूति 
की स्थिति है, वद्दी अपने दुःख-सुख में प्रकृति से समान व्यवद्वार की 
गशा करती है| मानव प्रद्षति को उसी भावना मे युक्त समान आ्राच- 
, रण करता हुआ पाता सी है। साहित्य में चातक, पपीहा और चकोर 
आदि का प्रेम उदाहरण माता गया हैं। लोक-गीति की वियोगिनी 
अपनी व्यथा में इन पक्तियों को समान रूप से उद्वंत्षित पाती है--- 

“बराबहिंय्आ नइपिरहणी, हुहुबाँ एक सुदहाव। 

जब ही वरसइ घण घणुउ, तव हो कहद ग्रियाव ॥” 
पपीहा ही नयं सास भी अपना व्यथा में समान हँ-- 

४राति जु सारस कुबलिया, गुजु रहे सब ताल। 

ज्ण की जोणी वाीछंड़ी, दिशका कवन देवाल ॥? 


८ वही : सं० ५० [ विजज्लियों !तो सशिलेज्ज हैं। हे जलपर तू दीं 


व्यापक्र सहानुभूति 





३४० विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


साथ ही कुररी पक्की का करुण रव वियोगिनी को अपनी व्यथा 
की याद दिलाता है | वह उसके दुःख में जैसे अपनी दवा में भी 
संवेदनशील ो उठती है--'करील की ओट में वेठकर कु पत्नी 
कुरलाए, जिसको सुनकर प्रियतम की स्मृति शरीर में रार की तरह 
सालने लगी | समुद्र के बीच भें, बीट का तेरा घर है, जल म॑ तेरी 
संतान की उत्पत्ति होती है। हे कुंभ, कोन से बड़े अवगुण के कारण 
तू आधी रात को कूक उठी । कुररी पक्षियों ने करुण-रव किया और 
मैंने उनके पंखों की वायु सुनी | जिसकी जोड़ी विछुड़ गई &, उसको 
रात में नींद नहीं आती |?* 

ख--हम कह चुके हैं कि मानव में सम-सावना के श्राधार पर 
प्रकृति-रूपों के प्रति सहचरण की प्रवृत्ति है।यह मानवीय आलंबन 
की किसी भसाक-प्थिति में उदपन-विभाव से 
संबन्धित हे, परन्तु इसका मूल प्रकृति के अति 
हमारी सहानुभूति में है| इस साँमा में प्रकृति का 
रूप उद्दीपन नहीं माना जा सकता | सहचरण की प्रवृत्ति के साथ 
प्रकृति के विभिन्न रूप अनेक संवन्धों में उपस्थित होते हैं | इस स्तर 
पर वे प्रिय सखा, सहचर या दूत हो जाते हैं। लोक-गीति की वियो- 
गिनी पशु-पक्तियों से अपने सुख-दुःख की बात कहती है ओर प्रिय के. 
ग्रति अपना संदेश भी भेजती हैँ।मारवाणी पपीहा की सहायता 
चाहती है-- 


सहचरण देते 
भावना 


०७०+०> 


लज्जित हो । मेरी शैय्या सुनी है, मेरा प्यारा विदेश मैं हे"**सधुर मधुर शब्द 
से गरज]; ३९००९ १ 

९ वहां : सं० २७३ ५३ [ पपीद्ा और विरदिणी दोनों ही का एक 
स्वभाव है | जब जब भेघ बरसता है, ये दोनों दी “पी आव” पुकारते हैं |. . . 
रात में|सारसरशैजों करुण स्वर से बोले तो सारा सरोवर गूंज उठा। 'भन्ञा 
जिनकी जोड़ी बिछुड़ गई दो उनकी क्या दशा होतीं होगी ]; ५६---४८ 





कथा-काव्य की परम्परा २४१ 


“बावहिया, चढ़ि गठखपिरिं, चढ़ि ऊँचइरी भीत | 
मत ही साबित बाहुड्इ, कठ गुण आबइ चीत ॥? 
किर वियोदेनी परयोहे के स्वर से अपनी वंढ़ती हुई व्यथा से 
विहल होकर उसे मना करती है--हे नीले पंखोंवाले पर्पीहे, तेरी 
पीठ पर काली रखाएं हैं।तू मत बोल ! वर्षा ऋतु में तेरा शब्द 
सुनकर बिरणी कहीं तड़प तड़पकर प्राण न दे दे [! फिर वह उसके 
शब्द से क्रद हो उठती है और आक्रोश में कहती है--हे सीखे 
पंखोंवाले पपीहे, तू नमक लगाकर मुझे काट रहा है। 'पिड? मेरा है, 
ओर में पिउः की हूँ, भल्ला तू पिठ पिउः कदलेवाला कौन है ।? और 
ब्ंत म॑ आग्रह के साथ समभाने लगी है-- 
“वावदिया रत-पंखिया, बोलइ मधुरो वाँशि | 
काइ लंत्वउ माठि करि, परदेसी प्रिय आँणि |?१९ 
इस मीठे आग्रद में कितनी निकटता ओर साहंचय्य की भावना 
प्रकट होती है| मारवणी कुररी से पंख मांगती है और इसमें भी यही 
भावना क्रियाशील है। प्रकृति की उन्मुक्त स्वतंत्रता से जैसे सम स्थापित 
कंरती हुईं बद कहती है-- | 
“कंझा घेउ नह पंखड़ी, थाँक उठ विनउ वहेसि | 
साथर लंघा प्री मिल, प्री मिलि पाछी देसि ॥०१* 

१० वही ६; सें० २८ [ हे परीहा, गखे पर चढ़ था ऊँची भीत पर 
बैठ और टेर लगा। प्रियतम को कदाचित्‌ कोई गुण याद आवे और आते 
हुए कहीं वे लौट जाँच १ ]; ३१; ३३; ३४ [ है लाल पंखों वाले पपीहे, 
तू मीठी वाणी बोलता है । तू या तो बोलना बंद कर दे और या मेरे परदेशी 
प्रियतम को यहाँ ला दे ] . 

११ वही ४ सं० ६२ [दे कुक, मुझे अपनी पाँख दो मैं तुम्दारा 
बाना बनाअँगी और सागर को लाघकर प्रियतम से मिलेगी और मिल कर 
तुम्दारी पाँखें लोग दंगी ।] 


३४२ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


मालवणी की आकाँक्षा भें प्रकृति के साथ सहचरण की भावना 
का यही रूप सन्निहित हैं। मारवणी की प्राथना में जो प्रत्यक्ष है, बह्दी 
मालवणी की लालसा में मन की भावना का रूप है। दोनों ही प्रकृति 
की स्वतंत्र चेतना से सम स्थापित करती हैं। इस प्रसंग में वियोग के 
स्थायी रति-माव के साथ प्रकझ्ति का उद्दयोपन-रूप भी है, जिसका अन्य 
प्रकरण में उच्लेख किया गया है। मालवणी अपने प्रिय से मिलने की 
उत्सुकदा में कहती है--है विधाता, तूने मुझे मर देश के रेतील्े 
स्थल के वीच में बबूल क्‍यों नहों बनाया, जिससे पूगल जाते समय 
प्रियतम छुड़ी काठते ओर उनके हाथों के स्पश का फल पाती | हे 
विधाता, मुझे श्यामल बदली ही क्‍यों न बनाया जिससे मैं आकाश 
में छाई रहती ओर साहकुमार के मार्ग पर छाया करती रहती ।? 

(|)--प्रकृति के प्रति सहचरण की भावना से प्रेरित होकर पत्षियों 
आदि से संदेश भी भेजा जाता है | इसी के आधार पर संस्कृत साहित्य 
में दूत-काव्यों की परम्परा चली है | हिन्दी साहित्य 
में ऐसी परम्परा तो नहीं चल सकी है, पर इसका 
रूप प्रम-काव्यों मे मिलता हैं। इस लोक-गीति में भी प्रकृति से यह 
संबन्‍्ध सहज रीति से स्थापित किया गया है। सहानुभूति के सहज 
वातावरण में मारवणी कुंकों से अपना संदेश ले जाने की प्राथना 
करती हं--- 

“उत्तर दिति उपराटियाँ, दक्षिण सॉँमहि याँद | 
कुरमाँ, एक संदेसड़ड, ढाोलानइ कह्ियाँद |?” 

प्रकृति के प्रति इस मानवीय सहानुभूति के साथ,यदि कुक मारव्णी 
को उत्तर देती है, तो आश्चय्य नहीं। लोक-गीति भावना के अनुरूप 
ही यह उत्तर है--मनुष्य हाँ तो झुख से कहें, हम तो बेचारी कुंक 
हैं। यदि प्रियतम को संदेशा भेजना हो तो हमारी पाँखों पर लिख 
दा !! और मारवणी के उत्तर में निकट स्नेह की व्यंजना ही हुई 
है... 


दूत का काय्य 


कथा-काव्य की परम्परा ३४३ 


पाँखे पाँणी थाहरइ, जलि काजल गदिलाइ | 
सपणों तयाँ संदेसड़ा, मुख बचने कहिवाइ |॥|?? १९ 
लोकगीत की भाव-धारा भें इसी प्रकार ऊँट बोलता और कार्य 
करता हैं। जन-गायक उसके चरित्र भे सहानुभूति, उदारता, स्वामिमान 
आदि मानवीय गुणों का आरोप करता है| मालबणी ने ढोला को 
मार्ग से लोटाने के लिए सुए को भेजा है । है 
# हर ह है 

४ ६--इसी लोक-गीत को क्रथात्मक परम्परा में प्रम-काथ्यों का 
विक्रास हुआ है। परन्तु जैसा कद। गया है प्रेम कथा-काटवों भें जैनी 
चरित्र-काव्यों का तथा सूफ़ा मतनवियों की प्रतीक 
भावना का प्रभात्र पड़ा है। इस कारण इनका 
वातावरण जन-कथा-गीति जितना उन्मुक्त नहीं है। दिन्दी साज्त्व के 
मध्ययुग में इन प्रेम-काव्यों को दो परम्सराएं हैं। परस्ु वे एक दूसरे 
से इतनी प्रभावित हैं क्रि प्रकृति-रूपों के क्षेत्र म॑ उनमें कोई भेद नं 
है | केवल उन्परुक्त प्रम-काआं में प्रेम का स्वतंत्र ब्शनव है और सकी 
काव्यों में प्रेम की आध्यात्मिक व्यंजना है। वैसे अभिव्यक्ति के क्षेत्र भें 
अपनी प्रतिभा और व्यापक संवेदना के कारण जायसी में प्रेम संचन्धी 
अधिक स्वच्छुंद वातावरण मिल्नता है। श्र उनके काग्य भें प्रद्धति के 
प्रति भी अधिक उन्मुक्त सातना है । उल्दुक प्रेम-काओ्यों पर सुफ़ी 
काव्यों की छात्र है [१७ आध्यात्मिक अभिश्वक्ति को छोड़कर, प्रेम की 


सकल 


प्रेम कथा-काव्य 





/ २ वही ३ सं० ६४ [दे कुक, उत्तर दिशा ही आर पाठ किए हुए 
दक्षिण दिशा की आर चलकर डोलः से छा संदेश ऋशता ]$ ६५; ६६ 
[ तुम्दारी पाँखों पर पानी पड़ेगा, बिलने हथादहा जल में बह जावयो । विपतम 
'का संदेशा तो छुख से ही कदलाया जाता है ] 

' १३ उन्पुक्त प्रेम-ाव्यों में प्रमुबतः सापथव्रानत काम कंइजा, नलइसन 
काव्य, पुदुगावती तथा ,विरदवारीश (माववानत कःमकंदल: जा वमझत) के उययोग 
यहाँ किया गया है जो सभी जायसी के 'पश्चावत' के बःद के परवर्ती काब्य दैं । 


३४४ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


व्यंजना ओर प्रकृति के रूपों के संवन्ध में इन काव्यों में सृफ़ी परम्परा 
में समता है। इन स्मम्त प्रेम कथा-काव्यों में बर्णना के 
क्षेत्र में अपभ्रंश चरित-काव्यों का अनुसरण है, केवल्ल इन कवियों 
ने प्रेम तथा आध्यात्मिक रुत्यों की व्यंजना इन वर्णानों के 
माध्यम से का है | जहाँ तक ऋतु-बणन, वारइमासा अथवा अन्य 
प्रकृति-रूपों का प्रश्न है इनमें जन-गीडियों का म्वच्छुंद वातावरण 
मिलता ह | ये काव्य अपने कथानकों 7 स्नन्धात्मक हैं। कया के रूप 
में इनमें घटनाओं ओर क्रियाओ्रों को शंखला चलती है । घटना-क्रिया 
की शंखला भ॑ देश-काल की सीमाएँ भी आवश्यक हो जाती हैं। इस- 
लिए इन काव्यों भें कथानक के बीच में स्थानगत ग़कृति-वणुना को 
स्थान मिल सका है। संकेत किया गया है कि संस्कृत महाकाव्यों में 
कथा का मोह अधिक नहीं है, उनके चरित्र तो प्रसिद्ध ओर ज्ञात ही' 
अधिक हैं | इसलिए इन काव्यों में बणना सौन्दर्य की दृष्ि से प्रकृति 
को स्थान मिला है | परन्तु मध्ययुग के प्रवन्ध-काव्यों की स्थिति भिन्न 
है। इन काव्यों में घटनात्मक कथानकों का मोह कम नहीं है, क्योंकि 
ये काव्य जनता के निकट के हैं। जन-रुचि में कथात्मक कोतूइल के 
लिए स्थान रहता है। इसलिए इनमें प्रकृति को केवल वणुना-सौन्दय्य 
की दृष्टि से स्थान नहीं मिला है। साथ हो कथाकार अपनी प्रेम भावना 
से इतना अधिक आकर्षित रहा है कि उसको कथा के आधार में 
प्रस्तुत प्रक्ति के आकषण का ध्यान ही नहीं है। जिन स्थलों पर 
प्रकृति उपस्थित हुई है उनमें वढ भावों को प्रतित्रिवित अथवा उद्दीतत 
करती है । | 
(७--इन प्रेम-काब्यों में विशुद्ध आलंबन के रूप में प्रकृति का 
चित्रण नहीं के वरावर हुआ है| जहाँ स्थान या वातावरण के रूप में 
वन व जे प्रकृति का चित्रण किया गया है उनमें भीया तो 
कथा स्थित भावों की प्ृष्ठ-भूमि के रूप में उसका 
प्रयोग हुआ है, या उसपर आध्यात्मिक भावना का प्रतिब्रिंब है | परन्तु 


३४६ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


प्रातः और सन्ध्या तुम्हीं ने तो बनाया है। यह सव सूख्य, चन्द्र, नक्षत्र 
तथा दीपक का प्रकाश तुम्हारा ही किया है !!१% इसमें एक व्यापक 
सजन का अस्पष्ट सा रेखा-चित्र आ सका है। इस प्रकार इन काव्यों 
में कथानक की भाव-धारा से अलग केवल घटना-स्थिति के आधार 
रूप में प्रकृति को स्थान नहीं मिल्ला | इसका कारण है। प्रेम-कथा का 
कवि अपनी प्रेम भावना से इतना संवेदनशील हो जाता है कि प्रकृति 
के स्थानगत रूपों में भी उसी की व्यजना करने लगता है। इन काव्यों 
में वन, उपवन, पव॑त, सरोवर, समुद्र आदि के वन का अवसर 
आया हे, परन्तु इन सभी स्थलों पर चित्रण की रूपात्मकता से अधिक 
भावात्मक व्यंजना है। जायसी में एक भी स्थल ऐसा नहीं है जिसके 
चित्रण में आध्यात्मिक अथवा भावात्मक व्यज्लनना न हो। उसमान की 
(चित्रावली? में ऐसे चित्र अवश्य हैं। कवि एक आँधी का वणन 
करता हँ-- 

“आधे पंथ पहुँचे आई। उठी वाउ आँधी पछुआई। 

स्थाम घटा आँधी अधिकाई | भयो अपेर सरग छिति छाई | 

ऊबट वाट जाइ नहिं बूका। निश्ररदिं दूसर जाइ न सूझा || 

परी धूरि ल्'चन मुख माहों | दुहूँ कर बदन छिपाए जाहीं ||? १६ 
इस चित्र में यथाथ संश्ल्रिष्टता ६ और योजना से स्थिति का रूप 
प्रत्यक्ष होता है | लगता है उसमान प्रकृति के प्रति यथाथवादी भी रह 
सके हैं| उनकी दृष्टि इस विपय में अधिक सचेष्ट है, यद्यपि अपनी 
परम्परा के अनु/ रण में उनको ऐसे प्रकृति-रूपों को उपस्थित करने का 
अवसर कम मिला है| उसमान ने अंधकार का वणन भी इसी प्रकार 
किया है---उसने कुँअर को एक अधेरी खोह में ले जाकर डाला 
जिसके अंधकार में दिन में दीपक जला कर हूं ढ़ने से भी नहीं दिखाई 
१५ पुष्द०; दुल७३$ स्तुति-खंड सै 
१६ चित्रा०; उस० ६ ४ जन्म-खंड, दो० ६६ 


कथा-काव्य की परम्परा ६४७ 


देता । दिन में जहाँ रत्रि की किरणों का प्रवेश नहीं होता, रात में 
जहाँ शशि और तारागणों का संचरण नहीं होता। अंत्रे ने अंपेरे 
स्थान को इस प्रकार पाया जैसे मसि के ऊपर मसि डार्ली गई हो ।१४, 
इसमें आलंकारिक संकेत से कवि ने चित्र को अधिक व्यक्त कर दिया 
है। एक स्थल पर रूप नगर की पहाड़ी, का बणुन भी इसी प्रकार 
का हें--- 

“पूरव दिसि जो आदि पहारी | जनु विस करमें आपु उतारी ॥ 
भरना भरे सोहाव,न भाँती | तरुवर लागे पतिन पाँती ॥ 
बोल्दि पंछी अनवन भापा | आपन आपन बैठे साथा || 
सिखर चढ़े कूका३ वहु मोरा | परवत गूँजि उठे चहुँ ओरा |!?१९ 

यह चित्र सरल वस्तु-स्थितियों और क्रिया-ब्यापारों के साथ प्रस्तुत 
किया गया है। परन्तु इस प्रकार के वस्तु-स्थिति के आलंबन चित्र 
अन्य कवियों में नहीं के वरावर हैं। जायसी प्रत्येक दशना को किसी 
आध्यात्मिक सत्य की व्यंजना से संवन्धित कर देते हैं और अन्य 
काँवियों ने इसी का अनुसरण किया है। 

ख--आ ध्यात्मिक साधना के प्रकरण मे प्रकृति-रूपों की व्यश्नना 
के विषय भें कहा गया है। यहाँ उनकी वर्णन को शैलियों के विषय 
में संकेत कर देना है। वस्तुतः इन समस्त रूपों में 
तीन प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया ६ | 
पहली शैली में केबल उल्लेखों के आधार पर सत्यों की स्थापना 
अथवा या आध्यात्मिक व्यज्ञना की गई है। इन उब्लेखों म॑ किसी 
सीमा तक सश्लिष्ट चित्रण भी आ जाता है, पर ऐसा बहुत कम हुआ 
हैं। इन वर्णुनों में उपवन के इक्चनों तथा फूलों आदि का उल्लेख 


बर्णन की रैलियाँ 


१७ वहीं; वही $ २१ कुटीचर-खंड, दो० २३५ 
१८ वही; वही $ १७ यात्राखंड, दों० २३५ 


इ३्८्८ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


है |१६ दसरी शेंली मे व्यापारों की निश्चित योजना द्वारां प्रेम 
बट ५७ लिन 
आदि की व्यज्ञना हुई है। इस प्रकार की वणना में व्यक्षनात्मक 


/2 नि 


चित्रमबता मिलती है, यद्यपि रूपात्मक चित्रमयता इनमें भी कम है [९९ 
पर कोई-कोई चित्र कलात्मक हैं। जायसी सिंहल के तलाव का वशन 
करते हैं-- 
“ताल तलार बरनि नहिं जाहीं | से वार पार किछु ज्राहीं ॥ 
फूले कुमृद सेत उजियारे। मानहूँ उए गगन महूँ तारे ॥ 
उतर मेंघ चढदिं लेइ पानी । <मकहिं मच्छु वीजु के बानी [[?९१ 
परन्तु इस प्रकार के आलंकारिक बणुन भी कम हैं। तीसरे प्रकार 
की शैली में अति प्राकृतिक चित्रों की योजना है। इनमें भी कुछ में 
आदशश कल्पना की सादना है ओर कुछ में अलोकिक चमत्कार है। 

१९ जायसी के प्मावत में २ सिंहलद्वीप-चणंन-खंड में दो० ४ में वृक्षों का 
उल्लेख है: दो० १० में फलों का; दो० ११ में फूज़ों का | इसी प्रकार उसमान 
की चित्रावली में १३ परेवा-खंड में दो० १५६ में बच्चों का तथा को० श५८ 
मैं फूज़ों का उल्लेख किया गया हे । 

२० जायसी ने सिंइलद्वीप-वर्णन-खंड में दो० ५ “में पत्तियों के शब्द के 
माध्यम से, दो० ९ में सौन्दय्य-चित्र के साथ सरोवर में जल-पत्षियो की कीड़ा 
द्वारा; और १५ सात-समुद्र-खंड के दो० १० मैं मानसर के वर्णन में प्रकृति 
व्यापार योजना में साथक के उल्लास से तादात्म्य स्थापित कर के यह अभिव्यक्ति 
की गई दे । उसमान ने १३ परेवा-खंड में दो० १५५ में सरोवर के अनन्त 
सौन्दय्य के साथ जल-क्रीड़ा से, दो० १५७ में पत्तियों के शब्द के माध्यम से. 
यह व्यंजना की गई है। नृरमोहम्मद ले २ जन्म-खंड में दो० ७ में पृष्ष और 
अ्रमर»के माध्यप से यह संकेत दिया है । नलदमन' काव्य में पृ० १६ में पश्षियों 
के नदों से ओर ए० १७ में सरोवर वर्णन में तरंगों आदि के माध्यम से प्रेम की 
अभिव्यक्ति हो सकी है । 

२१ ग्रँथा०, जायसी $ पद०, २ सिदलद्धोप-वणन-खंड, दो० ९ 


कृथा-काव्य की परम्परा ३२४६ 


उसमान के इस वणन में आदर्श कल्पना ही प्रधान है--सरोबर तट 
की सराहना कहाँ तक की जाय जिसमें पानी मोती है ओर कंकड़ ही 
हीरा हैं। अत्यन्त गद्दरा है, थाह नहीं मिलती। निर्मेन्ञ नीर में तल 
दिखाई देता है--अत्पन्त गम्भीर और विस्तृत है जिसकी सीमाओं का 
भान नहीं होता--|?/* वस्व॒ुतः इस प्रकार की आदश्श कल्पना, इन 
समस्त काग्य्रों में नायिका से संवन्धित बन, उपवन तथा सरोवर आदि 
के बगुनों मं मिलती है । इनमें सदा वसन्‍्त या चिरन्‍तन सौन्दय्य की 
भावना है। इसके अतिरिक्त मार्ग-स्थित वणनों या अन्य प्रसंगों के 
ग्रलोकिक अतिप्राकृतिक चित्रों में भी चमत्कार की प्रवृत्ति अधिक 
पाई जाती है| जावसं 'ोध्ति-खंड” म॑ सागर का उब्लेख इसी शैली 
में करते हैं-. 
“जस बन रण चले गज-ठाटी | बोहित चले समुद गा पाटी। 
धावदि वंहित मन उरराहीं।| सहस कोस एक पल मद जादीं। 
समुद अपार सरग जनु लागा। सरग न घाल्ल गने वैरागा। 
ततखन चाब्दा एक देखाबा। जनु घोलागिरि परवत आबा । 
उठी दिलोर जो चाह नराजी | लहरि श्रकास लागि भु ई बाजी | ९३ 
इसी प्रकार के वणन जांयसी ने हास-रुम॒द्र-खंड? में किए हैं, इनमें 
बीच बीच में सत्यों का उल्लेख भी किया गया | उसमान ने रूप नगर 
के दृश्य को इसी प्रकार अलों किक वणना के द्वारा प्रस्तुत किया है |श४ 
परन्तु जायसी में यह प्रदत्त अधिक है| इन्होंने अलोकक चित्रणों के 
माध्यम से आध्यात्मिक सत्यों का संकेत दिया हे | स्वतंत्र प्रम-काव्यों में 
प्रवृत्ति आदश चित्रण की है; अलोकिक चित्रण इनमें कम हैं। 
ह ८झ--इन प्रकृति ' वणुनों को लेकर कहा जा सकता है कि इन 





२२ चित्रा०; उत्त० ४ २३ परेवा-खंड, दो० १४५ 
२३ अंथा०; जायसी ; पद०, १४ लोहित-खंड, दो० २ 
२४ चित्रा०; उस० ४ १७ यात्रा-खंड, दो० २३२ 


३५० विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


कवियों ने प्रकृति का उपयोग अपनी कथा में भावात्मक व्यंजना के 
लिए किया है | जिस प्रकार इनकी कथा का समस्त 
वातावरण प्रंम या आध्यात्मिक भावना से पूण 
है, उसी प्रकार कथा को आधार प्रदान करनेवाली प्रकृति भी इसी 
दृष्टि से प्रस्तुत की गईं है| प्रकृति का यह रूप कथानक की पृष्ठभूमि में 
वातावरण को भाव-व्यंजना प्रदान करता है। सूफ़ी कविश्ों में पर्ठभूमि 
में प्रकृति का रूप कथानक के भावात्मक उल्लास से उद्भासित किया 
गया है । श्रन्य संकेतात्मक उल्लेखों के अतिरिक्त सरोवर में स्नान के 
प्रसंग को लेकर यह भावात्मक उब्लास मग्न प्रकृति का रूप जायसी के 
बाद कवियों ने परम्परा के रूप में ग्रहण किया है। इस स्थल पर प्रकृति 
के अन्दर एक उल्लास की भावना है जो आध्यात्मिक वातावरण का 
प्रतित्रिंव है | स्वच्छुंदवादी दृष्टि से प्रऊ्तिवादी कवि प्रकृति के सौन्दय्य 
से प्रभावित होकर, उसकी चेतना की अनन्त भावना से सम-स्थापित 
करके अपने मन का उल्लास प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करता हैं। 
यही स्वच्छूंदवादी प्रद्मत्ति सूफ़ी साथकों ने इस प्रकार ग्रहण की है । 
आध्यात्मिक साधना के प्रसंग में इसकी विवेचना विस्तार से की गईं 
हू ।*७ इनकी साधना का साध्य प्रत्यक्ष हैं जो कथानक के रूपक में 
सन्निहत है ओर वातावरण के रूप में प्रकृति उसी की प्रेम-भावना से 
उल्लसित और प्रभावित हो उठती है| जायसी के इस वशुन-चित्र में 


कथा की पृष्ठ-भूमि में 





२५ जायसी ने ४ :मानसरोवर-खंड में दो० ४ में प्रकृति को मुग्ध और 

भावों से प्रतिबिंबित उपस्थित किया हे । इस अर्संग में रूप के आधार पर प्रकृति . 

स्थल स्थल पा उद्भासित|हो उठती हे।और। आह्यादित लगती है|, दो० ८ मैं, 

!4कति ओर पद्म,वती के। सौन्दय्य- के तादात्म्य)।भाव में|भी यही भाव सन्निहित 

५ है (उत््त ल की चित्र।वली" के १०॥ सरोवर-खंड. में ,.दो० ११८ में प्रकृति 

+ आइचय्ये से (चकित।और सुग्ध-मोन लगती।दे ।, नूरमोहम्मद की इन्द्रावती में 
, इसी प्रकार १९।नहान-ख॑ंड ,के दो ०*२,में/ुयददी भावना मिलती है |; ' 


कथा-काव्य की परम्परा ३५१ 


प्रकृति और सौन्दय्य का भाव तादात्म्य देखा जाता हैं-- 

“विगस कुमुद देखि सप्ति रखा । मे तेंद्द ओप जहाँ जोइ देखा। 

पावा रूप रूप जस चाहा।सर्ति सु दन्‍प्न होश रहा। 

नयन जो देखा केवल भा निरमल्न नीर मरर | 

हँसत जो देखा हंस भा, दसन-जोवि नग हीर ॥!१६ 
ओर इस में,(्षक्षति में प्रतितिवित रूप से उत्तास की भातना भी व्यक्त 
हाती हैं । 

(६--जहाँ तक प्रत्यक्ष रूप से भावों को उद्दोप्त करनेवाले प्रक्नति- 
रूपों का संबन्ध है, उनकी विवेचना अन्य प्रकरण में की जायगी [परल्तु 
यहाँ यह उब्लेग्व करना आवश्यक है कि इन कथा- 
काव्यों में प्रकृति संबन्धी जन-गीतियों की स्वलुंद- 
। भावना का क्‍या संबन्ध है। प्रक्षति की व्यापक 

विस्तार हो अथवा बारहमासा और ऋत(ु-वर्णन की परम्परा हो, सवत्र 
भावनाओं का स्वृतत्र रूप इन काव्यों म॑ं मिलता है। बारइमासा और 
ऋत(ु-वर्णन की परम्परा का विक्रात साहित्य में भी हुआ है और आगे 
चलकर इनका रूप रुठ्िवादी होता गया है | जन-गीतियों के समान ही 
इन कावब्यों में प्रक्रति का आश्रय. लेकर भावों की उद्दीम स्थित्रि का 
वर्णन किया गया है। शैली की दृष्टि से कहीं कटी गखा-चित्र आरा जाते 
हैं। जायसी के बारहमासे में---जिठ में जग जल उठा है, लू चलती है, 
बवंडर उठते हैं ओर अंगार वरसते हैं। -.चारों ओर से पवन भक- 
भोर देता है, मानों लंका को जलाकर परल्लँग में लग गईं है । आग सी 
भभक उठती है, ऑबी आती है। नेन्न से कुछ नहीं सूकता, दुःख में 
बँधी में मरती हूँ |*० इस चित्र में रेखाओं के साथ यथाथ योजना 
भी है। जायतसी के बारहमारा में प्रकृति के कालगत रूपों का सहज 


3३.५ल०मकनलभनम«कक»५न+नभ५+न०मणम ०.५. ०« 


जनगीतियों की पर. 
म्परा $ बारदमासा 





२६ भंथा०; जायसी ४ प६०, ४ सानसरोवर-खंड, दो० १५ 
२७ वही; वही £ बढ़ी, ३० नागसा-विव्य-खंड, दो० १५ 


श्र विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


भाव सन्निहित है जो अन्यत् नहीं मिलता। इसमें प्रकृति. और 

नवीय भावों का सहज तादात्म्य संबन्ध है जो जनगांतियों की 
उन्मक्त भावना भें ही सम्भव है। उस्मान का बारहमासा जायसी के 
अनुसरण पर है, पर उसकी प्रवृत्ति उल्लेख की अधिक है। साथ ही 
इसमें प्रकृति के सहज संबन्ध के स्थान पर विरह वन ही प्रसुख हों 
उठा है ।*< दुख॒हरनृदास ने वारहमासा का वणन संयक्षा शंगार के ' 
अन्तगत किया हैं| इसमें प्रकृति का केवल उल्लेख मात्र है ओर 
: संयोग-सुख तथा उल्लास-उमंग का ही अधिक वर्णन है । ये बारहमासों 
के बणन जन-गीतियों की परम्परा से ही संबन्धित है | जन-गीतियों में 
गायक आीकिवना के साथ बारहमासों का ऋतु परिबतन उपस्थित 
होता जाती है | इसी प्रकार की भावना, जैसा कहा गया है इनमें भी 
पाई जाती है। साथ ही विरहिणी स्वयं अपनी विरह व्यथा परिवर्तित 
ऋतु-रूपों के माध्यम से कहती है | इसी कारण जन-गीतियों में प्रकृति 
का मानवीय भावों से अधिक उन्मुक्त संबन्ध स्थापित होता है | इसी 
अनुसरण के कारण जायसी का .बास्हम्रासा अधिक स्वच्छुंद है; 
उसमें वियोगिनी नागमती अपनी व्यथा की शअ्रभिव्यक्ति के साथ प्रकृति 
से अधिक सहृदयता स्थापित करता है। जायसी के इन वरणनों में बह 
प्रत्यक्ष सामने रहती है| प्रत्येक "मास के चित्र के साथ वह अपनी 
भावना को लेकर स्वयं उपस्थित होती है--- 

द शू८ चित्रा०; उत्त० $*३२ पाती-खंड में बोौ० ४४१ से चैत्र का वर्णन है 
आरम्म दोता है और दो०)४५५, में फायुत वर्णन .के साथ बारहमासा समाप्त 
होता हैं। उदाइरएण के लिएइनेठ का वर्णन इस प्रकार है --. । 

“लठ तप रवि सहसन तेजा | सोइ जाने जेह्धि।कंत न सेजा। 

 अस जय तपन- तपै;एहि मास । पूतरिन्द माँह सुखावै आँसू । 
बिर्‌ह बवंडर भा विनु .. नाँह्य । जिमि जिउ पात फिरे तेहि माँदा । 
पौन उसास उठे जस आँधी । परगट होश न लाज कि बाँधी 


कथा-काव्य की परम्परा ३५ ३ 


“भा भादों दूभर अ्रति भारी। केसे भरों रैनि अँधियारी | 

मंदिर सून पिउ अनते बसा। सेज नागिनी फिरि फिरि डसा ।?? 
इसी प्रकार आगे भी विरहिणी अपनी विद को व्यकछ करते हुए कहती 
 है-अगदन मास भें दिन घट गया और रात बढ़ गई--यह कठिन 
राजे किस प्रकार व्यतीद की जाय, इसी विरद स॑ दिन रात हां गया 
है; ओर मे झपने विरद भें इस प्रकार जल रही हूँ जैसे दीपक में वत्ती |? 
इसी भाव-स्थांत मे बिर>णी को प्रकृति अपने से विरोध! जान पढ़ती 
है--“चित्रा भें मीन ने मित्र पाया, पपीद्ा पिउः को पुकारता है 
सरोवर का स्मरण करके हंस चला गया है; सारस क्रीड़ा करता है, 
खंजन दिखाई देता है | दिशाएँ प्रकाशित & गई बन में कॉँस फूल 
उठे ।...बह रामस्‍त प्रह्धति का उब्लास तो आया कनन्‍त नहीं लौटे 
विदेश भे॑ भूल रहे। ऊफ्ि बंद क्षति को सहानुभूति के दारा 
संवेदनशील भी पाती है-- 
" “पिउ सौं कहेंहु संदेसड़ा, हे भौंरा ! है काग 

सा धनि बिरहे जरि मुई, तेडिक घुर्वाँ हम्ह लाग |?१ 

उसमान का बारहमाता भी विधोगिनी की आत्मामिव्यक्ति के रूप 
में है। पर उसमे वह अ्रधिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकी है| इस कारण 
उससें व्यक्तिगत स्वच्छुद अनुभूति का रूप कम है। यह वन 
साहित्यिक ऋतु-बशन की परम्परा से अधिक प्रभात्रित ६ | साथ दी 
उसमान में प्रकृति से सहज संबन्ध नहीं स्थापित हुआ है, उनमे विरह 
वणन की प्रवृत्ति अधिक है। दुखहरनदास का बारहमासा संयोग- 
श्रृंगार के अन्तगत है और उसमें साहित्यिक रूढ़ि के अनुसार मानवीय 
क्ौड़ा-व्यापारों की योजना ही अधिक है। बीधा कृत 'माधवानल 
कामकन्दला? (विरह वारीश) में बारहमासा विपग्रल्नम्भ के अन्तगत है, 
लेकिन उस पर रीति परम्परा का अत्यधिक प्रभाव है | परन्तु सब 

२९ ग्रंथा०; जायसी : पद०, ३० नागसती-वियोग-खंड, दो० ६, ९ 

श्र 


३५४ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


मिलाकर प्रेम-काव्यों में बारहमासा का वातावरण जन-जीवन और 
जन-भावना के अधिक निकट है। 
6 १०--प्रेम कथा-काव्यों में ऋतु-बणन भी वारहमासा के समान 
जन-गीवियों से प्रभावित हैं। परन्तु इनमें प्रचलित ऋतु-वशन की 
रम्परा का अधिक अनुसरण हैं। ये कथानक के 
संयोग तथा वियोग पक्षों में प्रस्तुत क्रिए गए हैं। 
जायसी ने ऋतु-वर्णन संयोग शंगार के अन्तर्गत विंया है, परन्तु 
बारहमासे के समान इसमें स्वाभाविक वातावरण नहीं है। इससें 
क्रिया-व्यागरों का उल्लेख अधिक हुआ है, इनके बीच में यत्र-तत्र 
प्रकृति का उल्लेख मात्र कर दिया गया है |3" जायसी ने वसंत- 
बणन की परम्परा का रूप भी प्रस्ठुत किया है, इसमें अवसर के 
अनुरूप हास-विज्ञास के वर्णन की प्रधनाता है | वसंत आदि के 
अवसर पर उल्लास की प्रेरणा जन-जीवन को मिलती रहती है और 
ह उनकी गाीतियों में ध्यक्त भी होता है| इसी के आधार पर साहित्य 
में भी ऐसे बणुनों की परम्परा चली है; यद्यपि साहित्य में उन्मुक्त भावना 
के स्थान पर रुढ़िगत परम्परा को अधिक स्थान मिला हैं। जायसी 
का वणुन अधिक अंशों में साहित्यिक है ।३१ नूर मोहम्मद ने इसी 
उल्लास-विलास का वर्णन फाग-खंड में किया है। फाग भी बसंत के 
अन्तगत होता है। इस वणन में भी जन-जीवन का उल्लास तो आ 
सका है, पर प्रकृति का वातावरण बिलकुल हट गया है। अन्य प्रेम- 
काब्यों में ऋतु-वणन विप्रलम्भ शआंगार के अन्तगंत आया है। इनमें 
वियोग-व्यथा का उल्लेख अधिक ओर प्रकृति के क्रिया-व्यापारों की 
योजना कम हुई है। इनका विवेचन उद्दीपन-विभाव के प्रक रण में विस्तार 


सादित्यक प्रभाव 


३० वही; वही ; पद०, २९ पषढ-प:ठु-बर्स्य॑छ-सँड 
३१ वही; वद्दी ४ पद०, २० बसंत-खंड 


कथा-काव्य की परम्परा रफ्ृप, 


से किया जायगा |३६ उसमान ने ऋतु-वर्णन प्रसंग में प्रकृति-वन 
के माध्यम से किसी किसी स्थल पर विरह की व्यंजना की है। इस 
व्यंजना का आधार प्रकृति से मानवीय भावना कभी विरोध उत्पन्न 
करके ग्रदग करती है कभी समानान्तर रुप में | 
६ ११--कहा गया है कि प्रेम-कात्यों म॑ एक सोमा तक जन- 
गीतियों का कथात्मक वादावरण है। इस ज्षेत्र में इनकी कथाओं में 
हु प्रकृति सद८ज संबन्धों में उपस्थित हो सकी है। 
सहनुभूति कः वारइमासा और ऋतु संबन्धी बर्णुनों भें हम इस 
स्वच्छुद वातावरण भ ह गे न ० इन की थः 
बना का संकेत कर खुके हैं| इनमें कुछ स्थलों पर 
प्रक्रांत सहज रूप में मानवीय भावों के छायातपों में उपस्थित हुई हे । 
साथ हों इन कथानकों के पात्र प्रकृति के रूपों से सदज संबन्ध उपस्थित 
करते हैं | गन गीतियों की विरहिगी व्रक्धति के रूपों को श्रपना सहचर 
मानकर उनसे अपने दुःख-सुख की बात कहती है; उनके द्वारा अपने 
“विदेशी प्रियतम को संदेश भी भेजती दे। सहानुभूति के इसी स्वच्छुंद 
वातावरण म॑ इन काव्यों में सी वियोगिनी प्रकृति से संबन्ध स्थापित 
करती है, सद्बानुभूति प्राप्त करती हे | जायसी ने ही इस ग्रकृति-तंबन्ध 
को सुन्दर ढ ग से व्यक्त किया है। बाद के कवियों म॑ वह भाव-आदो 
प्रतिसा नहीं थी; उनके परम्परा पॉशिन में साइचय्य का सरल भाव 
नहीं आ सका है। जायसी ने नागमती के विरह प्रसंग में इसीव्यापक 
सहानुभूति को अभिव्यक्त किया हैं। वह पक्षियों को श्रपनत्व की 
निकट्ता म॑ संबोधित करती है--- 
भई पुछार लीन्द बनवासू | बेरिय सबति दीन्ह चिलवाँसू । 
होइ खर वान विरह् तनु लागा | जो पिठ आवे उड़हि तो कागा । 
३२ खचित्रावज्ी में १८ विरदह-खंड; नलदमन काव्य में ऋतु-वर्णन, पृ० 
१०३; पुदुतावर्ता में छत्रों रिठु रूवबंतों बीरद  रूड; माधवानल कामकंदला 
(आलम) ऋतु-वर्यन, में यही प्रवृत्ति ६ । 


३५६ विभिन्न काव्य-रुपों में प्रकृति 


हारिल भई पंथ में रोवा। अब तह पठवों कोन परेवा |??33 
इसी प्रकार वह अन्य पत्तियों से मी संदेश कहती है, पर उनकी 
वह अपनी अपनी व्यथा में व्यस्त पाती है| आगे एक पत्ती संवेदनशील 
होकर संदेश ले जाने को प्रस्तुत भी हो जाता है; यह प्रेम काव्य के 
सहानुभूतिपूण उन्मुक्त वातावरण में ही सम्भव है | इन काव्यों में पशु- 
पत्नी कथानक के पात्र के रूप में उपस्थित हुएं हैं। बीधा के विरह- 
वारीश (माघवानल कामकंदला) में वर्षा-आऋठ वशन के प्रसंग में 
माधवानल लीलाबती के वियोग में मेघ से संदेश कद्दता है । इसमें 
संस्कृत दत-काव्य का अनुकरण दी अधिक है, प्रकृति के प्रति सहज 
सहचरण की भावना नहीं है। दक्षिण की श्याम घटा को देखकर 
विप्र के हृदप को अत्यंत कष्ट हुआ; अ्रति भय मानकर माधवानल ने 
प्रीति पूषक उससे अपनी विरह वेदना कही-- क्‍ 

“हो पयोध विरहिन दुखलायक | मेरों दरद सुनो तुम नायक । 

पुहुपावती पुरी मम प्यारी | नव यौवन वाला सुकुमारी |!४४ 
बाद में माधवानल वियोग व्यथा से व्याकुल वन भें खग सृगों 
से पूछता घूमता है ओर इस वर्णना में अधिक सहानुभूति का 
वातावरण है-- 

“कहत द्रुमन सों तुमन हो, सुमन सहित छुबिदार | 
कहीं दार मेरो लख्यों, तो छुबि अजब बहार || 

बिटपन अपनो.- दरद सुनावै। जब चल्ि छोंह किसी की आवे। 

नाम आपने प्रिय कर लेही | यो. पुनि ताहि उरहना देहीं |!?३५ 
'इन्द्रावती? में कुअर अपना सन्देश पवन के हाथ भैजता है। इस 
स्थिति की कल्पना आध्यात्मिक संकेत के साथ भी सुन्दर हुई है-- 


४४ चित्रावली में ८ बिरह-खंड; नलदमन काव्य में ऋतु-वर्णन, प्रृ० 
8 ४. ब्रिरह०; बोध 3 पदली तर॑ग 
३५ वही; वद्दी : बारहवीं तरंग . .. _ 


कथा-कावध्य की परम्परा ३५७ 


जब प्रभात हुआ और प्रकाश फैला, फुलबारी में पवन प्रवाहित 
हुआ, प्रवमग को पाकर कली प्रसन्न हुई--वहुत सी मुसकराई / अर्द्ध 
मुकलित हुई! ) और बहुत सी बिद़्सी (खिल गई ) | ऐसे ही 
वातावरण में कुआअर अरनी सहानुमूत्ति का आरोप प्रकृति पर करता 
हुआ पवन ले कहता है-- 

“जा तेदि ओर वा उम्र आई | दीन्देउ मोर सेदेस सुनाई |? 
ओर पवन संवेदनशाल होकर प्राथना स्वोकार भो करता है--- 
“कुंआर संदेस पवन जो पावा | इंन्द्रावती सों जाइ सुनावा [४३६ 
इसमें प्रकृति मानबीय सदानुभूति से युक्त है। आगे इसी प्रकार 
के संवेदनात्मक लंचन्ध में सुझआा बा्तबाव करता के (३० 'च्तित्रावली? 
में यद्यपि सन्देश आदि के संबन्ध में प्रकृति का रूप नहीं आया है, 
फिर भी चित्रावली के वियोग में प्रकृति वातावरण के रूप में पूण 
“सहानुभूति रखती है | इन वणनों में आध्यात्मिक व्यक्ञना तो है दी, 
साथ दही कथात्मक प्रवाह में प्रकृति से भावात्मक तादात्मय भी है| 
चित्रावली प्रकृति को सद्यनुभूतिशील स्थिति में अपनी वेदना की 
सहभागिनी पाती है--- 

“जो न पर्माजमि जिउ मोर भाख । पूछि दुखु गिरि कानन साखी |॥ 
करें पुकार मजोरन गंवा | कुहुकि कुद्दिकि वन कोकिल रोवा | 
गयो सीखि पपिद्द मम्र बोला | अजडूँ घोखत बन बन डोला॥ 
उड़ा परेवा सुनि मम वाता | अजहुँ चरन रक्त सों राता ॥? 
केवल पत्नी ही नहीं वरन वनस्पति जगत्‌ भी उसकी व्यथा में 
सहानुभूतिशील हो उठता है--टठेसी जल कर अंगार हो गया, फ़रहद 


_असिवनकलमनननीनाननाननकनन +-५५५५-५ नमन लतापगरिकीमगनागाणणाए 





३६ इन्द्रा०; नूर० ४ ९ पाती-खंढ, दो० ३० 
३४ वही; वही : १० छुवा-खंड, दो --- 
“बैठा पत्री पर एक सुवा । रोवा खुवा नयन जल चुवा । 
देखा कु वर कीर सों कहा । ढारेड आँसू, कव॒त दुख अद्दा ॥7 


शपथ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


ने आग लगा कर सिर जला दिया। वनघष्पति जगत्‌ मेरी व्यथा को 
सुन कर बारहों मदीना पतकड़ करता है। घंघची दुःखी द्वोंकर रोती 
है, वहद् वल्लरी नहीं छोड़ती, काली मुखवाली होकर डर्गी में लगी 
रहती है !!३५ इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम 'कथा-काव्यों में 
आध्यात्मिक अभिव्यक्ति तथा कथात्मक परम्परा का अनुसरण होते हुए 
भी उन्पुक्त रूप से प्रकृति को स्थान मिल सका है। प्रकृति की 
स्वच्छुद भावना में इन कवियों की प्रकृतिवादी दृष्टि नहीं है ओर जिस 
आधार-भूमि पर ये कवि चले हैं उस पर यह सम्भव भी नहीं था । 
4 ु है है 

९ १३--राम-काव्य के अन्तगत प्रबन्ध की दृष्टि से 'रामचरित 
मानस? ही प्रमुख ग्रन्थ है। हम कह चुके हैं कि इस पर पौराशिक 
शैली का अधिक प्रभाव ५ै। पोराशिक शैली में 
धार्मिक उपदेश ओर प्रवचनों का विशेष स्थान 
रहा है | इसी कारण कथा के देश-कालगत आधार दो: वातावरण 
से अधिक ध्यान पुरागकार इनकी ओर देता है। अधि अंशों में 
धामिक श्रद्धा और विश्वासों झा प्रतिपादन ही इनका उद्देश्य है | फर 
इनमें प्रकृति को व्यापक रूप से स्थान नहीं मिल सका दो आाश्चबय्य 
नहीं | इनका आदश काव्यात्मक चित्रमय प्रत्यक्ष नहीं रहा है । फिर 
भी यह प्रद्धत्ति की बात है; बेसे पुराणों में, डिःपएकर अशशराणणउ! में 
सुन्दर काव्यमय स्थल हैं.। इसी परम्परा में लिखी गई अध्यात्म 
रामायण? में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति है। जिन स्थलों पर वाल्मीकि 
की कल्पना रम जाती है और वे प्रकृति के सौन्दय्य पर मुस्ध दो जाते 
हैं, उन्हीं स्थलों पर अध्यात्मकार केवल शान और मोक्ष की भूमिका 
प्रस्तुत करता है-- 


रशाम-काव्य कीं प्रेरणा 


इ८ चित्रा०; उस०; ३२ पाती-खंड, दो० ४४००१ 


कथा-काव्य की परम्परा ३४६, 


“एकदा लक्ष्मण राममेकान्ते समुपस्थितम | 
विनयावनतों भूत्वा पप्रच्छु परमेश्वरम ||? 
मायाजनित संसार को विच्छेद और आवरण के रूप भें विवेचित 
रने वाले लक्ष्मण के लिए प्रकृति का चतुदिक प्रसरित सौन्दर्य 
उपेक्षणीय ी है ।3९ 'रामचरितमानसः? में तुलसी की भी बहुत कुछ 
यही प्रेरणा- रही है । परन्तु यह प्रवृत्ति की बात है; वेसे तुलसी की 
प्रतिमा बहुमुखी, सबग्राही है ओर इनका आदश समन्वय है। 
यहाँ प्रकृति-चित्रण के विपय में भी यही सत्य है। अबव्यात्म रामायण? 
की प्रवृत्ति को ग्रदण करके भी इनके सामने वाल्मीकीय रामायण? तथा 
श्रीमद्भधागवत? के प्रकृति स्थल सामने रहे हैँं। राम-कवा में वन-गमन 
संग के वाद पक्ृति का विशाल क्षेत्र सामने था जाता है | इस प्रसंग में 
तुलनी न भी ज्ञान और भक्ति के उल्लेख ही अधिक किए है| लेकिन 
प्रकृति का यवाध्याय उब्लेख अवश्य आया दे, ठल्मणी कथा की 
वर्त-यिति को उिलकुल भुला नझों शाह हैं। बन-अम्ण ४ अन्दर्गत 
इन्होंने अनेक * «हों दा वएय लिया हैं और इनमे अधिदलर वे ही 
स्थल हैं जिनका दगुन वाल्मीकि में मिलता है। इन स्थज्ञों में 
बाल्मीक रामायण # बधानथ्य का संशिप्षष्ट चित्रण ६, पर पए तु नंसी 
के बणुन आदश प्र+ति का रुप प्रस्तुत करते है। :मका उन्लेख 
आध्यात्मिक ताथना के प्रकरण ५ किया गया ४६। इक साथ जनकपुरी 
प्रसंग के वित्राए भी आदशात्मक हैं। इन प्रश्वति-रूपों । चिर-बसत्न 
की भावना छे साथ स्वान-काल को सांमा नी स्वीक्षत नहीं है [४ 
३५ अध्यात्म रासायण; अरणय याण्ड; १६६ २२०० 
“स्व माया तथै बासौं संसार: परिकरप्यते | 
रूपे दे निश्चिते पूरे मायाया; कुलनन्दनः हे... 
४० बाल०, दो० २१२ में नगर के वातावरण का इलका रेखा-चित्र; 
दो० ११७ में वाठिक्रा-वर्णन कुछ क्रिया-व्यापारों की योजना; अयो०, दो० 


2६० विसिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


इन वनों की शैली व्यापक रेखा-चित्रों में की है और कहीं इनमें 
क्रिया-ध्यापारों की संज्षित योजरा भी हुई है। कभी आदश प्रकृति के 
बर्णनों के साथ चित्रण में सायात्मक प्रतितिंव भी मिलता है. आकृति 
पर यह भावों का प्रदिरजविंद कथानक को लेकर है ।४१ कभी-कभी 
तुलसी माग-स्थित बाताबसणु का उल्लेख भी कर देते हैं. राम को 
मांग म॑ दाल्मीकि आभ्रम मसिलटा है-- 

“देखत दन सर सेल सुहावन | वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए || 

राम दांख मुनि वास सुहायन | उुन्दर गिर काननु जल पावन || 

सरति सरोज विव्प बन फूले | गुंजत मंजु मधुप रस भूले || 

खग मृग पपिपुल कोलाहइल करहीं । बिरहित बैर मुदित मन चरहीं |[??४२ 
इस चित्र में प्रकृते के आदश का रूप तो व्यक्त होता दो है; 
साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता हें कि तुलसी साहित्यिक प्रक्नति 
संबन्धी परम्पराओं से परिचित थे और इन्होंने उनसे प्रभाव भी 
ग्रहण किया है | 

0 १४--इस आदश प्रवृत्ति के आधार पर यह नहीं कहा जा 

सकता कि तुलसी के सामने प्रकृति का यथाथ रूप नहीं था। 'राम- 
चरितमानस” के अन्तगत कुछ प्रकृति-रूप ऐसे भी 
हूँ जिनसे यह प्रत्यज्ञ हो जाता है कि तुलसी ने 
केवल अनुकरण ही नहीं किया है श्रोर उनके सामने प्रकृति का यथाथ 


स्वृतन्त्र वर्णन 





१३७ में चित्रकूट वर्णन, इलकी संश्लिष्टता; दो० २४३ चित्रक्ुट वर्णन उहले- 
खात्मकः उत्त०, दो० २१ रामराज्य में प्रकृति व्यापक संरिलष्ठता; दो० ५६ 
काकभुशुदि का आश्रम ह 

४१ अग्ोौ०, दो ३३६ में राम के 'आगम्तन पर. चित्रकूट में उल्लसित 
प्रकृति; दो० २७८-५ में चित्रक्ृू् में अनुकूल प्रकृति ४ अर०, दो० १४ सुख- 
मयी अक्ृति ( मोदावरी ) ह 

४२ वही ४ अयो०, दो० १२४ 


नह 


कथा-काव्य को परम्परा ६१ 


रूप भी रहा है | पहली वात तो यही है कि इस आदश प्रकृति-चित्रों 
को उपस्थित करने में परम्परा से अधिक तुलसी का आध्यात्मिक अर्थ 
है| इसकों भुला कर इन रूपों पर विचार करना कवि के अति अन्याय 
होगा । इनके राम पूर्ण-पुरुष हैं, उनके प्रभाव में प्रकृति की चिरंतन 
ग्रोर उल्लासमयी भावना सहज है | परन्तु तुलसी की कथा में आध्या- 
त्मिक आदशः चरित्र का आधार सदज स्वाभाविक मनोभावों पर है । 
इसी प्रकार जो प्रकृति-रूप राम कि सीधे सम्पक में नहीं है, वह यथाथ 
चित्रमयता के साथ है | केवल तुलसी को ऐसे स्थल कम ही भिल्ते हैं । 
क--साधारणुतः आऋतु-बणुन की परम्परा प्रकृति को उद्दीपन के 
अन्तगत मानती आई है; परन्तु तुलसी ने श्रीमद्धांगवत! के आधार 
पर स्वतंत्र रूप से उपस्थित किया है। वर्षा और 
शरद दोनों ही ऋतुशों के वर्णन के विपय में यही 
बात है | वणन के आरम्भ में &लका संकेत दिया गया है-- 
. “घन घमंड नभ गरजत घोरा | प्रिया हीन-डरपत मन मोरा ॥” 
या कथा प्रठंग से मिलाते हुए-- 
“बरवा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता के पाई ॥” 
लसी न इन वणुनों को इस रूप में एक विशेष सौन्दय्य की 
दृष्टि से ही अपनाया हं। इनमें एक ओर प्रकृति बुना की संश्लिष्ट 
योजना की गई है जिसमें प्रकृति का यथाथ रूप अपने क्रिया-्यापारों 
के साथ उपस्थित हुआ ह। साथ हो मानवी समाज से उनके 
लिए, उत्पज्ञाएं तथा उदाहरण आदि प्रस्तुत करिए गए हैं। इन्हींकों 
लेकर उपदेशों की व्यज्लना की बात कही जाती है। इसका एक पक्ष 
यह है भी | परन्तु यादे इनको प्रक्षति के पत्त में ही लगाया जाय तो 
यह वशना को भाव-व्यंजकत् करने का आलंकारिक प्रयोग है। 
प्रकृति-वर्णुन में चित्रमयता के साथ भाव-व्यंजना के लिए आरोप किया 
जाता है | इस व्यंजना में प्रकृति के साथ भाव-स्थितियाँ भरी उपस्थित 
हो जाती हैं; ओर कभी कभी तो प्रक्भति से . व्यंजित भाव ही प्रधान हो 


ऋतु-वर्णन 


३६२ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


जाता है | तुलसी के ऋठु-वर्णनों में अलंकारों का आधार सामाजिकता 
है, इस कारण व्यंजना उपदेशात्मक हुईं है| परन्तु वस्तुतः प्रकृति का 
चणन यहाँ प्रमुख है ओर समस्त आलंकारिक योजना प्रकृति के रूप 
को प्रत्यक्ष करने और कथा के अनुरूप भाव-व्यंजना को प्रस्तुत करने 
के लिए हुई है | प्रकृति के रूपात्मक पक्ष के साथ भाक-व्यंजना की 
शैली रही है, परन्तु अधिकतर इस भावना में रति-स्थायी” भाव प्रधान 
रहा हैं। तुलसी ने भागवत के अनुसरण पर यहाँ शांत स्थाथी-माव 
को आधार रूप में स्वीकार किया है। लेकिन इनकी वरना में भाव- 
व्यंजना उसी प्रकार चलती हे--“बादलों के बीच में विजली चमक 
रहे है--खल्ल की प्रीति स्थिर नहीं रहती | बादल प्रृथ्वी पर झुक क्ूम 
कर वरसते हैं -विद्या प्राप्त कर बुद्धिमान्‌ नम्न ही द्षेते हैं; वर्षा की बू दों 
की चोट पबत सह लेता है--दुष्ट के बचन को सज्जन बिना किसी 


न] 


अवरोध के सह लेते हैं। और बढ छुद्र नदी (देखा वो सद्दी) कैसी 
भरी हुई इनरा रही ह--नीच थोड़ा घन पाकर इतरा चलता है । 
पृथ्वी पर ग९से थी पानी मैल्ा यो जाता है जैसे जीब को मादा लिप 
कर लेती € |१४३ यह वर्शन कथानक से निरपेन्ष लगता है । परन्तु इस 
यथाथ चित्रण के विषय में दो यातें कडी जा सकती हैं | इस वशन 
को शम स्वयं करते हैं जो पूरे कथानक में निरपेज्ष हैं, फिर इस स्थल 
पर उनका ओर उनकी वर्णित प्रकृति का निरपेज्ञ ध्ोजा स्वाभाविक 


है। ज्ञानात्मक उपदेश भी उनके चरित्र के अनुष्प है | परन्तु तुलसी 
ने राम के चरित्र को सवृत्र इढ़ मासर्ब,य आधार दिया है। इस प्रकार 
इस प्रकृति-बर्णन में एक व्यंजया[ सन्निहित हे--लक्ष्मण, यहाँ ऐसा 
ही. होता । सुग्रीव यदि अपना कत्तंव्य मूल गया तो यह उसके अनुरूप 
है | पर महान व्यक्तियों में सहनशीलता चाहिए |? इस प्रकार तुलसी 


का यह प्रयोग कल्नात्मक हैं, ओर इसमें प्रकृति का रूप बिलकुल 





४३ वही : किष्कि०, दो० १४ 


कृथा-काव्य की परम्परा ३६ १ 


शांति के क्षुगों में देखा गया है। शरंद-ऋतु के वशन के विपय में 
भी यही सत्य है--- 
“फूले कास सकल मदि छाई | जतु बरपा कृत प्रगट बुढ़ाई। 
सरिता सर निर्मेल जल सोहा | संद छुदय जस गत मद माहा। 
रस रस सूखि सरित सर पानी | ममता त्याग करईदि जिमि स्थानी । 
जानि सरद रिठु खंजन आए | पाइ समय जिमि सुक्धत सुद्राएं ।!४४ 
इस चित्र मे उपदेशात्मक व्यंज़ना के साथ कथात्मक भाव-व्यंजना 
इस प्रकार की लगती है---'हे वन्धु, सज्जन अवसर की प्रतीज्ना संतोष 
पूृवक करते हैं; अवसर के अनुसार धौरे धीर काय्य होता है ) 
ख--इन वणनों के अतिरिक्त मी कुछ स्थल हैं. जिनसे यह प्रकट 
होता है कि ठुल्लसी का अपना प्रक्ृति-निरीक्षुण है। जैसा कहा गया 
हे ऐसे स्थल बहुत कम हैं ओर उनमें ई 
कक जे हैं। एक विशेष दान इनके बिपय सं ये डे किये 
राम के सम्पक अथवा :माव में न हैं। कदालित्‌ हरसीक्षिण इनमें 
आरदश के स्थान पर बथाथ की ित्रमबण है। प्रताउभान की झगदा 
के पलंग थ॑ बराह का रूप झोर उसके मागने की गे द नो का 
वशन कल्लाह्मद हुआ है-- ह 
“क्रित ता ये बप दीख यराह : जनु पन दुरेउ समिदरि 7 स राह | 
बड़ दिधु सादि समाद सुत्र मादों। मन कछोघ एस उंवद्य५ या | 
कोल कराल दम छुलि गाई। दतु जसाल पीवर ऋधिकाई | 
इस्घुरात पत्र आरो पाएँ । चकित ब्रिक्कोकत कान उठाएँ। 
पैक महीधर सिखर सम, देखि जिसाल हराह 
चपरि चलेउ हव सुटिकि तप हॉँकि न छोइ निदाहु ॥? 
यहाँ तक वराद के रूप का वश॒न ह; इसमें कवि की पृर्म दृष्टि 
के साथ प्रौद्रोक्ति भी व्यंजक है । आगे वराह के भागने का चित्र भी 


लक सअलन» 








४४ वही ४ वहीं, दो० १६ 


३६४ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


सजीब ह-- 
अश्र।यप देखि अधिक रव वाजी | चतेउ बराह मझत गति भाजी। 
तुरत #+६ जप सर संधाना | मद्दि मिलि गयठ विज्ञोकत वाना । 
तकि ट|% तीर मदहोस चलावा | करि छुल सुझर सरीर बंचावा | 
प्रा८ ८जत जाइ सग भागा। रिसि बस भूप चल्लेउ संग लागा | 
गयर दर वन गहन बराह । जहँ नादिन गज बाजि निवाहू |”४५ 
इस बन का यथाथ चित्र शब्द-बोजना से ओर भी अधिक 
व्यक्ष ही उठा है | इस बणुन के अतिरिक्त चित्रकूट के आदश चित्रों 
के साथ केबट द्वारा वर्शित कल्लात्मक चित्र भी इसी कोटि का है। 
इसमें प्रोह्ेक्ति सम्भव उप्परेज्ञा का आश्रय लिया गया हैं--हे नाथ, 
इन विशाल बइृक्षों को देखिए, उनमे पाकड़, जामुन, आराम और 
तमाल हैं जिनके बीच में वट दक्ष सुशोभित है, जिसकी सुन्दरता और 
विशालता को देखकर मन मोहित हो जाता है। जिनके पहल्लव 
सघनता के कारण नीलाभ हैं, फल लाल हैं, पनी छाया सभी समय 
सुख देती हे. मानों अर्ुणिमायुक्त तिमिर की राशि ही हो जिसको विधि 
ने सुपमा के साथ निर्मित किया है |।!** 

४ १५--हम कद चुके हैं कि तुलसी में विभिन्न प्रद्र॒ंतियों और 
परम्पराओं का सम्रस्वय हुआ है। रामचरितमानस? में साहित्यिक 
मम कम परम्परा के अनुसार प्रकृति का उद्दोपन रूप मित्नता 

है जिसका संकेत अन्यत्र किया जायगा। इनके 
काव्य में प्रकृति के प्रति सहचरण की भावना सी मिलता है, यद्यपि 
जन-गीतियों जैसा'स्वच्छुंद वातावरण इसमें नहीं हे | सीता-हरण के 
बाद राम सीता का समाचार--लता, तरु, खग, म्ग तथा मधुकरों? 
से पूछुते हें | परन्तु यह सहानुभूति की स्थिति इसके आगे ही प्रकृति 


४५ वहीं $ बाल०, दो० १५५६-५७ 
४४ वही ; अयो०, दो० २३७ 


कथा-काव्य की परम्परा ३६५, 


की विरोधी भावना के रूप में उद्दीपन-विभाव के अन्तगत आ जाती 
है | अगले प्रसंग में राम पशुओं में भावारोग करते हुए सद्ानुमृति के 
बातावरण में प्रकृति को संबोधित करते है--- 
“हम देख मृग निकर पराहीं | मृगी कहहिं. तुम्ह कहें सथ नादीं | 
तुम्द आनंद करहु म्ग जाए। कंचन सूग खोजन ए आए । 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं | मानहुँ मोदि सिखावन देंहीं |? * 
इस वणन में विरोधी भावना के साथ व्यंगात्मक प्रद्धति थी मानव 
की सहचरी है | 
५८ 4 भः 
€ १६--प्रारम्स में कहा गया है कि दिल्‍दी साहित्य हे मध्ययुग 
में संस्कृत महाकाव्यों के समान कोई काब्य नहीं है। परनत अलंकृत 
_.. शैली के अनुसार इस शली में 'रामचांस्काः और 
किक आस धटक 'वेलि किसन असल र को लिया हा सकता 
है। इन दोनों काब्यों में मद्याका््यों के सभी 
नियमों का पालन नहीं है। 'रामचन्द्रिका? में प्रकाश हैं एरव्तु इनमें 
अनेक छुन्दों का प्रयोग किया गया है: जबकि बेलि क्रिसन रुक 
मणी री! में कथा एक ही साथ कट्ट दी गई है। परन्तु वशणना शेली 
के अनुसार ये दोनों काव्य संस्कृत महाकाव्यों का अनुसरण करते 
हैं। वणन प्रसंगों मं लगसग समस्त महाकाव्यों में वर्शित होने वाले 
स्थलों को ग्रहण किया गया है | साथ ही ये वन कलात्मक तथा 
चमत्कृत शैलियों में दी किए गए हैं। केशव की 'रामचनिद्रिका! में 
प्रकृति-वशन के स्थल दो परम्पराओों का अनुसरण करते हैं। पहली 
में (रामायण? की कथावस्तु के अनुसार प्रकृृति-स्थलों के चुनाव की 
परम्परा है, जिसमे वन-गमन सें मार्गस्थित, वन का वणन, पंचवर्टी 
का वर्णन, पंपासार का वशणन तथा प्रव्धण पवत पर वर्षा तथा शरद 





४७ वही $ अयो०, दो० ३७ 


३६६ विभिन्न काव्य-रूपो में प्रकृति 


का वणन आता हैं ।** इनके अतिरिक्त कुछ प्रक्ृति-स्थलों को केशव 
. ने महाकाव्यों की परम्परा के अनुसार उपस्थित किया है| इ 
सूज्योंदय का वन तो कथा के अन्तगत ही आ जाता है, पर प्रभात- 
वशुन, चन्द्र-वणन, उपवन-व्णुन ओर जलाशय-बणुन मछकाव्यों 
के आधार पर लिए गए हैं| केशव ने ऋृत्रिम पवत (और नदी। का 
वर्णन किया है जिनका उल्लेख संस्कृत काव्यों में क्रीड़ा-शेल के नाम 
से हुआ है | यह राजसी वातावरण का प्रभाव माना जा सकता है। 
केशव संस्कृत के पंडित थे ओर हिन्दी के आचाय्य कवियों में हैं। ये 
अपनी प्रहति में अलंकारवादी हैं।इन कारणों से इन के वणनों में 
ः संस्कृत के कबियों का अनुकरण और अनुसरण दोनों हो मिलता है। 
इन्होंने प्रमुखत:ः कालिदास, वाण, माच तथा श्रीहृष से: प्रभाव ग्रहण 
किया €ै। कालिदास की कला का तो यन्न-तनत्न अनुकरण मात्र है, 
अधिक प्रेरणा इनको अन्य तीनों कवियों से मिली है । ऐसा नहीं हुआ 
हैं कि केशव ने किसी एक स्थल पर एक ही शेली का श्रनुसरण क्रिया 
हों । वस्तुतः किसी एक प्रकृति-रूप को उपस्थित करने में इन्होंने विभिन्न 
शैलियों का प्रयोग किया है। इसका कारण है। केशव का उद्देश्य 
वर्णना को अधिक प्रत्यक्ष तथा भाव-गम्य बनाने का नहीं है | उनके 
सामने प्रकृति का कोई रूप स्पष्ट नहीं हे। वे तो वर्णन शैलियों के 
प्रयोग के उद्देश्य को लेकर चलते हैं । ' ह 

४८ रामचन्द्रिका में ; वनवणन, प्रका० तीसरा छुं० २-३; पंचबरटी- 
वर्णन, प्रका० ग्यारह १९०२३; पंपासर-वर्णन, प्रका० बारह ४४-४६; 
प्रवर्ष्ण पर वर्षा और शरद, प्रका० तरह १२-२७; सज्येदिय-व्णन, मका० 
पाँचच १०-१५; प्रभात-वर्णन, प्रका० तीस १८-२३; वर्संत-वर्णन, प्रका० 
तीस ३२-४०; चन्द्र-बयन, प्रका० तीख ४१-४६; उपवन-वर्णन, अका० 
बत्तीस ३-२०; जलाएदड-वणुन, अका० बत्तोस २३-३६; ऋश्रिम-प्व त ओर 
नदी, प्रका ० बत्तीस २१-३१ 


कृथा-काव्य की परम्परा २३६७ 


५ १७--विश्वामित्र केआश्रम के वन-प्रसंग में केशव पहले 
केवल उल्लेखात्मक ढ ग से, देश-काल की हीमा 


वर्णना क. रूप और गे को त् 
यना क. रूप और. [ना ध्यान कए ब॒त्चों को गिना जाते हैं-- 


शीट, 


“तरस ताली सनमाल ताल हिंताल मनोइर | 

भंजुल बंजुल तित्क लकुच नान्किर वर | 

ए्लाललिन लवंग संग पूृीफल सोहे। 

भारी शुक कुल कलितनचित्त ककिल अलि मोह | 

झुन "महस कलहस छुज़ नाचत मत मभयूर गन | 
# प्रफुल्लिन फल्िित सदा रहे प्शवदास विचित्र दम ११४५ 

उक्ञों % लाद इसमे पक्षियों का उल्तेग्य सी पिक्ता दिया गंवा | 
इस वशन से प्रत्यक्ष ३ कि केशव में दन-बदगुन के लिए शा््रीव कवि 
परम्परा का पलन किया है | इस ऋषि-आश्रम के बरुन में छादश 
भावना का संकेत मिलता भी है, आगे के वन में केशव बाझः के 
अनुकरण पर परिसंखया की योजना में घटना-स्थिति को विलकुल भुज़ा 
देते हैं | इसा प्रकार सूच्योदय प्रसंग में स्व :5:ज: 5) कल्पना के आधार 
पर ये कालिदास ओर भारषि का अनुसरण करते हँ--(ऋार्दों) आ्राछाश 
रूपी वृक्ष पर अरूण मुखदाला सूलय रूपी बानर चढ़ गया; और उसने 
उसको भुकाकर दिला दिया जिससे वह तारे रूपी आकाश कुसुमों से 
विहीन दो गया |? इसी प्रकार पूष दिशा की कब्पना प्रौढ़ोक्ति सम्भव 
होकर भी 7 तरह ++- इ 7 ज, आकाश की शोभा को देखिए 
लाल झाभा से उसका मुख सुशोनित हो गया है | जान पड़ता ४, 
मानों लिधु में ग्डवारिन की ज्वाद-मालाएँ शोनित हों शबत्रा सथ्ये 
के घोड़े! को दीक्ष्य खुरी ले उड़फर पद्मचतग को घूज से दिशा ऋ।पूरित 


हि च और न 35 ि 5 जला 
हो उ3। .. / फन्‍्दु इस चित्रएठ के शान्म्भ में ही कब ने दाता 


कक, 


बन्‍ं----2०4 ० कि... «६ जन ललबलनन >+जअमर 


शक बह केशव नह कक का है ध्बर 
४६ ९ म्र०; वीपाब $ प्रकः० तेसरा छू ७ २ 


१६८८ विभिन्न काव्य-रूपों मे प्रकृति 


कल्यनाएँ की हैं-- 
परियूरण सिंदूर पूर कैधों मंगल घट | 
क्ियों शुक्र को छुत्र मक्यों सानिक्र-मबूधपठ ! 

# श्रोजिद कलित कंपाल यह किल कपालिका काह का | 
[इ छद्षित जाल कैधों लत दिग्मामिनी के साल को |?५९ 
से बन में माध से श्रीहएं की ओर जाने की प्रद्वत्ति है | इन 
समस्त बणन शैलियों को मिलाने का कारण यही है कि केशव ने सभी 
दियों ते अद्ण किया है ओर साथ ही ये श्र॒लंक्ारवादी हैं । पंचवरटी 
[ भरद्ाज-द्याश्रम के वणन बाय की अलंकृत शैली में किए गए 
हैँ | इनमें अनुकरण तथा आलंकारिता की ओर विशेष ध्यान है जिससे 
बाण जैसी रूप-योजना का नितानत अभाव है। इसमें अभेक कल्पनाएँ 
केशव ने वैसी ही ले ली हैं। श्लेष-परिपुष्ट उत्प्रेत्ञा द्वारा दंदक-बन 
का वुमन इस प्रकार है-- 

“बेर सथानक सी अति लसे |अक समृह उहाँ जगमगे | 

मेनन को वहु रूपन असे | श्री हरि की जनु मूर/हे लसे । 

पाएड्व की प्रतिमा सम लेखो | अजन भीम महामति देखो । 

है सुभगा सम दीपति पूरी | सुन्दर की तिलकावलि रूरी |” 
इसी प्रकार केशव विना प्रकृति-रूप को समन्नष रखे ही आलंकारिक 
योजना प्रस्तुत करते जाते हैं। जिस स्थल पर कल्पना चित्रमय हो 
सकी है, एक रूप सामने आता हैं। पर वह चित्र समग्र योजना में 
अलग सा रहता है और उसका रूप आलंकारिक सोन्दय्यं तक सीमित 
रह जाता है--गोदावरी अत्यंत निकट है, जो चंचल तुझ् तरंगों में 
प्रवाहित हो रही है | वह कमलों की सुगन्ध पर क्रीड़ा करते हुए. श्रमरों 
से सुन्दर लगती है, मानों सहरों नयनों की शोभा को प्रात हुईं है ।१५१ 


५० वहीं, वही ४ प्रका० पाँचवों १४, १३, ११८ 
५१ वही; वही : प्रका० ग्यारइवाँ २११ २९, २४ 


कथा-काव्य की परम्परा ३६६ 


इस चित्र में मी कवि की मान्यता के साथ काव्यनिकता अ्रधिक है। भरद्वा ज 
के आश्रम वशणान में वाण की कादम्बरी! के आश्रम -बणुन का अनु करण 
हैं | परन्त याश भें सदर वातावरण की योजना की गई 5, जब कि 
केशव केबशा आलंकारिक चमत्कार दिखा सके ६--- 
“मुया ४ जहाँ देखिये वक्ररागी | चले पिंप्यल सिक्ष बुये समागी । 
के पे शीकत पत्र हैं सत्र नोके। सुरामानुरागी रुब राम ही के। 
जहाँ बारिद वुन्द वाजानि साज | मयूरे जद नृत्पकारी विराजे १५० 
परिसंख्यालंकार की यह योजना पिता वचिश्य की प्रश्नत्ति हैं । 
प्रथासर का बणुन साधारण उठ्लेलों के आधार मात्र पर हुआ है 
केबल एक उप्रेज्ञा कवि की प्रोढोक्ति के रूप में अच्छी ई--- 
सुन्दर सेत सरासखह में करह्ादक हाठक की बाते आओ है। 
तापर भार #लो मन रोचन लोक विलोचन की रूचि रोई || . 
देखि दई उपमा जलदेबत्रिन दीरज देवन के मन मो | 
केशव केशव राय मनों कमलासन के लिर ऊपर सोद ॥?१ ३ 
इस चित्र का सोन्दयय रूप या भात्र को प्रत्यक्ष करने से अधिक 
उक्ति से संबन्धित ६। प्रवण पवत का बणनस श्लेब के द्वारा 
चमत्कार योजनाओं में हुआ » | इस प्रतंग में वी का वशन अधिक 
कलात्मक हो सका ६ | साथ ही इसमें बयां की ब्वायक सीमाओं के 
साथ कुड चित्रमवता भी झा सकी ह---घत मंद मंद ध्वनि ले गरजते 
हैं, वीच बीच में चपता चमकती है, मानों इन्द्लोक में अप्सरा नाचनी 
है | आ्राकाश में पने काले बादल सुशोव्ित है उनमे बकों की पक्तियाँ 
मन को मसंहिल करती हैं, मान तादजों ने जन से सीवियां कोरी लिया है 
ओर उसे ही वलपूतक उगल दिया है | अनेक प्रकार के प्रकाश घन से 
दिखाई देते हैं, मानों ग्राकाश के द्वार पर'रत्रों की अबरों बेंधों हो 
' ५२ बढ़ी; वही $ प्रजा ० बीतबाँ ३०, ३५ 
५३ बही; वही ४ म्रका० बारहवाँ ४९ 
छः 


३७० विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


जो वर्षा के आगमन में देवताओं ने बाँधी है !*४ आगे के वणनों 
में आरोप की भावना के माध्यम से प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग 
हुआ है | परन्तु इन बणनों में कवि की अल्ंकार-प्रियता से स्वाभाविक 
रूप नहीं आ सका है। शरद-वणन में यह प्रवृत्ति अधिक प्रत्यक्ष है। 
॥ १८--जहाँ तक कथानक की घटना-स्थिति ओर भाव-स्थिति से 
संवन्धित प्रकृति के रूप का प्रश्न है, केशव अपनी प्रदृत्ति के कारण 
सामञ्जस्य स्थापित करने में असफल रहे हैं। संस्कृत 
महाकाव्यों के आधार पर जिन रूपों को व्यापक 
क्‍ उद्दीपन-विभाग के अन्तगत लिया गया है, उनमें 
भी वणुन-वैचित्य ही अधिक हैं। प्रातः का वशन केशव कालिदास के 
रघुबंश? के आधार पर करते हैं। रघुबंश?” में प्रकृति रूप के साथ ऐ्वय्य 
का तादात्म्य स्थापित किया गया हैं; परन्तु केशव के वशुन में शान- 
विज्ञान संबन्धी उपदेशातक्रक उदाहरण दिए गए हैं जिनमे कथानक के. 
प्रति कोई आग्रह नहीं है | केशव के सामने तुलसी के समान कोई 
क्रमिक रूप-रेंखा भी नहीं ह। वे केवल कुछ उक्तियों को जुटाकर 
सजाना चाहते हैं -- 
“अमल कमल तजि अमोल, मधुप लोल टोल टोल, 
बैठतः उड़ि करि-कपोल, दान-मान कारी। 
मानहु मुनि शानदृद्ध, छोड़े छोड़े गह समृद्ध, 
सेवतः गिरिगण असिद्ध, सिद्धि-सिद्धि-घारी । 
तरणि किरण उदित भई, दीप जोति मलिन गई 
सदय हृदय बोध उदय, .ज्यों कुब॒ुद्धि नास। 
चक्रवाक निकट गई, चकई' मन मुद्ित भई, 
जैसे निज. ज्योति पाय, जीव ज्योति भासे [7५५ 
७५४ वही; वही $ प्रका० तेरहवाँ १३, १४, १५ 
४५ वही; वद्दी $ प्रका० तीसवाँ २० 


कथा नक के साथ 
प्रक्ृति 


कथा-काव्य की परम्परा ३७९१ 


हस वशन की रखाएँ साध के अनुसार चलती हैं जब कि उदाहरण 
की शैली पोराशिक है जिसे तुलसी ने अपनाया है। वसंत-बर्णन में 
आरोप के आधार पर साहित्यिक परम्परा के अनुतार प्रकृति-रूप 
उद्दीपन के अन्तगत है | चंद्र-यबणन केवल ऊद्दात्मक है जो हृप के 
अनुसरण पर ढ | इसमें चित्रमयता के लिए स्थान नहीं है, केवल 
विश्चित्र कब्पनाएँ जठाई गई हैं जो मंम्कूत के कंब्रियों मे प्रहण की 
गई हैं-- लता जी कहती हैं) बद चंद्रमा फूलों की नवीन गेंद है 
जिसे इन्द्राणी ने सू घकर फेंक दिया है, यह रति के दपण के समान है 
या काम का आसन हैँ। यह चन्द्रमा मानों मोतियं का भमका है 
जिसे सूदथ को सत्री असावधानी से भूल गई है। (राम कहते हैं) नहीं 
यह तो वालि के समान है क्योंकि तारा साथ लिए #& !?% उद्यीपन 
रूप में उपस्थित करके भी इस पित्र में केबल उक्तिल्वविचन्य है| वाग 
आदि के वणुनों में यही ग्रव॒त्ति है। केशव की अद्वत्ति प्रकृति के सहचरणु- 
रूप को प्रस्तुत करने के ब्रिलकुल विपरीत है | इनमें स्वच्लुंद 
वातावरण की कद्पना नहीं की जा सकती | परम्परा के अनुसार उपालम्भ 
आदि का प्रयोग कर दिया गया है | 
. ६ १६--हमारे सामने दूसरा अलंकृत काव्य प्रथ्वीराज रचित 
"दवेलि क्रिसन रकमरणी री! है। कलात्मक दृष्टि से यद्व काव्य भी इसी 
बग में आता है। इसमें और केशव की 'राम- 
चन्द्रिका? भें एक भेद है। यह भेद इनके काव्यगत 
आदशों का हैं | प्रथ्वीराज कवि ओर कलाकार है, 
जब कि फेशब आचाय्य तथा रीतिकाए हैं। इसी कारण प्रथ्बीराज अपनी 
कला म॑ भी रसात्मक हू, पर केशव अउना अलकार प्रयता स बशुन- 
विषय की मर्यादा का ध्यान भी नहों रख पाते। बसे पृथ्वीराज के 
सामने मी संस्कृत कवियों का आदश है। इसक्षेत्र में कविने 


२. ००+>+-+म४ननन+नमन++ «० अभकनाकान मिनरल नह भनरत लि कक 


५६ वहीं; वही ३ अका० तींखवाँ ४१, ४२ 


७ 
बलि; कन्नत्मक 
कग्य 


७२ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


न्ध्प 


कालिदास का अनुसरण किया ह। वेलि की कथा संक्षिप्त है 
कारण इसमे वस्तु स्थिति के रूप म॑ प्रकृति को उपस्थित करने का अवसर 
नहीं रहा है। केवल एक स्थल पर द्वारिका के निकट ब्राह्मण को प्वनि- 
चिन्न मिज्ञता है-- 


धुनि वेद छुणुति कहूँ रुणति संख घुनि - 
न्‌द्‌ सह्जारि नोसाण. नदः 


हेका कह देका इिलोंब्ल, 
प्र नयर सरीख. मद [१५७ 
श्न्य समस्त प्रज्ठात के बणुन कवि ने कथा समाप्त करके प्रस्तुत 
किए हैं| यह प्रकृति-योजना वाद के संस्कृत महाकात्यों के अनुरूप 
हुई है जे व्यापक उद्दीपन के रूप मे कथा को प्व+-भूमि में रखकर 
उपस्थित की गई है| इन बणुनों मे आरोपों द्वारा अथवा भाव-व्यं जना 
के माध्यम से प्रकृति का प्रयोग उद्दीपन के अन्तगत हुआ है। परन्तु 
इन रूपों में कह्ला के झाथ रखात्मकबा भी है | इनके अतिरिक्त ऋतु 
बणनों में मानवीय क्रिया-कलापों का योग भी किया गया # जिस 
प्रदृचि का विकास संस्क्ृद ऋतु-बणनों में देखा जाता है | 

क-- इन समस्त वर्णनों के बीच में कवि ने सुन्दर चित्रों की 
उद्धावना की है. जिससे कवि की प्रतिभा, मोलिकता तथा उसके सूक्ष्म , 
'निरीक्षए का पता चलता हे। पृथ्वीराज राजस्थानी 
कवि हैं, इस कारण इनके सामने ग्रीष्म और वर्षा 
का रूप ही अधिक प्रत्यक्ष हो सका $ | इनके बशनों में सब से अधिक 
स्वाभाविक ओर चित्रमय रूप भी इन्हीं ऋतुश्नों में है । अन्य ऋतुओं 


व्ीििििल।लाना ५ हटा 


कलापूर्ण चित्रण 


५७ वेलि किसन रुकमर्णी री; प्रथ्वीराज ६ छं० ४८ [ ( जगाने पर 
ब्राह्मण को ) वही वेद प/ठ की ध्वनि सुनाई दी, कद्ीं शंख की ध्वनि सुनाई 
दी; कहीं कालर की माकार तो कहों नगराड़े-का नाद सुन पड़ा । हिल्‍लोल 
शब्द के कारुए सूगर और गगर एक दी समान शब्दायमान है| रहा था ] 


कथा-काव्य की परम्परा २७३ 


में, विशेषक्र बसंत तथा मलय पवन के वर्णन में आरोप और उद्दीपन 
की भावना अधिक दे: ताथ हो इनसे परम्परा पालन भी अधिक है।. 
ग्रीष्म का बथाथ रुप कवि के सामने है--तथ वृथ्य ने जगत के सिर 
के ऊपर होकर मार्ग बनाया, सधन इन्नों ने जगत्‌ पर छाबा की; नदी 
ओर दिन बढ़ने लगे, प्रृथ्वा में कटोरता और हिमालय में द्रव भाव श्रा 
गया |! यह >सखाग्नों का उल्लेल केवल ग्रीप्म का व्यापक संकेत देता है| 
आगे कुछ अधिक गहरी रखाएँ हैँ-..'मृगवात ने चलकर हरिगों को 
किंकत्तव्यविमूड़ कर दिया; धुलि उड़कर आकाश से जा लगी । आ्राद्रा 
में वर्षा ने पृथ्वी को गीला कर दिया; गड़ढ़ें भर गए और किसान 
उद्यम भें लगे / ग्रीष्म का अगला चित्र कलात्मक है ओर अधिक 
सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देता हे--मनुष्यों को दर्ज से तपे हुए आपाढ़ 
मात के मध्याह् मे माघ मास की मेब-घछाओं ने आचलादिन कृष्णवण 
अद्धरात्रि की अपेन्ना अधिक नितननता का भान हुआ ॥५< इसी 
प्रंकार कवि वर्षा की उद्भावया करता है--मोर ध्वनि करने लगे, 
पपीहा टेर करते लगा; इन्द्र चंचल यादलों से आकाश को शंगारने 
लगा |... बढ़े ज़ोर से बरसने में पत्रतों के नाले शब्दायमान होने लगे, 
सघन मेघ गम्भीर शब्द ते गजने लगा; समुद्र में जन नहीं समाता, 
ओर प्रिजली बादलों मे नहोँसमारी | इन चित्रों । कलात्मक चित्रमयता 
है। अगले चित्र में उपया के दारा भावा विच्याक की गई है-- 
"काली करि कॉटाल उनल कोरण 
धारें श्रावग धरहरिया । 
गलि चलिया दिसों दिसि जल्लग्रभ ह 
थैमि न विरदिण नयण थिया |[४५+ 





५८ वहां; वही ४ छ० १९७, १९० 
५६ वही; वही : छ॑ं० १९४, १९६, १९५ [ क.ले कले वत्त, लःकार 
मेधों में प्रन्तभागस्थ सरवेत बादलों की कोरव,ली घद,ओं साहत श्रवण 


३७४ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 
इसमें स्वाभाविक वस्तु-योजना में भाव-व्यंजना के द्वारा विरह् भावना 
की अभिव्यक्ति हुई है। परन्तु यह मानवीय भावना के सम पर प्रकृति 
की भावमयता है। इस कारण यह प्रकृति-रूप उद्दीपन की विशुद्ध 
सौमा के वाहर का है। जब इसी भ॑ आरोप की भावना प्रत्यक्ष हो 
जाती है, उस समय प्रकृति शुद्ध उद्दीपन-विभाव के अन्तगत आती है। 

५८ हा > 

£ २०--ढोला मारूरा दूह्? के समान गशुपति रचित 'माधवानल 

काम-कन्दला प्रबन्ध! कथात्मक लोक-गीति से बहुत निकट है |$९ 
इसमें भी स्वच्छुंद वातावरण मिलता है | यह कथा 
अत्यधिक लोक-प्रिय रही है ओर अनेक प्रदेशों में 
इसका :चार रहा है| इसी नाम के दो प्रेम-काव्यों 
का उल्लेख किया भी गया है] इसमें वारहमासा वशन के दो अवसर 
आए हैं। एक में माधव के विरह का प्रसंग है ओर दूसरे में कामकंदला 
के विरह का। भारतीय जीवन में नारी का विरह ही अधिक उन्मुक्त 
रहा है; यही कारण है कि इस लोक-गीति में भी कामकंदला का 
बारहमासा अधिक भाव-व्यजक है। जैसा ढोला मारूरा दूह्य? के 
विषय में देखा गया है इसमें प्रकृति के साथ मानवीय भावों की स्वच्छुंद 
व्यंजना हुईं है। फाल्गुन मास में कोयल के स्वर से वियोगिनी विहल 
हो उठती है-- 

“कायलडी अंबय वडी, काजिल कथण हारि |. 

काम करइ धण कट्कई, जिद अकेलडी नारि ॥? 
मूसलाधार वृष्टि से पृथ्वी को जल प्लावित करने लगा । दिशा दिलश्या के बादल 
पिघल चले वे थमते नहीं, विरहि स्त्री के नेत्र हो रहे हैं ] 

६० यहाँ इसका विवेचन वाद मैं इस लिए किया गया है कि इसकी खोज 

कुछ बाद में मिल सकी ॥ एम० आर० मजूमदार ने गणपति का सर्मत १६ वीं 
शु० माना है जिसने इस लोक-गीति को काव्य रूप मैं संग्रहीत किया दे | 


एक कथा त्मक 
लोक-गीत 


फक-+ममकत-मनननकाकान+-जिननमनन टफिनननभज नया 





कथा-काव्य की परम्परा रे७फ्‌ 


ओर चेन्न मास में पुष्पित पललवित वसंत के साथ बिरहिणी व्याकुल 
हो उठी है -- 
“चन्र॒क चंपक फु अलश्रां, होडीं ले सीहकार | 
तस्अर बहु पल्लब घरइ, मारि! करइ बहु मार ॥”? 
ग्रसाढ के उमड़ते बादलों और चमकती बिजली से वह चंचल 
ही उठती ६>-- 
“'वचिहुँ-दिशि चमकइ वीजली, पादल वा बंतोल | 
दुख-दरिया मोह हूँ गई, टल्ल बलती द्रुद्दि बोल ||??९" 
इसी प्रकार वियोगिनी को व्यथा प्रकृति के साथ व्यक्त होती है । 
कृ--कामकंदला के दि-ह-प्रसंग भें प्रकृति से निकट का संबन्ध 
उपस्थित करती हुईं उपस्थित द्ोती है । कह गया हे कि गीतियों की 
बच्छुंद भावना में यह संय॑न्ध स्वानाविक है। वह 
सूच्य, चन्द्र, पवन, जल,चातक, मयूर, कोकिल आदि 
प्रकृति के रूपों के प्रति उपालंभ देती है | विरोध में उपस्थित प्रकृति के 
प्रति यह उपाजंभ सहज सहानुभूति को हीं प्रकट करता है | कामकंदला 
चातक से उम्तके उत्तेजक शब्द के लिए उपालंभ देती है--- 
“तूं संभारद शब्द तड, हूँ, मंकुं खिण मात्र । 
पीठ पीठ मुख्ति पोकर तां, गहि बरिए सबि गात्र ॥”? 
मोर के प्रति उसे कितना आक्रोश ६--- 
“मामिम-रातिं मोर ! तूं, म करसि मुआ | पोकार । 
सूता जाणी सठक दे, मारि! करइ मुक्ति मारि ॥!! 
कोकिल् के प्रति उसकी अभ्यथना में मार्मिक वेदना हें--- 
“काजी रातिं कोकिल ! ते पश्ि काली कोब। 
वोलइ रखे वीहामणा ! मुझ प्री गामि होव ॥”$ ६ 
६१ माबबा०; गणततति : छ॑ं० ५२६, ५२०, ५५७ 
६२ वहीं; वद्दी :छ॑० ३९३,३९७, ४०० 


साहचय्य भावना 


३७६ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


ओर अन्त में वह अत्यंत निकटता से पवन को अपना दूत बना कर 
अपने परदेशी प्रिय के प/स भेजती है-- 

“पवन | संदेस पाटवंठ, माहर माधव-रेसि। 

तपन लगाड़ी ते गयु, मकक मूकी पर देशि ||?”४३ 
इस समस्त बातावरण के साथ भी इस गुजराती गीति कथा-काब्य में 
“ढोला मारुरा दूह्यः जितनी स्वच्छुन्द भावना नहीं है। इसका कारण 
है कि इसमें साहित्यिक रूढ़ि का अनुसरण अधिक है | | 


६३१ वही; वही ४ छू० ६१७ 


नम पअडाशा 
विभिन्ष छाब्य-ूपों में प्रकृलि' कगझः ) 
गोति-कांत्य को परम्परा 


हु१ «जा मध्ययुग के गाति-कास्य का विकास जन गीतियों के 
आधार एप हुआ है। मय का गीन्‍-काब्य पर्दों मे सोमितई 
जिसका विकास दो 7 स्यारायं में झवन्धि। | । संतों 
की पद परशणण का वा: सिदरों कीपर शली हे. 
जिसका विकास जगगातियों के :देशत्यक अंश 
को प्रमुख्वता देकर हुआ है | वेंष्येव पद गीतियों का बिकास भारतीय 
संगीत के धंग से मावात्मकता ओर दणन त्मक्दा छो प्रधानता 
देनेवाली मन-गीतियो से सम्भव है।* संस्कृत भें जबदेव के 'गोनगोडि 


ोकिकौीरनामाकाभत फेक. न्‍ ०३५ ५... 34. 482०१ ५७-५७ न पवकीक,. फ ०& जे 7यक्‍थ०ा 


पद-गीतयाँ तथा 
साहिलिक गीतिएो 


१ वैण्व पदों का प्रचार मन्दिरों में वर, और चढ़ भगवान्‌ को सेवा के 


विभिन्न अवर्रों पर गाए जाते थे | इस प्रकार ये एद रुणगों में बंदर गए हें । 
साथ हं; इनमें जिन छंदों का प्रयेग दे वे अधिदांश जन गीतियों के हें 


३७८८ विभिन्न काथ्य-रूपों में प्रकृति 


के अतिरिक्त कोई प्रमुख गीति-काव्य नहीं है। इसका वारण संस्झत 
काव्य का अपना आदश है जिसमें स्वानुभूतियों की मनस्‌-परक 
अभिव्यक्ति के लिए स्थान नहीं रहा है। साहित्य में जन-गीतियों 
को उपेज्ञा का कारण भी यही रहा है। इनमें व्यक्तिगत वातावरण 
' प्रमुख रहता हूं | गायक अपनी ही बात, अपनी हो अनुभूति प्रमुखतः 
कहना चाहता है | साहित्यिक गीतियों में यही व्यक्तिगत अनुभूति जन- 
गीति के स्थूज्ष आधार को छोड़कर स्पष्ट मनस-परक अभिव्यंजना में 
व्यापक ओर गम्भीर होकर सामाजिक हो जाती है । हिन्दी के पद- 
व्य के विकास में कवि की स्वानुभूति को अभिव्यक्ति का अधिक 
अवसर नहीं मिला है | फिर भी भक्तों केविनय के पद ओर मीरा तथा 
संतों की प्रेम-व्यंजना में आत्माभिव्यक्ति का रूप है | इन गीति के पदों 
ओर पश्चिम को साहित्यिक गीतियों में बहुत बड़ा अन्तर है| मध्ययुग के 
आत्माभिव्यक्ति के रूप में लिखे गए पदों में स्वच्छुद वातावरण अधिक है। 
भक्त या साधक ने अपनी भावानिव्यक्ति के लिए जन-गायक के समांन 
प्रेम ओर बिरद्र का उल्लेख तीत्र भावों में और स्थूल आधार पर किया 
है| जबकि साहित्यिक गीतियों में कवि की भावना ओर वेदना का 
मनस्‌-परक चित्र व्यंजनात्मक चित्रमयता के साथ उपस्थित किया जाता 
है | इसी विभेद के कारण हिन्दी मध्ययुग के आत्मशभिव्यक्ति के पदों, में 
भी प्रकृति का स्थूल आधार सर लिया गया है और अभिव्यक्ति के 
लिए भी विशेष रूप से प्रकृति का आश्रय नहीं लिया गया | पश्चिम 
की साहित्यिक गीतियों में काव की मानसिक प्रभावशीलता के सम पर 
प्रकृति दर तक आती है; साथ ही इनकी व्यंजना प्रद्धति के माध्यम 
से की गई है| वन्दना के पदों मे प्रकृति के माध्यम का कोई प्रश्न 
नहीं उठता; उपमानों के रूप में सोन्दय्य कव्पना में प्रकृति के माध्यम 
पर विचार किया गया है। 
६२ --प्रेम के संयोग-वियोग पक्षों की व्यंजना जिन पढों में की गई 
है, उनमें भावान्दोलन के' प्रवाह में प्रकृति का रूप संकेतों में आया 


गीवि-काब्य की परम्परा ३७६ 


है। प्रयोग वी दृष्टि से प्रकृति के इस रूप में भाव तादास्स्य 5 | संतों 
ने ऐसे प्रयोग प्रतीकाथ में किए हैं | परन्तु इस क्षेत्र 
में मीया को वाणी प्रकृति के प्रति श्राधिक न्वच्छुद 
तथा सदानुभातेशील है | सना लेश्रप्यां प्रभनवरह 
की अभिव्यक्ति अद्श्य वरहणों की व्यथा के रूप में की है । इन्होंने 
आपनी करके जो बात कही है, दद उनके अनुभूति के कणों की अ्रभि- 
व्यक्ति है। इस क्षेत्र में मौरा ह अपनी विरह-वेदना का स्व॒य व्यक्त 
करती सामने आती हैं। उस समय प्रकृति उनकी सदचरी 6 और इसी 
सहानुभति के वातावरण में मौरा पर्वीद को उपालंभ देती हैं-- 

“प्यार पपइया रे कब को बेर चितारयों | 

में सूती छी अपने मबन मे, विय प्िय करत पुकार यों | 

उठि बढ व! बृच्छु की डाली, बोल बॉल कंठ साूूद 
शोर यह विरहिणो अपने मिलन के उल्लास में भी प्रदति के 
संहचरण की बात उससे भाइन_7-:” स्थापित करती हुई वाहन 
भुलत।-- रु 

“बदला रे तू जल भरि ले आयों | 

ज्ोठी छोटी बू दन बरसन लागा, को सदद सुनाव । 

सज सवारी प्रिय घर आये, व्लि मिल मंगल गायों "३ 
संस्कृत काव्य के समान हिन्दी मध्ययुग के काप्य में शात्मामिम्यक्ति का 
स्‍थान अधिक न होने के क्वारण भनःस्विति के पद! 7 प्रकृति का 
स्थान नहीं मिल सका। दम अगले प्रकरण म॑ देखेंगे के कात्य में 
प्रकृति अधिकतर परम्परागत इद्दीपन रूप में उप हुईं है। 
लेकिन मीरा ने अपनी सनोभावना के साथ प्रकृति को एक रूस पर 
उपस्थित किया हे-- 


श्र 
स्वच्छूदू भंव- 
तेदत्स्य 


वर कम जकक अटल. ढक नाक टषिनमीनमीन 3 टन... ने पलपमन«भभा जन जान “कमर 


२ पदावता; मीरा ४ प० ८१ 
३ वही; वहीं ६१० ९७ 


३८० विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


“बरसे बदरिया सावन की; साधन की मन भावन की। 
सावन में उम्रग्यों मेरे मानवा, भनक सुनि हरि आवन की |, 
उमड़-धुमड़ चहुँ दिसि से आयो, दामण दमक कर लावन की | 
नन्‍हीं नन्‍द वूं दन मेहा बरसे, सीतल पवन सोहावन की । 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, आनंद मंगल गावन की |?? ४ 
यहाँ मीरा के प्रिय-मिलन के उल्लास के साथ प्रकृति उल्लसित 
ही उठो है | इस रूप में बद भावों को सीधे अ्र्थों में उद्दीष्त न करके 
मानवीय भावना से सम प्राप्त करती है। आगे के उद्दौपन-विभाव के 
प्रकरण म॑ देखा जा सकेगा कि मीरा ओर सतों में उस ज्षेत्र में भी 
चित्र-मयता नहीं है, पर स्वच्छुंद भावना का वातावरण अवश्य है। 
९ ३-मध्यथुग की पद-गीतियों में "घटना और 'वस्तु-स्थिति का 
आश्रय भर लिया गया हैं। पद शैली में किसी विशेष वस्तु या भाव 
को केन्द्र मं रखकर उसी का छाया-प्रकाशों में 
परे गीतिद मे .+ चित्र अंकित किया जाता है। ऐसी स्थिति मे पदों 
सरित संब-आति 3 शधिकरर भावामिव्यक्ति हुई हे और उनमें 
केम्दरीभत भावना व्यक्तिगत लगने लगती है। इस प्रकार इन पदों में 
कवि की स्वानुभूति की व्यंजना न होकर नी उसको अध्यन्तरित भावना 
का रूप झा जाता है। परन्तु इन पदों में भावों की मानासक चित्रभयता 
की शोर उतना ध्यान नहों दिया गया है, जितनी भावों की वाद्य 
व्यंजना को ओर | इस कारण इन पदों म॑ भी प्रकृति का आधार स्थूल 
संकेतों म॑ रद्य है । पद-काव्य पर विचार करते समय विद्यापति का 
उल्लेख आवश्यक है। हिन्दी पद-गीतियों का आरम्भ इन्हीं से माना 
जाता है। विद्यापति की भावना ने उनके पदों में अभिव्यक्ति का 
एक विशेष रूप स्वीकार किया हे, इस कारण भी इनका महत्त्व 
अधिक है। विद्यापति के पदों में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन 


५४«॥ क्क्क ५ जगह न. 


४ दही; वद्दो ४ प० ५९ 


गीति-काव्य की परम्परा 


नि 


८१ 


है | परन्तु इस प्रेम मं यौवन तथा उन्माद इतना गम्भीर हो उठा हे कि 
उसमे कवि की अव्यन्तरित भावना ही आत्मानिव्यक्ति के रुप मे प्रकट 
होती हे | ऐसा सूर थे भी है, परन्तु विद्यांपति में भक्ति-भावना का 
आवरण नहीं है | वे राघा-द्वष्ण के प्रेम के योवन-उन्पाद से अपनी 
भावना का उन्मुक्त दादात्य स्थापित कर सके हं। इसी सम 
पर कवि ने >मानसक भावस्थितियों की अभिव्वक्त करने का प्रयास 
भी क्रिया है। इस कारण इनके पदों म॑ साहित्यिक गींतियों का सुन्दर 
रूप मिल्लता है | परत ये गीतियाँ प्र्धतिवादी गीतियाँ नहीं है | इनमें 
तो सौन्दय्य और योवन, विरद्द श्रोर संबोग की भावना व्यक्त हो सकी 
हैं। विद्यापति के वर्शनों में मनस-परक पक्ष की व्यंजगा इस प्रकार 
सन्निहित हो गई है| जब सोन्दय्य ओर योवन प्रेम की शान सक प्थिति 
को छू कर व्यक्त ढोते हैं, उस समय अनुभूति का गहरा आर प्रभावशीज 
होना स्वाभाविक है | इस गम्भीर अनुभूति के कारण विद्यापति की 
अभिव्यक्ति साधकों ओर भक्तों की प्रेम-व्यंजना के समान लगती है । 
परन्तु विद्यापति में भी मानसिक स्थिति के संकेत अ्वत्था और व्यापारों 
मं खो जाते हैं जो मफ़ियुग के कवियों को समान विशेषता के साथ 
भारतीय काव्य की भी प्रज्मतत है | 
( ४--आध्यात्मिक साधना के प्रकरण में सौन्दय्य-योजना थे 
प्रकृति-रूप पर विचार किया गया है। विद्यापति ने रोन्दब्य के साय 
योवन की स्फुरणर्शील घिति का संकेत ग़रकृति के 
विद्य पति ३ यीवन आाध्यम से दिया है। सौन्दस्योपारुदः म्कृतिवादी 
ओर सोन्दव्य « प्रक्ञति के दृश्यात्मक रूप में यीवन की व्यंजना के 
साथ आकर्षित होता है; उसी के समानान्‍्तंर विद्यारपति मानवीय 
सौन्दय्य के उल्लाममय यौवन से पित शेक्रर #रि-रूप 
योजना के माध्यम से उप्त व्यक्त करते हैं--कनकल।! मन कमहा 
युष्पित हो रहा हें, उसके मध्य में चन्द्रमा उदित हुआ हं। कोई 
कहता सेवार से आच्छादित हो रहा है; कियो का कहना है-..... 


स्वर विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


ह 


नहीं, यह तो मेधों से झाँप लिया गया हैं। कोई कहता है भौंरा 
अ्रमराता ६; कोई कहता हैे--नहीं, चकोर चकित है । सभी 
लोग उसे देख कर संशय में पड़े हैं। लोग विभिन्न अ्रकार से 
उसको बताते हैं। विद्यापति कब्ते हैँ...... ग्य से दो गुशवान 
पू् रूप प्राप्त करता हैं । 7० इस अन्य सशुश भरक्ता के समान रूप- 
कतिशरयक्ति के हारा रूपात्मक सोन्दय्य की स्थापना की गई है, साथ 
ही यौवन की चपलता का भव भी सन्निहित है जो यद्नति के स्फुरण 
शत रूप में स्थित है। इस प्रकार के प्रकृति-रूप का उल्लेख सोौन्दय्य 
साधना के ग्रतंग मे किया गया है; परन्तु वह भगवान्‌ के लोलामय रूप 
से अधिक संबन्धित था । विद्यापति ने प्रद्षति के माध्यम से थीवन के 
सौन्द्य्य को अनेक स्थलों पर व्यज्चित किया है-- 
“अखि है कि कहव किछु नहिं फूरि | 

नड़ित लतालत जलद समारल आँतर सुरसरि धारा ॥ 

तरत्न तिमिर शशि सूर गरासल चोदशि खसि पु तारा। , 

ग्म्पर खसल घराधर उतरल उलग्ल घरणी डगमग डोले || 

खरबर वे। समीरन स्थ्वर चश्चरिगण करे रोल । 

प्रणय पर्याध जउल्ते तन मोपल ई नहि युग अवसाने |?६ 
सगुण भक्तों ने इसी प्रकार की अलौकिक योजना की है। 
विद्यापति ने इस परम्परा को उनके पहले ग्रहण किया है। परन्तु इन्होंने 
इसमें सोन्दय्य के योवन-पक्षु को चंचल-रूप में व्यक्त किया है। इसके 
अतिरिक्त कवि यौवन-प्रेम के उन्माद की व्यंजना भी प्रकृति के माध्यम 
से करता है | कवि प्रकृति का उब्लेख करता जान पड़ता है, परन्तु 
व्यंग्याथ में यौवन का उद्दाम प्रेम है--'जाती, केतकी, कुन्द और 
मंदार और भी जितने सुन्दर फूल दिखाई देते हैं, वे सभी परिमलयुच्त 

* ५ पदावली; विद्यापतिे $ प० १६ 
६ वहीं; वही 2: प० ५८६ 


३८४ विभिन्न काव्य-रुपों में प्रकृति 


इस रूप को विशुद्ध उद्दीपन से अलग मानकर उल्लेख करते आए 
हैँ | इस रूप में प्रकृति का संयन्ध घटना-स्थिति तथा 
भाव-स्थिति से हैं, अबकि विशुद्ध उद्दीपन सें बह 
सी आलंबन की प्रत्यक्ष स्थिति से उत्पन्न भार्वों को प्रभावित करती 
| उद्दोगन-विभाव के शसंग थे इसको झधिक स्यष्ट किया जा सकेगा। 
विद्यापति ने प्रकृति को मानवीय भावों ० सम पर या विरोव में उपस्वित 
पर ये बणन अभिसार का उद्दीपषक वातावरण निर्मांश करते 
| हन चित्रों म॑ं अधिकांश में विरोधी भावना लगती है जो रुकावटों 
के रूप भे है ओर इस सीमा पर प्रकृति उद्दीपन के अन्तगत आवेगी। 
लेकिन यहाँ हृदव के उद्वंग श्र उसकी दिहुलता को देत्कर प्रकृति का 
वातावरण भी उसी के सम पर चंचल है-- 
“पगने अब घन भेह दास्ण सघन दामिनि ऋूमकाड़ | 
कुलिश पावन शब्द कनकन पवन खरतर बलगई | 
सजनि आजु दुरदिन भेल्ल । 
कनन्‍्त हमरि नितान्त अ्रगुतरि सड्डत कुन्नहि गेल | 
तरल जलधर बरिखें कर-भर गरजे घन घनघोर (१९ 
इस सम समस्त योजना में भी प्रकृति में प्रतिघटित सम भाव-स्थिति 
मे उद्दाम कामना का रूप झलक जाता है। विद्यापति में प्रकृति भी 
यौवन दे उल्लास के साथ ही उपस्थित होती है--- 
भलकइ दासिनि रणा समान । रमन शब्द कुलिश कम रान | 
चढ़व मनोरथ सारथि काम | तोरित मिलायव नागर ठाम ||?१+* 
विरद्द ओर संयोग के पक्षों में प्रकृति का उन्लीपण-प7 उपस्थित होता 
है, साथ ही इनमें वारहमासा और ऋतुब्त की परम्परा भी 
मिलती है। इनका रूप अधिक स्थतत्र है, इसमें प्रकृति के संक्षिप्त 


७ 


भव स्सद सात 


जा हा 


श्णा) 
न 


१० ब्द्दी; वही ३१० २९० 
११ वहीं; वही ४ १०७ २९२ 


गीति-काव्य की परम्परा श्८्प, 


उल्लेख के साथ भावों की अभिव्यक्ति की गई है। विद्यापति के पदों 
में साहित्यिक कल्लात्मकता के साथ प्रकृति के प्रति स्वच्छुंद सहचरण' 
की भावना भी मिलती है। इस पद में वियोगिनी की आम5यक्ति 
प्रकृति के प्रति सहत्न सौहाथ के साथ हुई ह-- 
'भोराहि रे अगना चाँदन केरि गछिओआा 
ताहि चढ़ि करूरल काक रे | 
सोने चब्चु बंधए देव मोरा बाश्रस 
जञ्मी पिश्चा आश्रोत आज रे ॥”? १६ 

ह ६--मध्ययुग में कृष्णु-भक्ति के अन्तर्गत पद-गीतिणों का अधिक 
विकास हुआ है। अनेक कवियों ने पदों में कृष्ण की कथा और 
लीलाओं का वर्णन किया हैं। कृष्ण-काव्य के 
विस्तार में पद-शैली का प्रयोग विभिन्न काव्य-रूपों 
में हुआ है । पदों का प्रयोग कथा के लिए भी 
हुआ है, इस कारण इसमें गीतियों की भावात्मकता के साथ वरना 
को भी विस्तार मिला है | इन पदों में अध्यन्तरित स्वों को अभिव्यक्ति 
का रूप मिला है, साथ थी इनमें वस्तु और घटना का ब्ुनात्मक 
आधार भी अस्तुत हुआ है। पीछे हम देख आए, हैं कि भक्तों 
के लिए. भगवान्‌ की लीला-भूमि ओर बिह्ार-स्थली आदश ओर 
अलोकिक हैं। उसमें प्रकृति का रूप भी ऐसा ही चित्रित हैं । गोकुल, 
वृन्दावन ओर यमुना-पुलिन तक कृष्ण-लीला का क्षेत्र सीमित है जिसके 
आदश रूप की ओर आध्यात्मिक प्रसंग में संकेत किया गया है । यही 
बात तुलसी की गीतावली के “चित्रकूट आदि वर्णनों के विपय में सत्य 
है| वणनशैली की दृष्टि से इनमें व्यापक संश्लिष्ठता है, कुछ स्थलों में 
कलात्मक चित्रण भी हैं | लीला से संब॑न्धित स्थलों को प्रमुखता देकर 
स्वतंत्र काव्य-रूपों की परम्परा भी चली हे। लेकिन कृष्ण-काव्य के 


यपद-गी तियों के विःभन्न 
कव्य-रूप 


१२ वही; वही ४ प०७ 5०२ 
र्प् 


३८६ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


अन्तगंत ही इन रूपों का विकास हुआ है। उसका कारण है कि 
कृष्णु-भक्ति की साधना में लीला के साथ विभिन्न लीला पदों का विकास 
हुआ ओर वाद में इन्हीं के आधार पर काव्य-रूपों की परम्परा चल 
निकली | लीला की भावना के आकृषंण के कारण इनका प्रयोग 
राम-भक्तों ने तथा एक सीमा तक संतों ने भी बाद में किया है। 
क--भगवा न्‌ कृष्ण की लीला-भूमि बृन्दावन है। उसके आदश 
सौन्दय्य तथा उल्लासमयी भावना के विषय में कहा जा चुका हैं ४ यह 
वृन्दावन भगवान की चिरंतन लीला स्थली का 
प्रतीक है । इस कारण भक्तों ने लीला प्रसंग में 
'इसका वणन किया है । बाद में वृन्दावन से संबन्धित काव्य-रूपों का 
विकास हुआ |*3 इस काव्य-रूप में बुन्दावन की स्थली के चित्रण के 
साथ भक्ति-भूमिका के रूप में उसका माहात्म्य भी वर्शित है। लीला- 
स्थली के रूप में द्न्दावन का चित्रमय और भावमय वर्णन रास और 
विहार बणनों मं ही आया है | इसमें प्रकृति की उल्लासमयी भावना 
में मानवीय भावों की सम स्थिति है। क्ृष्णदास भक्त की भावना के 
सम पर दृन्दावन को इस प्रकार उपस्थित करते हैं--- 
“कुसमित कुंज विविध बृुन्दावन चलिए नंद के लाला । 
पाडर जाई जुही केतकी चंपक वकुल गुलाला | 
कोंकिल कीर चकोर मोर खग जमुना तट निकठ मराला। 
त्रगुश समीर वहत अलि गुजत नीकी ठोर गोपाला | 
सुनि मृठु वचन चले गिरिवरधर कटठि तदि किंकिन जाला। 
नाना केलि करत सखियन संग चंचल नेन विसाला [४१४ 


0 +र>+__-न्‍कन्‍५ जा. 34७७० स>2म मत 


वृन्द[|वन-वण न 





२३ दृन्द(वन से सबन्धित काव्य--बृन्दावन-शतक, भागवतमुन्ति ३ 
वृन्दाबन-शतक; रसिक प्रीतम $ दुन्दावत-शतक; श्रवदास ४ भीर्‌ मुक्तकों की 
शैली में वृन्दावन प्रकाशमाल; चन्प्रलाल । 

१४ पुष्टिसार्गीय पद-संग्रह; पृ० १०, प० ५२ 


गीति-काव्य की परम्पण श्द्ू७ 


इस पद ये क्रीड़ा की प्रठ भूमि में इन्दावन पर भक्त रूप गोपियों 
की मनःस्थिति की प्रतिक्राया पड़ रधे ३ | श्रागे के स्वतत्र रूपों में लीला- 
मयी भावमयता के स्थान पर उसका महत्त्व और मोहात्म्य ही बढ़ता 
गया है| करों कहीं भावों का प्रतिजिव आ जाता हे--्न्हाबन की 
शोभा देखकर नेत्र ध्मन्न हां गए। रवि-शशि आदि समस्त प्रकाश- 
वान्‌ नज्ञत्रों- को उत्त पर न्‍्याछावर कर दें | जिसमें लता लता कव्पतर 
है जो एक रत रहती हैं ओर जद यमुना तद छुलकता है | उतरे झा नन्‍्द 
समूह बरसता है; सुगन्ध ओर पराग रस में लुब्घ प्रमर मधुर गुजार 
करते हैं ।!*% पर आगे इन्दावन के ग्रसंगों में माहात्य कथन है -- 
“जि कल जो&त विमोहत सु हूं है कब 
वृन्दकुज॒ पुज अमर अमावका। 
आनंद मे कूम घूम वर्तोंगी विलास मृमि 
आरत को तूमि जैस सुख पावे होव का !!?१६ 
ही काव्य-रूप कवित्त-सवैया मे रोति-एरम्परा से प्रभावित होकर 
अधिक वेचित््य-युक्त होता गया है। भक्ति भावना से आरम्भ होने 
वालो काय्य-परम्पयरा को रीति-काल के कवियों ने इस प्रकार अपना 
लिया ह--- 
“कऋुज़ माँड हे घाट हैं सीतल सुखद सुढार, 
तहाँ अनूठी रीति सों भूमि कुकी ठुम डार | 
बह डारी प्यारी लगे जल में कलके पात 
द वा सोभा को देखि के पेड़ चख्यो नहि जात |?१७ 
ख--हक्षष्णु-काव्य के अन्तगत लीला ओर विद्दर को लेकर काव्य 
रूप की परम्परा चली है | इस परम्परा में दो प्रकार "के दाप्य-रूप पाए 


१५ वृन्द्रवन शतव; भुवरुस ४ १५२५, ५४, १६ 
१६ इन्दा०; भागवत मुद्दित 
१७ बृन्दा ०; चन्द्रलाल 


श्८ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


जाते हैं। एक में विद्दार की व्यापक भावना को लेकर चला गया 
है ओर दूसरे में विशेष रूप से रास-लीला प्रसंग 
लिया गया है। परन्तु इन दोनों में प्रकृति का प्रयोग 
समान रूप से हुआ है ।।* इनमें प्ृष्ठ-मम के रूप में लीला की उल्ला- 
समयी भावना को ग्रतिर्िबित करती हुई प्रकृति उपस्थित हुई है; साथ 
ही इनमें आदश-भावना भी सन्निहित है| नग्ददास रास की स्थली 
को इस प्रकार प्रस्तुत करते हँ--- देवताओं में रमारमण नारायण 
प्रभु जिस प्रकार हैं उसी प्रकार वनों मे बन्दावन सुन्दर सबदा 
सुशोमित है । वहाँ जितने वृक्षों की जातियोँ है सभी कव्पद्रुम के समान 
हैं; चिन्तामणि के समान भूमि है... ...। सभी वृक्ष आकांस्तित फल 
को देने वाले हैं; उनके बीच एक कल्पतर लगा हुआ है उसका 
प्रकाश जगमगा रहा है; पत्र-फल-फूल सभी तो हीरा, मणि और मोती 
हैं ।..:...और उस कब्पतरु के वीच में एक ओर भी अद्भुत छुबि 


रास और विद्दार 


श्प विद्र-वर्णन की परम्परा मेँ अनेक काव्य-प्रंथ दें । सर और बन्‍द- 
दास के पदों में अनेक प्रसंग हैं; गदाघर की वानी $ रहसि मंजरी; भ्‌ वदास ४ 
जुगुल-सतक; श्री भट्ट $ श्री हरिदास के पद. श्री किशोरीदास के पद : र॑ग- 
ऋर; सुन्दर कुमारी ; विद्वार-वाटिका; नागरीदास $ अनुराग बाग; दीनदयाल 
गिरि : सुख-मंजरी; रतिमंजरी; धुवदास : छुख-उल्‍्लास; वल्‍लम रसिक्र : केलि- 
माला; इरिदास स्वामी ; महाब[नी; इरि व्यास देव; राधारमण रस सागर; 
भसनोदरदास ४ रसिकलता; अनन्दलता; डुलासलता आदि; रसिकदास (देव) 
रित्य-विद्वार जुगुल ध्यान; रूप लाल गोस्वामी : नित्य-विहार जुगुुल ध्यान; 
आनन्दरसिक $ चौरासी पद; द्वित इरिवंश। इन लौलाओं के अतिरिक्त रास 
से संबन्धी काव्यों में सर का सरसागर और नन्‍्ददासं के पद तथा “रास 
' पैचाध्यायी? $ रस-विलास; पीताम्बर ४ रास पंचाध्यायी; रास विलास: रास- 
लीला; दस्सेदरदास ४ रासविहार लीला: भ्रवदास 5 रासपंचाध्याथी; रामकृष्ण 
चौंबे $ पंचाध्यायीं; सुन्दर सिन्हा । 


गीति-काव्य की परम्परा श्द्द 


सुशोभित ६--उमकी शाखाओं, फल-फूलों में हरि का प्रतिबिंव 
है। उसके नीच स्वणुभयी मशणि-मृमि मन को मोहती है। उससें 
सबका प्रतिदित ऐसा लगता है मानों दूसरा वन ही हो | प्रथ्वी और 
जल में उत्पन्न होनेवाले फूल सुन्दर सुशामित हैं; बहुत से भ्रमर उड़ते 
हैं जिनसे पराग उड़ उड़कर पड़ता है और छुवि कहते नहीं वनती 
प्रेम में उमंभित यमुना तटों पर डी अ्रत्यधिक गढरी प्रवाहित है ओर 
उमंग कर अपनी लहरों से मणि मंडित भूमि के झाश कर रही है|? १४ 
इस चित्र में भगवान की लीजा-स्थली होने के कारण आदशं का 
रूप है जिसका उल्लेख साधता के प्रसंग मे विस्तार से किया गया 
है। परन्तु इसको कलात्मक वणना शेल्ली क लेत करना आव- 
श्यक है साथ हां भावात्मक प्र॒उ-मृमि की व्यंत्रना भो इसमं सन्निदहित 
है। यह लोचा का विशेष अवसर हे, पर अन्य लौदा के प्रनंगों में 
भी इस प्रकाः के चित्र आए. हैं। गदाधर भट्ट लीला की एए-मूमि 
कादिशगी-एविए को इस सरकार उपस्थित करते हं- 

काल्िन्दी जह नदी नील पिर्मल जच आज | 

पशझ मध्य बेदांस वेशद्व इब रू) बिर जि | 

रक्तपोत शत अधिल लसित दस सोभा । 

टाच टाल मद लोल अ्मत मधुकर मधुयोना | 

द्ारस कार कलहेंवत कोक कोल्लाइल फारें। 

शगनितय छल्षत पक्षचि जाति क३०हि नि दारो | 

पुलिन पव्ित विचित्र रजित बाता मति झोती। 

लज्जित हैं से सूर निसि वासर होती ४६९ 


१९ शुसपंच.ध्य।र्य; नन्‍्दद[स $ प्र० अध्या० । यह काव्य प्रबन्धात्मक 
है, परन्तु जीजा के अन्तर्गत द।ने से यहाँ इसका उल्लेख किया गया है। रोला 
छंद में जन-गौतियों से संवन्धित हें और इसमें संवीत,त्मक प्रवाह भी है | 

२० बानी; गदधर भट्ट $ पद ३, ४ 


३६० विभिन्न काव्य-रूपों म॑ प्रकृति 


इस विहार की आधार-भूमि के आदश-चित्रण में आनन्द व्यंजना 
निहित है जो स्थिति के अनुकूत् है । यह उल्लास की भावना परि- 
स्थिति के सम पर प्रझ्ञति के क्रिया-कलापों से ओर मी प्रतिघटित जान 
पड़ती ह--“विद्यर की लीला-स्थली में कुंत कुज इस प्रकार बने हैं 
मानों मस्त हाथी हों; पवन के संचरण से लताएं तुरंग के समान 
नृत्य कर उठती हैं; अनेक फ़ूजञ पुष्पित हों गए हैं, मानों इन्दावन ने 
अनेक रंग के वस्त्र धारण किए है |!*१ इस चित्न में कश्ात्मकता के 
साथ भाव-व्यंजना है जो आरोप के आश्रय पर हुई है| रास के अब- 
सर पर नन्ददास ने प्रकृति को भावोल्लास में प्रस्तुत किया है। इस 
लीला-मूमि में परिस्थिति के उपयुक्त आन्दोल्लास को प्रकृति ध्वनित 
करती है--- 

“छुबि सो फूले अपर फूल, अस लगति लुनाई ! 

मनहुँ सरद की छुपा छुबीली, विहसति आईं; 

ताही छिन उड़गन उदित, रत रास सहायक ; 

कुंकुम-मंडित प्रिया-वदन, जनु नागर नायक । , 

कोमल किरन-अरुनिमा, बन मैं ब्यापि रही यों | 

मनसिज खेल्यो फाग. घुमड़ि घुरि रहो गुलाल ज्यों | 

मंद मंद चाल चारु चंद्रमा, अ्रस छुबि पाई। 

उम्रकत है जनु रमारमन, पिय-कोतठुक आई |??९६ 
इस चित्र की शेली कलात्मक ओर भाव व्यंजक है | श्रीमद्धागवत 
के रास-प्रसंग के अनुकरण पर द्ोकर भी इस योजना में गति के 
साथ अपना सोन्दय्य भी हे। यह प्रकहुृति का वातावरण अपने 
सोन्दय्य के साथ उस रास के महान अवसर का संकेत भी देता है जो 
भक्तों के भगवान्‌ की चिरतन लीला का एक भाग है। 

२१ वनविद्दार लीला; श्रुवद,स $ १३, १४ 
२२ रास 4०; नन्द० ३ प्र० अध्या० 


गीति-काव्य की परम्परा ३६६ 


(+) रास और विहार प्रसंग के अन्तगत प्रकृति के प्रति 
साहचय्यू-भावना का रूप भी मिलता है | इसका इस दिव्य प्रसंग में विशेष 
अवधपर नहीं है। रास के अवसर पर भक्तों के अहं- 
कार को दूर करने के लिए क्षणिक वियोग की कल्पना 

की गई है | इस स्थिति में मानवीय सहज साव-स्थिति में गोपियोँ क्षष्णु का 
पता इलक्चों आदि से पूछुती फिरती हैं-'हे मंदार, ठुम तो महान्‌ उदार हो! 
ओर है करवीर, तुम तो वीर हो ओर बुद्धिमान भी दो ! क्‍या तुमने मन- 
हरण धीरगति कृष्ण को कहीं देखा ६ । हे कदंव, हे आम ओर नीम, 
तुम सब ने मौन क्‍यों धारण कर रग्बा है। बीलते क्‍यों नहीं | हे बट, तुम 
तो सुन्दर और विशाल हो । तुम ही इधर-उधर देख कर बताओ ।१६३ 
प्रह्ठ प्रसंग भागवत के आधार पर उपस्थित किया गया है। परन्तु 
नन्‍्ददास सें यह स्थल संक्षित है साथ ही अधिक स्वाभाविक हैं। हम 
देख चुके हैं कि सहानुभूति के वातावरण में प्रकृति के प्रति सहचरण 
की भावना में उससे निकट का संबन्ध स्थापित करना जन-गीतियों 
की प्रवृत्ति है। काव्य म॑ प्र्ृति के प्रति हमारों सहानुभूति उससे सहज 
संबन्ध उपस्थित करती है ओर यह भावना काव्य में जन-गीतियों से 
हण की गई ह। भक्तों के पदों में इसके लिए. अ्रधिक स्थान नहीं 
रहा हैं। फिर भी साधक के मन का कवि प्रक्कति के इस संबन्ध के 
प्रति आकर्षित अवश्य हुआ है | सूर इसी विरह प्रसंग के अवसर पर 
गोपियों की मनःस्थिति को प्रकृति के निकट सहज रूप से संवेदनशील 
पाते हैं। गोपियाँ वियोग-वेदना भे प्रकृति को अपना सहचरी मानकर 
'जसे पूछुती हँ--हे बन की वल्लरी, कहां तुमने नंदनन्दन को देखा 
है। है मालती, में पूछ॒ती हूँ क्या तूने उस शरीर के चंदन की सुगन्ध 
पाई है।... ...मसुग-सूगी, द्ुम-वेलि, वन के सारस ओर पक्षियों में 
किसी ने भी तो नहीं बताया ।... ... अच्छा तुलसी तुम्हीं बताओ, ठुम 


'ऊ धंंक्रजजफ कक 


सहचरण की भाव ना 





अिल्णा कमर परम इकमृ 


२३ बढ़ीं; वद्दी ४ 5० अध्या० 


६२ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


तो सव जानती हो, बह घनश्याम कहाँ है ! हे मृगी, तू ही मया कर 
के मुझसे कह ... .. हे हंस तुम्हीं फिर बताओ ।*४ यह प्रसंग जैसा 
कहा गया है भागवत के अनुसरण पर है; परन्तु सूर ने इसको सहज 
वातावरण प्रदान किया है जो पदों की भावात्मकता से एक रस हो 
जाता है। यहाँ गोपियों का वार-बार उपालम्भ देना-- 

“पसग म्गिनी दम बन सारस खग काहू नहीं बतायो.री ।?? 
स्थिति को अधिक सहज रूप से सामने रखता है, और “गोद पसार? 
कर प्रकृति दे रूपों मया? की याचना करना अधिक स्वाभाविक भाव- 
स्थिति उत्पन्न कर देता है। 

, ६ ७--रास तथा बिहार आदि प्रसंगों के अन्य प्रकृति-रूपों की 
विवेचना या तो आध्यात्मिक साधना के अन्त/त की जा चुकी है या 
उद्दपन-विभाव के साथ की जायगी। परन्तु यहाँ 
इन पद-गीतियों के समस्त विस्तार में प्रकृति के 
प्रति साहचय्य भावना का जो स्वच्छुद रूप मिलर्ता 
हैं उसका उल्लेख, कर देना आवश्यक ६। अभी रास के प्रसंग में 
इसका डब्लेख किया भी गया है। रास ओर बिहार संयोग के 
अन्तगत ६। परन्तु यकृृति के ग्रति हमारी सहानुभति उत्हुक 
वियोग के तज्षणा म॑ ही उससे अधिक निकट का संबन्ध स्थापित करती 
है। भोषा विरह में प्रकृति उद्दीपन के रूप में तो प्रस्तुत हुई ही है 

परन्तु उसी प्रसंग में गोपियाँ अधिक संवेदनशील होकर उससे निकथ्ता 
का अनुभव करती है। इस क्षेत्र में सूर की संवेदना गोपियों के माध्यम 
से अधिक व्यक्त तथा सहज हो सकी है | सूर की गोपियाँ प्रकृति को 
सी अपनी व्यथा से भावसग्न पाती हैं| उनके सामने यमुना भी उनके 
समान विरह-ध्यथा से व्याकुल प्रवाहित है ओर इस माव्यम से वे 
अपनी सनःस्पति का प्रतिविब प्रकृति पर छाया देखती हैं-- 


2०... कनन अनननननीयमशनननलन व... + व्सनीटरन अनार 


२४ पुरसा०; पश०, पर ६१५०८ 


नह ० पक, पक 2 कल हक 
के 

अेध्न डॉ ७४ ५३ 

४ 


प्रकृति-सह चय्य 





गेति-काब्य की परम्परा ३६ ३ 


“दिखिआ्ति कालिंदी झतिकारी | 
गे पृथिक कढियों उन हरिसों भई' विरह ज्वर जारी | 
मन पथक्र ते पर धरणि घुकि तरंग तल्नक नित भारी | 
तट वारू उपचार चूर जल परी प्रगेद. पनारी | 
विगलित कच कुच कास कुल्निन पर पंकजु काजल सारी | 
मनमे॑ प्रमर ते श्रमत फिरत है दिशि दिश दीन दुखारी । 
निशि दन चकई वादि बकत है प्रेम मनोहर छारो | 
सूरदास प्रभु जोई' यमन गति सोइ गति भई हमारी ॥?९५ 
इस प्रकृति-रूप में गापी की मावना का तादाकमप्र श्वापित हुआ 
समे बाह्य आरोपों का आषार लिया गया है और यह मसारतीय - 
काव्य की अपनी प्रग्ृत्ति है। इस ओर संकेत किया जा चुझा है कि 
भारतीय साहित्य में भाव-व्यंजना को बाह्य अनुभावों के आधार प 
व्यक्त काने की प्रद्नेति रही है | इस कारण फायि की सानना को इसी 
ग्राधार पः झपिक उचित छझवय से समझा जा मढपा ४ । अन्यथा कवि 
के प्रति अन्याय &ना सम्भव ढे, जसग कि कुछ दा।लोचकों ने किया सी 
है। इसी 7हझार का सदा नुभूति पूछ ब्याबरण दूं” बादल को लेकर 
उपस्थित कप्त है। गोपियाँ उसके प्रा/ि झपना सोहाब स्थापित बरस्तों 
हुई परदेशी झष्णु दो उपात्षम्भ देगी हैं शो. इस पियपिर जाए + अपर्ी 
सहानुभूति को निकट से बन्ध में पाती हैं - थे बादल भी परसने के लिए 
आग गए, दे मंदमन्दग, देखों ते सही ! थे अपनी झायधि को समझकर ४ 
आकाश में गरज घुमड़कर छा | है सम्ि, कहते हैं ये ता ऐेव 
लोक के बाली हैं शोर क्लिः दसरे के भंचक भी हैँ । फिर भी ये चातक 
ओर पपीहा की व्यथा को समझकर उतनी दर से आए हैं और देखो 
इन्होंने वणों को इरा कर दिया है। लताओं ८ र॒दिया 
झोर मतक दाहरों को जीवन दान किया हे | रुघन जोड़ में पत्तियों को 


क्र 


हक! 


| 
। 


करन ममन>मकतानननी पान की नि।ख नी +ग किन नमाज गाज पिन गर | 7 लिन मं फस्क्‍--नमनपीलननननभण्नवन-+--क-े, 


२५ वही; वही; पद २७१५८ 


३६४ विभिन्न काव्य-रूपों मे प्रकृति 


बिक 
भू भर 


सिंचित करके उनका मन भी प्रसन्न कर दिया है | हे सखी अपनी चूक 
तो कुछ जान पड़ती नहीं, हरि ने बहुत दिन लगा दिए। रसिक- 
शिरोमणि ने तो मधुवन में वसकर हमें भुला ही दिया |?*६ इस वर्षा 
के सुन्दर चित्र में, बादलों के थति ही नहीं, वरन्‌ समस्त प्रकृति के प्रति 
गोपियों को मावग्रवेलता प्रत्यक्ष हो उठी है। इसमें भारतीय जीवन 
के साथ वर्षा का संबन्ध भी व्यक्त हुआ है। यद्यपि यह स्थल धूर में 
अकेला है, परन्तु सूर की व्यापक सहानुभूति का साक्षी हैं। इस 
चित्र में उद्दोपन की सावना विलकुल नहीं इसमें प्रकृति सहज तथा 
सहानुभूतिपूण वातावरण को उपस्थित करती है। 
७... के]-इसीसे संबन्धित प्रकृति के प्रति उपालंभ की भावना का रूप 
आता है [ उपालस की भावना में स्नेह की एक 
गम्भीर व्यंजना षी छिपी रहती है । भ्रमर-गीत में 
यह भावना प्रकृति के प्रति अनेक प्रकार से व्यक्त हुई है| परन्तु इस 
प्रकार का रूप विरह के प्रसंग मे अन्यत्र भी आया ह।सूर की 
गोपियाँ मधुबन को उपालंभ देती हैं--- 
“पधुवन तुम क्रित रहत हरे । 
बिरह वियोग श्याम सुदर के ठाढ़े क्‍यों न जरे | 


अननन»भभ से मन. 3०3-3पन-+++नपनाननाक--नन-+पननकन 


उपालंभ दीं भावना 


अल ननान ला. मनन # 


२६ वहूं; वही; पद २८२२ पद अह्यंत भाव-व्य॑ंजक पद है--- 
८ बरु ए बदराऊ वषन आए । 

अपनी अवधि जानि नँदनदन गरजि गगन घन छाए । 
कहियत हे सुरलोक बसत सखि सेवक सदा पराए । 
चातक पिक की पीर जानि के तेड तहाँ ते धाए। 
तृशण किए हरित हरषि बेलीं मिलि दादुर सृतक जिवाए । 
साजे निबढड़ नीड़ तन विवि सजि पछिनहू मन भाण । 
समुभत नहीं चूक सखि अपनी बहुते दिन हरि लाए । 
सूरदास प्रश्न रखिक शिरोमणि सघुबन वि विसराए ।” 


गाति-काव्य को परम्परा २६५६ 


तुम हो निलज लाज नर तुम कद्द फ्लिर शिर पुहुप धरे | 
शश सियार अद वनके पखरू धिक घधिक सबन करे। 
कोन काज ठाढे *हे बनने काहे न उक्ृठि पर [7९० 
गोपियों के इस उपाल्नंभ में मशुबन के प्रदि जो आत्मोयता की 
भावना है वह व्यापक सहानुभूति के बातावरण भें ही सम्भव है। 
परन्तु इस प्रकार की सावना भ्रमर-गांत के प्रसंग ५ व्याजोक्ति और 
व्यंगोक्ति के आधार पर व्यक्त हुई ह। इस प्रसंग क्रो उपालंम को 
भावना कृष्ण के प्रति मधुकर के व्याज से दी गई है ।*५ गोगियाँ 
कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अदुंठ लगन को उपालंभ के माध्यम से 
व्यक्त करती हैं--- 
“रहु रहु मधुर मधु मतवारे | 
कौन काज या निगुण सों चर जीवहु कानद हमारे , 
लोटत पीत पराग कीच में नीब न अंग सम्दारे || 
वारंबार सरक मदिरा की अपरसर रठत उचघारें: 
द्रुम-बली हमहूँ जानत हो जिनके हो अल्लि प्यारें |!**+ 
इस भाव-स्थिति में प्रेम, ईष्यों, विश्वास का सम्मिलित भाव 
उपालंभ के रूप में व्यंजित दो उठा & | आगे उपालंस से व्यवा ओर 
व्याकुलता प्रक्नति के माध्यम से अधिक्क व्यक्त हुई ह--- य८ मधुकर 
भी किसी का मत छुआ हू £ चार दिन के प्रेम व्यवहार मे रस लेकर 
अन्यत्र चला जाता है। केवल मालदी से मुग्ध होकर अन्य समस्त 
पुष्प को छोड़ देता है। कमल कऋषणिक योग से मभीदष्दाठुल हो 
जाता है और केतकी कितनी व्यथित हो उठती है|! इसमे गायों ने 


२७ वहं।; वहा ४ पद २७४३१ 

२८ इस अमर-गत संबन्धी व्यजाक्ति के विपय में 'कृष्ण-कव्य में अ्प्तर- 
गीत! के “आसुख' में लेखक का मत अधिक रुःष्ट हो सका दे । 

२९ सूरखा० ४ दश०, पद २९९० 


३६६ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 
अपनी मनःस्थिति में प्रकृति के साथ स्थान-स्थान पर अपने को भी 
मिला दिया है---- 
“छॉड़न नेहु नाहिं में जान्यो ले गुण प्रगट नए । 
नूतन कदम तमाल बकुल बट परसत जनम गए | 
भ्ुज भरि मिलनि उडत उदास हू गत स्वास्थ समए | 
भटकत फिरत पातदुम बेलिन कुसुम करब्ज भण ॥ 
सर विम्ुख पद अंबुज छॉँड़े विषय निमिष वर छुए ||?३० 
अपनी आत्मविस्मृति स्थित में गोपियों पुष्पों के साथ प्रत्यक्ष रूप 
से अपनी बात भी कहने लगती हैं। इस प्रसंग में एक स्थल पर 
गंपियाँ अपने मन की भऋमकलाहट को इसी प्रकार व्यक्त किया है--- 
“मथधुकर कहा कारे की जाति | 
यों जल मीन कमल मधघुपत्न को छिन नर्डि प्रीति खटाति | 
ल कपट कुटिल वापत छुलि फिरि नहिं वह बन जाति |”) 
इन उदाहरणों में जो प्रतारणा का आरोप किया गया है व६ भी सद्दज 
निकट्वा का ही व्यंजित करता ह | यह समस्त आक्रोश और उपालंग 
इसी भाव को लेकर चला हैं | 
ख--हय प्रकार के प्रह्मति-रूप अन्य कवियों मे नहीं मिलते हैं | इन 
स्थलों पर प्रकृति का केवल उद्दीपन रूप सामने आ सका है | कंदा- 
चित्‌ सर के अनुकरण पर तुलसी ने गीतावली? में 
राम के घंड़ों के झाध्यम से कौशिल्या की व्यथा को. 
व्यक्त किया है। कोशिव्या कहती हैं--- 
“आली ! हों इन्दि,बुभावों केसे ! 
लत हिये भरि पति को हित, मांतु हेतु सु 


झा द्टादा 
 हृताटा 


6 4! ; 


कक नभाइतीतका-नरक हक कमा /-#' 





/ ललनलाननननमत 


ह० बह्ी; वही, पद २९९२ 
. ३१' बही; वही, पद ३०६८ 


गीति-काव्य की पःम्परा ३६७ 


यार बार दिनहिनात हेरि उत, जो बोले कोड द्वार ; 
अंग लगाइ लिए वारे ते, करनामय सुत प्यारे 
लोचन सजल सदा सोबत से, खान-पान भिसराए | 
चितवत चोंकि नाम सुनि, सोचत राम मुरति उर छाए ।४४९ 
परन्तु इस अनुकरणा मे भी तुज्सी की व्यंजना अत्यत भावपूण ओर 
चित्रमय है।, इसमे पशुओं की सामव के साथ सहानुभूति को व्यक्त 
किया गया हैं ओर साथ ही उनके झअनुभावों का सर्जाव चित्रण भी 
हुआ है । घड़े आदि पशु मानवीय सम्पक भें विवोग का अनुभत् 
करते देखे जाते हैं; यह प्रतिदिन के जीवन का सत्य है जिसके माध्यम 
से कवि ने भाव-तादात्मय स्थापित किया है | ह 
', (८--भक्त कवियों के पदों में वियोग और संबोग के साथ जन- 
प्रचलित ऋतु के परिवर्तित दृश्यों का आश्रय भी लिया गया है। 
हम कह खुके हैं कि संस्कृत काव्य रे ऋतुओं का 
वर्णन रूढ़िगत हो चुका था। भक्त कवियों ने 
इस परम्परा के साथ जन-गीतियोँ के उन्प्ुक्त बाता- 
वरण का भी आश्रय लिया है | इनकी प्रमुख प्रवृति प्र:ति-रूपों को 
उद्दधीपन-विभाव के अन्तगत लेने की रही है। पद-गीटियों म॑ इसको 
अलग काव्य-रूप भी नहीं मिला है, अन्य वनों के अन्तर्गत दी 
सम्मिलित किए गए हैं। आगे चलकर रीति-कालीन परम्परा में इन 
वर्णनों ने एक निश्चित रूप अहण किया है। इन बणनों में ऋतुश्रों 
तथा मासों का क्रम मी स्थापित नहीं हुआ है. ओर जो ऋतु अथवा 
मास अधिक प्रभावशील है उसी को प्रमुख रूप से ग्रहण क्रिया गया 
है| इन ऋतुओं में पावस ओर वसंत की प्रसुखता है| सूर तथा अन्य 
कवियों ने इन्हीं का वर्णन किया है। इस काल में ऋतु-वणन की 


" ऋतु संवन्भो 
काव्य-रूप 


३२ गांता०; तुलसी ४ अयो०, पद ८६ पद ८७ में भी श्सी भाव को 
दूसरे प्रकार से व्यक्त किया गया है । 


श्श्द विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


परम्परा मिलती है, नन्ददास भें विरह-मंजरी? में बारह मासों का 
वन किया है। परन्तु यह साहित्यिक परम्परा पद-गीतियों की उन्मुक्त 
भावना के झाषार पर नहीं चली है | 

क--इसम दोनों से संगन्धित भक्ति पद-साहित्य में अन्य काव्य-रूप 
भी विकसित हुए हैं। इनमें पावल मे संदन्धित झूला या हिंडोला 
झोर वसंद ते संबन्धित बंत फाग तथा होली के 
काब्य- प हैं| इनका प्रकृति से अधिक मंबन्ध नहीं 
है; इनमें जन-भावना का उब्लसित रूप सन्निहित है जो प्रकृति के 
उद्दीपन-विभाव में मानवीय सावना से अधिक सम्पक रखता है। इन 

गें में प्रकृति का रूप उद्दीपन की प्रेरणा के अ्रथ में या उल्लेखों 
में आया है या परोक्ष में ही रहता है। साहित्यिक परम्परा के ऋतु- 
बणुनों में मी केवल मानवीय क्रिया-कलाप, हास उल्लास, व्यथा- 
विल्ञाप सामने आता है। परन्तु पावस से संवन्धित हिंडोला तथा क्ूला 
में वातावरण कुछु अधिक स्वतंत्र है। इनमें उल्लाप की भावना 
जन-जीबन की उल्लास भावना में अधिक संबन्धित है। इनके द्वारा 
प्रस्तुत आापयात्मिक वातावरण की ओर संकेत किया गया है। आगे 
चल्ल कर मुक्तकों की रीति-परम्परा में इन रूपों का विकास नहीं हुआ 
है। इसका कारण है। ऋतु-वणन और बारहमासा के काव्य-रूपों 
इनको मिला लिया गया है; और उल्लास के स्थान पर क्रिया-कल्लापों 
की योजना अधिक होती गई है। इस सीमा पर भक्त कवियों ओर 
यति कवियों में अन्तर है। इन ऋतु संबन्धी उत्सवों में भक्त कवियों 
ने मानवाय भावों को प्रकृति में प्रतिषथित क्विया है: प्रकृति पर मान- 
वीय उच्लार प्रतिविधित है | इसके विपरीत रीति-काब्यों में प्रकृति के 
संकेतों के आधार पर मानवीय उद्दयीतत भावास्थिति के अनुभावों को 
प्रमुखता दी गई है | कभी-कभी भक्त कवि प्रकृति का रूपू उपस्थित 
कर के उल्लासमयी भावना का संकेत अ्रथ्नत्यक्ष रूप से ही देता 
है--. ; 


ब्रत्य रूप 


गीति-काव्य की परम्परा १६६ 


“ब्रज्ञ पर श्याम घटा जुर आई । 
तेंसीये दामिनि चुहु दिसि कोघत लेत तुरंग मुहाई 
सघन छाय कोकिला कूंजत खलत एन छुखदा 
गु से अलिंगण सघन कुंज मे सौरभ की अधिक 
विकसत श्वेत पाँत बगलन को डइलघर शावलनाई । 
नव नागर गिरिघरन छुतीलों ऊृष्णदास बलि जाई १३३ 
कृष्णदास ने इसमें संश्लिष्ठता के आधार पर ही मात्र-व्यंजना की 
है; यहाँ प्रक्रति और मानवीय भावों में प्रत्यक्ष समानान्तरता नहीं 
प्रस्तुत की गई है। परन्तु इन भक्त कवियों की प्रमुख प्रश्नत्ति प्रकृति 
की उल्लसित क्रीड़ाशीलता के समत्न मानवीय भावना के उच्लास को 
रखने की चष्टा की है । परमानंद दास कहते ईं-- बादल पानी भरने 
को चल्ले हैं; चारों आर से घिएर्ता श्याम घठ को देख कर सभी को 
उल्लास हुआ | दादुर, मोर ओर कोकिलः कोलाइहल करते हैं। बादलों 
की श्याम छुवि में इच्र-घनुय और वक्कों की पंक्ति की शोभा अधिक 
सुखकर है । घनश्याम अपनी मंइली के ताव कदंय बृक्ष के नीचे हैं । 
वेणु बज है और अमन दुल्य स्वर में छुदंग ह८ दइप्थ शा के बादल 
साथ गरजते हैं! मन भाई ऋतु आई आर सभी जीव क्रीड़ा मग्न 
हैं !!३४ इस चित्रण में वर्षा का दृश्य स्वाभाविक है और मानवीय 
उल्लास के सम पर उपस्थित हुआ है । भक्त कवियों ने साहित्यिक 
परम्परा का पालन किया है, पर उनके सामने -दृश्यों की स्वाभाविक 
रूपों की कट्यना भी रही है। पूर इन्द्र-रोप के प्रसंग में मेथों का 
वर्णन सहज ढ्क पर करते हैं--- 
“ग़रण गरज घन पेरत आबे, तरक-तरक चपला चमकाववें | 
नर नारी सब (देखत ठाढ़े, ये वद्रा परत्लोक के काढ़े। 


| 
| 
।क्‍ 


हि र्जञ, न | 


_उरिय-क>»०+3+ जन काल 





न न्‍ननऑल--फब ना सब्ण-_- 3 अब न 


न्के ६. 
दर्द प्रनरे - 4 ज्प्दााह् या 
ह३ कादेससअइ॥१ छष्एदाच 


३४ कीत ०; परमान ददास--बादुर भरन चले हें पानी 


४०० विभिन्न काव्य-रुपों में प्रकृति 


हरहरात घहरात प्रवल अति, गोपी ग्वाल भए ओऔरे गति [३५ 
इसी प्रकार प्रमाती के प्रसंग में गोपाल कृष्ण को जगाते हुए कवियों 
ने प्राःकाल का चित्र व्यापक रेखाश्रों में उपस्थित किया है। इन 
चित्रों साधारण चित्रण शेली का माना जा सकता ६ | बूर गोपाल 
लाल जगा रहे हँ-- गोपाल जागिए, ग्वाल द्वार पर खड़े हैं... ...रात्रि 
का अंधकार तो मिट घुका है: चन्द्रमा मलीन हों चुका हे; सूख्य 
किरण के प्रवाह में तारा-सभूद अह्श्य हो चुका है । कमलों का समूह 
पुष्पित हो गया है; पुष्प इन्दों पर अ्रमर समूह गुंजार रहा है ओर 
कुमुदिनी मलीन हो चुकी है ।?3६ नन्ददास भी इसी प्रकार दृश्यों का 
' आधार लेते हुए प्रभाती गा रहे हें--“चकई की वाणी सुन कर 
चिड़िया चुहचुहाने लगी, यशोदा कहती हैं मेरे लाल जागों। रवि 
किरण के प्रवाह को समक कर कुमुदिनी संकुचित हो गई, कमलिनी 
विकसित हो गई; ओर गोपियाँ दधि मथ रही हैं !! वस्तुतः प्रभाती 
झादि का रूप साम्प्रदायिक विधानों में भगवान्‌ के दिन भर के लीला 
संबन्धी पदों के आधार पर चला है। पहले कवियों ने कुछ अपने 
निरीक्षण तथा अधिकांश में साहित्यिक परम्पराओं से प्रकृति का 
आधार प्रस्तुत भी किया है; परन्तु बाद में इन लीलाओं के साथ 
आंगार और क्रियाओं का उल्लेख ही बढ़ता गया। लीला प्रसंग में 
गोचारण लीला में एक सीमा तक पशु-चारण काव्य की भावना मिलती 
है। यह प्रसंग अत्यंत संक्षेप लिया गया है, अधिकतर उसमें रूप आदि 
का वर्णन है। परन्तु गायों के अति सहानुभूति का वातावरण और 
ग्वालबालों को क्रीड़ाशील्ता तथा उनका उल्लास इस प्रसद्ध की 


३५ सरसा०; दश०, पद ९६०, इस प्रसंग में अनेक पद इसी 
प्रकार के हैं । 
३६ कीत ०; नँददास 


उकुक्तक काग्य परम्परा ४०६ 


विशेषता है । इस प्रसंग में ग्वाल जीवन का सहज चित्र है -- 
“चरावत बन्दाबन हरि गाई | 

क्रोड़ा करत जदाँ तहाँ सव मित्रि आनंद वढह बढाइ ॥ 

वगरि गई” गेयाँ बनवीथिनि देखी अति बहुताइ। 

कोउ गए ग्वाल गाइ बन घेरन कोउठ गए बछुरू लिवाइ ॥ 

बंशीवट शोतल यमुनातट अतिहि परम सुखदा 

सूरश्याम तब बैठि विचारत सखा कहाँ विरमाइ ||?३७ 
चरा कर लोटते समय ग्वालों का तथा गायों का उल्लास तथा 
व्यग्रता भी कुछ स्थलों पर व्यक्त हुई है| परन्तु लीला की भावना के 
कारण इस परम्परा का रूप पशु-चारण-काव्य के उन्मुक्त वाता-' 
वरण में विकसित नहीं हो सका | 


मुक्तक काव्य परम्परा 


८--गीतियों की पद शैली ओर सुक्तकों की कवित्त-सवैया शेंली 

में समानता है और भेद भी है | दोनों में एक ही प्रसंग, एक छी स्थिति 
के ओर एक भाव-स्थिति पर ध्यान केन्द्रित किया जाता 

बाप है। एक पद में जिस प्रकार भावों की एक स्थिति 
को अथवा चित्र के एक रूप छायातप को प्रमुखता दी जाती है; उसा 
प्रकार मुक्तक छुंद में एक बात को लेकर ही भाव या स्थिति को प्रस्तुत 
किया गया है | परन्तु पद में ठयं जना भावों का आधार अधिक ग्रहण करती 
है. उसमें चित्र भावों की वूलिका से रूपमय किए गए हैं। इसमें अलंकार 
का प्रयोग किया गया है परन्तु भाव को अधिक व्यक्त करने के लिए । 
जहाँ पदों में अलंकार प्रमुख हों जायगा; उक्ति ही उसका उद्दंश्य दो 
जायगा, पद अपनी गीति-भावना से हट जायगा | पद गीति की सीमा 
में मावात्मक्र होकर ही है, उसमेंःरझूप का आधार भाव का आलंबन 


३७ सूरसा० $ दश; पद्‌ ५२२ 


४०२ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रक्ना 


हैं | परन्तु मुक्तक छुंद अपने प्रवाह में कलात्मक होता है, वह कुछ 
रझुक-रुक ठहरकर चलता हेँ। ऐसी स्थिति में उसमें भावों को चित्रमय 
कल्लामय करते की अधिक प्रद्दत्ति होती इ। हिन्दी मध्ययुग के सुक्तक 
काव्य में यह टद्वत्ति बढ़कर ऊद्दात्मक कथन को सीमा तक पहुँच गई 
है। फिर पद मे भावों के केन्द्र-विन्द सें.आरम्भ करके समस्त भाव- 
धारा को उसके बारों ओर प्रगुम्फित कर देते हैं: जबकि मुक्तक छुंद 
में द्विसी प्रसंग, किसी घटना था भावष-स्थिति को दो कलात्सक ढ ग से 
प्रारम्भ करके. अन्त में उसीके चरम छण में छोड़ देते हैं। सुक्तक 
छुंदों की इग गठन में उसके अलंकृत ओर चमत्कृत अयोग का इतिहास 
'छिपा है। मुक्तक छुं रो में कविच और सवैया के साथ बरवै तथा दोहा 
भी स्वीकृत रहे हैं, वरन्‌ इनका प्रयोग पूथ का है। इन दोनों छुंदों 
का प्रयोग छाव्य्-शास्य के पंथों में हुआ है या उपदेश आदि के 
लिए | कवित्त और सवैया का प्रयोग मुक्तकों के रूप में भक्ति-काल के 
तथा रीति-काल के स्वतंत्र कवियों के द्वारा क्रिया गया है। ये कवि एक 
ओर मक्ति-काव्य के प्रभाव में हे और उसकी परम्परा से प्रेरणा ग्रहण 
करते हूँ; दूसरी और रीति-कालीन साहित्यिक रूढ़ियों से भी प्रभावित 
हैं| दूसरी परम्परा के अनुसरण से इनमें चमत्कार की श्रालंकारिक 
भावना अधिक होती गई है | 


( ६--जिन कवियों ने भक्ति-भावना को मुक्तकों में व्यक्त की है 
उनभे भी प्रकृति का उद्दीपन-रलूप अधिक है। परन्तु इनमे कुछ चित्र 
ऐसे अवश्य हैं जिनमें प्रकृति के रूप की प्रमुखता 
है। इन रूपों में वियोग आदि की भाव-स्थिति 
अन्तर्निहित रहती है। ठाकुर कबि पावस की 
उमड़ती घठाओ्रों के साथ वेदना को भी व्यक्त कर देते हैं--- 


वातावरण और 
संबन्ध 


“सननात आऑध्यारी छुट छुननात घटा घनकी अरी घेरती सी । 
मनभात मिली सुरसोर मह्य बरही फ़िर मेघन ठेरती सी। 


ः मुक्तक काव्य परम्परा ४०३ 


पिय दूर बस ठग मैन मरंर मरोरती सी। 
यह पी ने एव आबनल है फिर पापिसी पावस फेरती सी |!?३५ 
इस बणुन में पावत् की उमड़ती घटा के सम पर ब्यथा की 
व्यंजता की रई है | ठाकु- क दूसरे प्रकुृत्ि-बणशन में भावात्मक 
व्यंजना की अनुभावों के रूप में दृश्य के समझ्ष रखने की आवश्यकता 
भी नहों पड़ती | बादल को उमड़न तथा दामिनि के चमक के साथ 
पिकछी की पुकार ओर रिमक्तित्र वर्षा स्वतः 2:-रेवें प्यारी परदेश 
पापी प्रान तरसतु हैं' के द्वारा समस्त भाव-व्यंजना को प्रस्तुत कर 
देती है ।१६ चित्रण शेली बी दृष्टि से इन समस्त वशानों में उल्लेखा- 
व्मक तथा व्यायक्क संश्लिष्ट योजना मात्र है| इन कवियों की उन्सम्रुक्त 
प्रेम-आावना में मानवीय संवन्ध ही प्रधान हैं, इसलिए अक्षति को विशेष 
स्थान नहीं मिल सका है | करटीं क्रिसी स्थल्ष पर ही सहानुभूति पूर्ण 
संबन्ध में प्रकृति आ सको है। रीति प*्म्परा के प्रभाव के कारण भी 
य& रूप अधिक नहीं आ सका है | एक दो स्थलों पर रसखान ओर 
घनानन्द की प्रेम-भावना के प्रेम प्रसार में गोकुत्न तथा वर्धा की प्रक्न 
के प्रति आत्मीयता की भावना व्वक्त हुई है। रसखान बृज-भृमि 
के प्रति अत्यधिक आत्मीयता प्रकट करते हैं-- 

“मानस हाँ तो वह्दी रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 

जो पशु ों तो कद्ाा बस मेरा चरों नित नन्‍्द की पेनु मेंकारन । 


उंकननन्‍कक.-५५- फर-पमक कप फन 


शण शतक; ठाकुर ३ छू० ५० 
३९ वही; वही ६ छै० ५३० 
“द्दैर दौरि दम के दमकि दुर दामिनि यौं दुन्द देत दरई दिसान दरसतु है 
: घूमि घूमि घदरि घहरि गन घद॒रात बेरि बेरि घेरि थे/र घनो सोर सरसत दे 
ठाकुर कहत पिक पीक्ि पीकि पीझों रंटे प्यासी परदेश पापी प्रान तरसतु है 
झूमि भूमि कुकि फुकि कमझि कमकि भली रिमिकमि असदढ़ बरसतु हे । 


४०४ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


पाहन हां तो वह्दी गिरि को जो घरयो कर छात्र पुरन्दर घारन | 
जो खग हाँ तो बसेये करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्व की डा" ने [४१ 
अपने प्रिय को लेकर रतखान की यह आकाँक्षा इंज के गिरि, घेनु, 
खग और कदम्ब” से निकट संबन्ध स्थापित करने के लिए आकुल है। 
प्रकृति के प्रति सहानुभूति तथा उसके सहचरण की आरतत्मीयता को लेकर 
बोधा की शिरदिणी आत्मा ककिल को उपान्नम्भ' देती है-- 
रसालों के बन में बैठी हुई री कोयल, तू आधीरात में अ्रज्ञात 
स्थान से रण के समान प्रचारती हैं। तू नाइक ही विरहिणी नारियों 
के पीछे पड़ी है ओर उन्हें लूकों से जलाती है |!” इस उक्ति पर रीति- 
कालीन प्रभाव प्रत्यक्ष है। यह उपालंभ अधिक सहज हो जाता है, 
जब बोधा की विरहिणी कोकिल से कहती है-- 
“कूक न मारु कोइलिया करि करि तेह । 
लागि जात बिरहिन के दूबरि देह ॥?” 
पर इसमें उक्ति का वेखित्र्य न हो, ऐसा नहीं है | साथ ही कवि प्रकृति 
से भाव-साम्य स्थापित करके उसके माध्यम से वियोग लक्षित 
करता है--- 
“लीने संग प्रमरिएे भइस वियोग | 
रोबत फिरत भंवरवा करिके सोंग ||?”४१ 
व्याजोक्ति के माध्यम से यह व्यंजना सुन्दर हे, पर ऐसे स्थल इन 
कवियों में कम हैं । 
९ १०--मुक्तक परम्परा के कवियों ने कृष्ण-लीला अथवा नायक- 
नायिका के प्रसंग को लेकर अनेक छुन्द लिखे हैं। इनमें हास-विल्ास, 
वियोग-व्यथा आदि का रूप उपस्थित हुआ है।, 
श्-भूसि इन स्थलों पर प्रकृति केवल उद्दीपन रूप में आ 
४० सुजान-रसखान 8 छे० १ 
४१ इश्कू-चमन; बोधा ४ द्वि० 5५, ६, १० 


मुक्तक काव्य परम्परा ४०५ 


सकी है | अधिकांश कवियों ने कृष्ण सक्त-कवियों के अनुसरण पर प्रसंगों 
को चुना है:परन्तु इन्होंने अलंकृत तथा चमत्कृत शैली रीति के कवियों की 
अपनाई है | 5* इन सब में ऋतु अथवा स्थानों का वर्शन उल्लेखों 
में हुआ है ओर उनमें भी चमत्कार की भावना ही अधिक है | साथ 
ही भावात्मकनता के स्थान पर क्रीड़ा-कोतुक हास-विलास का समावेश 
अधिक हुआ है | यमुना-पुलिन को कवि इस प्रकार उपस्थित 
करता है--- 
“ज़मुना पुलिन माह नलिन सुगंध ले लै, 
सीतल समीर धरी वहैं चहूँ ओर तें। 
फूलों है विचित्र कुंज गुंजत मघुप्र पु जज, 
कुसमिय सेज प्रिया पीय चित चंर तें || 
हास परिहास रस दंदन प्रणय वस, 
सुधराई बैन सैन नैनन की कोर तें। 
राधिका रमण प्रीति छिनु-छिनु नई रीति; 
वोब मनोरर मीत वेलें नेहजार तें |*3 
इस वशन में प्रकृति का उम्लेख तो परम्परा पालन मात्र है, उसका 
केन्द्र तो विज्ञास है | यह प्रवृति इन कवियों के सभी काव्य रूपों में 
पाई जाती है | 
6 १(--भर्क्ि-काब्य में बिहार के अन्तगत वसंत, झूला तथा 
दिंडोला आदि का उल्लेख किया गया है | इनका वणन मुक्तक काव्यों 
में स्वतंत्र रूप से मिल जाता है, पर इनमें इनकी काव्य-रूप परम्परा 


४२ ऐसे कुछ काव्य-रूपों के उदाहरण के लिए, राधारमण रससागर; 
मनोदरदास : जलकेजिपची ती, जियद!स ४ प्री ते पप्वस; अ'नं दधन का भी उल्लेख 
किया जा सक्तः दै । 

४३१ राधारमण ०; मनो० ; 


४०६ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


अधिक नहीं मिलती [४० बशणन की दृष्ट से इनमें भा वही प्रदत्त पाई 


जाता है | इन सक्तक काव्यों म॑ ऋत॒ु-वणनों तथा 
बरहमासों की 


हरइमासों के रूप अधिक पाए जाते हैं । 
उन्मुक्त मदना ति. अधिकतर उर्द.पन-विभाव के 


दब प्र्ज्ा 
छएततगंत प्रगात हुई हद । शैद| के विचार स चमत्कार की प्रन्नत्ति 
, अधिक है तथा कछियाउ5पएरों की योजना अधिक की गई है | यह तो 
इनकी युख्य विचार-धारा की बात है, वेसे कुछ स्पली पर सुन्दर चित्र- 
रूपों की उदभावता भी डो सकी हैं। इनमें भावाम्मक सामझस्य 
बन पड़ा है। प्रारम्न में कहा गया हैं कि वारहमार्सा की परम्परा का 
मूल जन-गीतियों की उन्मुक भावना में हे । इन गाीतियों की भाव- 
धारा में वियोगिनी को व्यथा के साथ परिवर्तित होते काज्न का रूप और 
उसकी वियोग की प्रतीक्षा मिलकर आई थी । प्रत्येक मास की प्रमुख रूप- 
रेखा के आधार वह अपने प्रिय को याद कर जेती ह और उसके लिए 
विकल हो उठती है | प्रकृति में व्यतीत होते काल और परिवर्तित हृंति 
रूपों के साथ विरहिणी की प्रतीक्षा के कण भारी होते जाते है; और इस 
में स्थिति में वह अपनी संवेदना प्रक्ृति के प्रति भी सहानुभूति शील हो 
उठती है | इस प्रकार उसे कभी वह अपनी मनःस्थिति के सम पर जान 
पड़ती है ओर उस समय वह भी दुःखी तथा विहल उपध्दित होती है । 
संयोग की स्थिति में यह भावप्रवणता नहीं होती, बसे इ*में प्रकृति 
उल्लास में प्रस्तुत होती है | विरोध की भावना के साथ वह वियोगिनी 
की व्यथा को तीत्र ही करती है; ऐसी स्थिति में विशद्धिणी प्रकृति के ६ति 

पालंवर्शीरू भी दोगी है। स्वच्छुंद रूप से प्रकृति में भावों की छाया 
उस का उद्दीपन रूप और उसकी सह्चरण भावना दारहमारों के उन्प्रुक्त 
वातावरण में मिलती है, और यह सव प्रकृति पर मानवीय भावों का 





४४ इस प्रकार के काव्यों में भूला-पचौसी; प्रियदास ; हिंडोला; एथ्वी- 
सिंद्द का उल्लेश् किया गया हे । 


मुक्तक काध्य परम्परा ४०७ 


प्रसार है| आ्रागे चल्लकर इस पण्ग्परा में प्रकृति की समस्त भावना रूढ़ि 
वादी उद्दीपन-विभाव के अन्तगत जड़ बनती गई । दस देख चुके हैं 
कि वारहमासों को विद्यापति, सफ़ी कवियों तथा अन्य प्रेमी कवियों ने भी 
अपनाया हैं। भक्त कवियों ने परम्परा रूप से इसकों नहीं अपनाया 
हैं। लेकिन नन्‍ददास के वारहमास से प्रकट छांता है कि यह परियादी 
वरावर चल्लती रहो है |४५ 

क--मुक्तक काव्यों में बारहमासों के अ्न्तगत, जैसा बहा गया 
है प्रकृति का रूढ़िवादी रूप अधिक है, पर कुछ स्थल्न ऐसे अवश्य हैं 
जिनमें भावों के सम पर उसे उपस्थित किया गया 
है। कवि राधा और कृष्ण के माध्यम से नायक- . 
नायक प्रसंग म॑ चेत माय से वुद आरम्भ करता 
. है-- चारो आर दुक्षों पर लत्ताएँ सुशोभित हे; पुष्प सुगन्धित है, पवन 
अआतिशय मंद-गति से प्रवाहित है। मधुप मत्त सकरंद पीता है और 
कुजों में गुजार करता है। तोता मैना मधुर स्वर करते हैं; कोकिला 
कोलाइल करती है, वनों में मोर नाचते हैं। प्रिय, ऐसे समय विदेश की 
चरचा सपने में भी मूलकर नहीं करनी चाहिए |? इस वणन के 
अन्तिम उल्लेख से समस्त वातावरण भावात्मक हो गया है। अन्यत्र जन- 
गीतियों की माँति काल से संवन्धित प्रमुख रूप या विशेषता का उल्लेख 
करके प्रकृति के सामने व्रिद-ब्ववा आदि को प्रस्तुत क्रिया गया है-- 

“लगत असाढ़ गाढ़ मुहि परी, विरह अगिन अंतर पर जरी | 

ज्यों ज्यों पवनु चलतु चहु वोरनि, त्यों त्यों जरी जाति ककमोरन |”? 
फिर | 


मुक्तकों में इसक 
र्दप 


“जेठ लागे उठे हू ते अंबर उमड़े घरी, 
घरी मरि प्यारी कल क्यू हु न परत है। 


४५ पद झैजी. में बारामार्ता, पंचन कुंवरि का उल्लखित है । 
४4 बारमासी; बलभद्रसिद्द 


इ०्प् विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


वृष के रथ वृष शशि बैठे, भान तपै, 
मेरे प्रान कपै ऐसो सीत की अरति है [७४७ 

इनमें प्रथम में कुछ उन्मुक्त भावना है; परन्तु जेठ के बणन में 
उक्ति चमत्कार ही अधिक है। कुछ वणनों में केवल विरह के शारी- 
रिक अनुभावों : तथा क्रिया-व्यापारों का उल्लेख हुआ है जिनका 
उल्लेख उद्दीपन-विभाव के अन्तगत आया है। इनमें भी किसी में 
विरह-दशा का संकेत किया गया है--- 

“यह जेठ तपि तपि तपन तापन पंथ पथिका थकावई | 

एक जरों पिय के विरह दूजे लपथ अंग लपटावई। 
.. यह दसा मेरी हाय पिय सों कौन जाय सुनावई। 

उन रसिक रास रसाल हरि बिनु धीर वीर न आवई ।??४< 
सब मिलाकर लगता है कि इस काव्य-रूप को साधारण जन-. 
गीतियों से प्रेरणा मिलती रही हे; जबकि ऋतु-वणनों में साहित्यिक 
रूढ़ियों का अधिक अनुसरण हुआ है । यहाँ यह कह देना आवश्यक 
है । जन-गीतियों में प्रकृति का आश्रय संकेत त्मक रह्य है जो उसकी 
व्यापक रूप-रेखा में प्रस्तुत हुआ है। इन साहित्यिक बारहमासों में 

| प्रकृति का रूप एक बँधी हुई परिपाटी में है जो इनमें आद१ (माडेल) 

के रूप में स्वीकृत रही है। इन कवियों ने प्रकृति का संकेतात्मक आश्रय 
इसीसे ग्रहण किया है। ओर इसीलिए. सबचन्न चित्र एक समान लगते 
हैं। भारतीय कलाकार का आदर्श यही रहा है जिसे भक्ति-काव्य ने 
स्वीकार किया था ओर इनसे रीति-काल ने.,भी ग्रहण किया है। 
साथ ही इन काव्यों में राधा-कृष्ण के रूप में नायक-नायिका भी फ़ार्मल 
हो जाते हैं जिनमें व्यक्तिगत जीवन का स्पन्दन नहीं है । इनके माध्यम 
से निश्चित अनुमभावों ओर संचारियों की योजना की गई है। जैसा 





४७ बारामासो; द्रेवसिह ६ 
४प बारहमास; रसाल कवि $ 


मुक्तक काव्य परम्परा ४०६ 


आमुख में संकेत किया गया है, इस युग को समझने के लिए भारतीय 
आदश-भावना के साथ उसकी रूपात्मक रूढ़ि (#एणाक्षाशा) को 
समझना आवश्यक है | यही कारण है कि इन बारहमासों की उन्म्रक्त 
भावना के साथ भी प्रकृति को निश्चित रूप में ही ग्रहण किया गया 
है | वस्तुतः यह अन्य रूपों के विषय में भी सत्य है। 
इन बारहमासों में मासों को प्रस्तुत करने की प्रमुखनः तीन 
रीतियाँ हैं । एक में वणन चैत से आरम्भ होता है, दूसरी में असाढ़ 
से और तीसरी में अवसर के अनुसार | भारत में दो ऋतुए प्रमुख हैं 
जिनमें नवचेतना का प्रवाह मनुष्य में होता है; वर्षा तथा वसंत दोनों 
का आगमन भावोंद्यीपक है | इस कारण दो प्रकार से व्शन आरम्भ. 
होते हैं| कथा के अनुसार चलनेवाले वारहमासों और ऋतु-वर्णनों 
का आरभ्म उसी के अनुसार होता है ।४९ संतों ने भी वारहमासों का 
' प्रयोग अपनी प्रेम-व्यंजना तथा उपदेश-पद्धति के लिए किया है। 
' ख--इनके अतिरिक्त काल परिवतन से संबन्धित दूसरा रूप 
ऋतु-वणनों का है। अन्य काव्य-रूपों में ऋत॒-वशुनों का उल्लेख किया 
५ गया है। परन्तु मुक्तक-काव्यों के अन्तगत ऋतु- 
ऋतु-बर्णत काव्य धुन की एक परम्परा है। इसको संस्कृत के 
ऋतु-काव्यों के समान मान सकते हैं | वारहमार्सों से भी अधिक इनकी 
प्रदर्ति मानत्रीय क्रिया-विलासों को अपनाने की है ओर इनमें वेचित््य 
का रूप भी अधिक है। इसके अन्तगत आए हुए प्रकृति-रूपों का 
उल्लेख अगले प्रकरण में किया गया है| वर्णना शैली की दृष्टि से 
इनमें भी व्यापक संकेतों को अपनाया गया है जिसका कारण अ्रभी 
४९ चैत्र से, बारा०; बेल० ४ बारा; पच० (पदों में) । भासाढ़ से, 
बारा०; देवी ०; बारा०॥ घुन्दर (बालियर) $ बारह ०३ रस ० : श्री राषा-कृष्ण 
की बारहमासिका; जवाहर । प्रसंग के अनुसार, प्मावत में नागमती का 
बारहमासा; जायसी ३ रासचन्द्र की वारहमासी; लेंदाल/ःल (काति ऋ) 


४१० (भिन्न काव्य रूपों में प्रक्ृति 


दताया जा चुका है ।५? 

९ १२-मुक्त्ों मे संबन्धित रूपों की विवेचना समाप्त करने के 
पुर्व॑ दो काव्य-रूपों का संक्षेप में उल्लेख करदा आवश्यक है। पहला 
नदियों की वनन्‍्दना संबन्धी रूप परम्परा है जिसमें 
अधिकतर गंगा तथा यमुना का भाहात्म्य कथन है। 
इनके बीचयीच मे उल्लेख आ गए हैं। इनमें भी यमुना+ का महत्व 
गधिक है जिसका कारण प्रत्यक्ष है | * इसके अतिरिक्त पत्तियों को लेकर 
काव्य लिखने की परम्परा रही है | तुलसी की दोहावली ' के अन्तगंत 
चातक़ का प्रसंग है जिसमें कवि से उसके प्रेम अर नियम की सराहना 
की है ओर समासोंक्ति से प्रेम की व्यंजना भी की है। दीनदयाल 
गिरि ने अपनी अ्रन्योक्तिमाला? तथा कुंडलियों में विभिन्न प्रकृति-रूपों 
से अनेक व्यंजक उक्तियाँ कहीं हैं। यह प्रसंग अपने आप में मौलिक , 
है, इससे कवि की प्रकृति संबन्धी अन्तद्व ष्टि का पता चलता है। 
इन्हीं कें समान अमेठी के गुरुदत ने दो प्रकार के 'पत्ती-विल्लासः 
लिखे हैं ओर इस विपय में इनका काव्य अकेला तथा सराहनीय है । 
एक पक्की-विलास में कवि ने परम्परा प्रचलित पक्षियों के स्वभाव का 
वशुन किया है और उसीसे सत्यों तथा भावों को व्यंजित किया है । 
पपीक्ष का वन कवि इस प्रकार करता है-- 

'पीव कहा कह देव तो सावस पावसमें रस बीच कहा ६ | 
जीवन नाथ के साथ बिना गुरुदत्त कहे जम जीव कहा है। 

बानी सुनी जब ते तब ते यह आनीन जात सरतीव कहा है | 
पीब कहाँ कहि के पपिहा केद्ठि सों तुम पूछुत पीव कहा है ।?%९ 

५० प्रमुख ऋतु-वर्णन, पट-ऋतु-बर्णंन; सरदार 3 हृदथ-विनोद; ग्वाल 
कवि ; पट ०; प्राननाथ ६ रसपियुष निधि; सोमनाथ ४ षटू०; रासनरायण ३ 
झनुराग बाग ४ दीनदयाल गिरि । षटच्छतु-वर्णन; पद्म/कर #. . * 

५१ जमुना-लद्दरों; ग्वाल * जमु०; प्माकर भई; जम्ु ० जमुनादास 

५२ पक्ती-बिबास; गुरुदत (अप्रेडी) 


कुछ अन्य रूप 


रौति-काव्य की परम्परा ४११ 


इस पर्ची ; 
की स्वाभाविक्त विशेषता का संकेत दिया गया ह£॥ । 
विषय मे कमि का कथन हे-- 

“खनन लक्ष पत्कीन को हि उड़िये की ताव ! 

झब लोकह घुव लोक पर फरकत पर सुरखाबव |? 
पर कबि का ध्यान प्रमुख विशेषता को लेकर उक्ति देने की शोर 
अधिक रहा है | इस विशेषता के उल्लेख के साथ भाग-ब्यज्ञना भी की 
गई हे--- 


जि मे! झोर नं री द्ाक्षपा पूणु फे कट पति मादा दा ७४ थों 
] त्ता हि ह५५ ञ् रे । भहन | ! जब ्््‌ नि ध्ः पु । हैं| श्र हु | न 2॥ 
है 


सुरजख़ार के 


“लेखत पुष्ठट तिद्दीपन तेखतव देखत दृष्ठन के उरदागें | 
भूपर में फरके पर ऊपर हु तनहूँ मनईँ अनुणगे ! 
. भाव भरे घुवलोक लौ घावत चांद भरें अगवाउ के लागे। 
पंछिन के उड़ित्रे को उमंग को ताब नहीं सुरखाब के आगे ||!:४३ 
इन परिचयात्मक वणनों में कबि ने काव्यात्मक सहानुभूति का 
वातावरण अस्तुत किया है । | 


रीति-काव्य की परम्परा 


(१३-- मध्ययुग के उत्तराध में रीति पश्म्परा का विकास हो चुका 

था ओर रींति-अंथों का प्रशयग भी आरम्भ द्वो गया था। हम पहले 
. कद्द चुक्े हैं कि दिन्दी साहित्य के शैति-म्रंथों में 

हक के कवि चना से अधिक उदाहरण जुटाने की प्रद्वृत्ति 
रही है, इस कारण इन अंथों में काव्य का रूप अधिक हैं। रीति-काव्यों 
की परम्परा में अलंकारों ओर उक्ति चमत्कार को अधिक स्थान मिल 
सका है, यद्यपि रस-सिद्धान्त को मानने वाले कवि हुए हैं| इन काइदों 
में मुक्तक छुंदों का अधिकतर प्रयोग है और इनमें उकि का निर्वाह 
चछा होता है। रस के प्रसंग को लेकर इन कवियों में आदश के 


५३४३ पत्ती-विलास 6०); वहीं 


४१२ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


स्थान पर झूपात्मक रूढ़िवाद द्दी अधिक है। इस परम्परा में दो प्रकार 
के काव्य मिलते हैं। एक प्रकार के क्राव्यों में शाज्रीय उल्लेखों के 
साथ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें विवेचना का रूप स्पष्ट 
तथा विकसित नहीं है, केवल उदाहरण के भाग पर कवि अयना 
ध्यान केन्द्रित रखता है। दूसरे काव्यों में विवेचना का रूप नहीं है 
इनमें रत और अलंकार को लेकर स्वतंत्र प्रयोग किया गया है। भक्तक 
काव्यों से इनका भेद यही है कि इनमें काव्य शास्र के आदश तथा 
उसकी रुढ़ियों का पालन श्रधिक है। वस्तुतः इन दोनों रूपों म॑ काव्य 
प्रवृत्तियों को लेकर भेद नहीं है| शास्त्रीय काव्यों में कुछ रस पर लिखे 
गए हैं, जिनमें प्रकृति का उल्लेख उद्दीपन-विभाव के अन्तगंत किया 
गया है। रस-निरूपण प्रसंग में आंगार के नद्दीपन-विभाव में बन 
उपवन तथा ऋतुश्रों का उल्लेख हुआ है ।५४ इन वरणनों में कहीं 
कहीं चित्रण में आरोपात्मक क्रियाशीलता से भाव-व्यज्ञना की गई है 
जो भावों की प्रद्ृतिगत छाया के रूप में स्वीकार की जा सकती है। 
सैब्यद गुलामनवी वसंत का उल्लेख करते हैं-- 
“कहूँ लावत विगसन कुसुम, कहुँ डोलन है वाइ | 

कह विकछ्ावति चॉदनी, मधुरितु दासी आइ || 

सरवबर माहि अन्हाइ अझ, बाग बाग बिस्माइ | 

संद मंद आवत पबन; राजहंस के भाइ ॥?५७ 
इसमें प्रकृति की क्रिदाशीज्णा में मानवीय आरोपों से उद्दीपन का 
वातावरण प्रस्तुत किया गया है; परन्तु इसमें प्राचीन कवियों से प्रहीत 
सरल चित्र है| देव की प्रतिभा अधिकतर मानवीय भावों ओर 

जु४ड रजसिदा-जभिया: केशवदस : रसराज; मतिराम $ भाव-विज्ञास; देव 
काव्यनिणंय; मिखारीदास ; रस-प्रबोध; संय्यद गुलाम नबी $ द्िततरंगिनी 
कृपारःस ३ जगद्विनोद; पदमाकर 
५५ रस-प्रबोध; झुला० $ ए० ८३, दो० ६४६, ६५० 


रति-काव्य की परम्परा ४१8३ 


संचारियों की योजना में प्रकट होती है, परन्तु प्रकृति के परम्परा प्राप्त 
रूप में भी इन्होंने कुछ स्थलों पर भावजव्यज्ञता सन्निहेत की है। इस 
सीमा पर उसमे उद्दयीपन का रूप प्रत्यक्ष नहीं ह--- 

“मुनि के घुनि चातक मोरनि की चहु आरनि कोकिल कूकमि सों | 

अनुराग भरे हरि बागन में सखि रागत राग अचूकनि सों ॥ 

कवि देव- घटा उनई जु नई वन भूमि भई दल दूकनि सों। 

रंगरगाति री इदृराती लता भुकि जाती समीर के क्ुकनि था ॥?५६ 
इस वर्षा के बणन में यथाथ की चित्रमयता है; साथ ही प्रज्ञति में 
जो क्रिया और गति द्वारा भावोस्लास व्यंजित किया गया है वह 
अनुराग भरी वेशु? के साथ मानवीय भावों को अपने भे छिपाए है।. 
परन्तु इन कवियों के अधिकांश चित्रण उद्दीपन के अन्त्गत ही आते 
हैं। नायिका के वणनों में ग्रोपितपतिका, उत्कठिता तथा अ्रभिसारिका 
नायिकाश्रों के प्रसंग में प्रकृति के उद्दीपन-रूप को अधिक अवसर 
मिला है। इन रूपों की विवेचना अगले प्रकरण विभाजन के साथ 
की जायगी। इनमें प्रकृति का चित्रण अधिक उल्लेखनीय हुआ है | 
मतिराम की नायिका को अपने प्रिय के वियोग में प्रद्नति केबल 
उद्दीपन का कारण है-- 

“चंद के उदोत होत नेन-कंज तपे कंत, 
छायो परदेस देव दाहनि दगतु है। 
कहा करों ? मेरी बीर | उठी है अधिक पीर; 
सुरभी समीर सीरों तीर सो ल्गतु है |[?५७ 

इसमें धकृति का उल्लेख केवल नाम मात्र को कर दिया गया है। 
अभिसारिकाओं के प्रसंग में उक्ति के लिए कवियों ने प्रकृति ओर 
नायिकाओं के सम-रूप दिखाने का प्रयास किया है। परन्तु इसमें 





५६ भाव-विलास; देव ;$ प्रथ० 
५७ रसराज; मतिराम $ छ० ११४ 


इकैमककानरा- 


ऊद्यत्मक वेचित्य से अधिक हऋुछ नहीं हे । मतिराम कृष्णामिसारिका 
का अचेरी रात के साथ वणुन करते है--- 
'उमड़ि-बुमड़ि दिंग-मंडल-मंडि रहे, 
सूमि-फूमि बादर कुछ की निसिकारी में | 
अंगनि में कीनो मृगमद अंगराग तैसो 
आनन अं ढाय लीनी स्थाम रंग सारी मैं ५८ 

प्रकृति को यहाँ पृष्ठभूमि के रूपए में माना जा सकता, परन्तु न तो 
इसमें किसी स्थिति का रूप अत्यक्ष है ओर न किसी मात्र की ब्यज्ञना 
ही निद्ित है | इन बणनों से इन कबियों ने परम्परा के साथ चमत्कार 
मात्र उत्पन्न किया हैं | 

५ १४--रीति परम्परा के स्वतंत्र कवियों में से बिहारी तथा 
सेनापति ही प्रमुख हैँ जिनके काव्य भ॑ प्रकृति का उच्लेखनीव प्रयोग . 
हुआ | अन्य कवियों में किसी ने प्रकृति का किसी 
भी सीमा तक स्वतंत्र रूप नहों दिया है। इनके 
रूढ़िगत उद्दीपन रूपों का उल्लेख प्रसंग के अन्तगत 
आवश्यकता के अनुसार किया जायगा। इन दोनों कबियों के अंथ 
लक्ष॒ण-ग्रंथ नहीं है, फिर भी अपनी प्रद्धत्ति में ये कवि रीति परम्परा में . 
आते हैं। उद्दीपन-विभाव में आने वाल्ते प्रकृति के विभिन्न रूपों के 
अतिरिक्त इन कवियों में कुछ स्वाभाविक चित्र हैं। इस दृश्डि से इस 
परम्परा में इनका महत्व अधिक है। ब्िद्ारी ने उक्ति-वैचितन्य के 
निर्वाह के साथ ग्रीष्म का स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है-- 

“कहलाने एकत बसत, श्रद्धि मयूर मृग बाब। 
जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाधघ॥ - 

खंगला पावस का वण॒न भी अपनी श्रत्युक्ति में अंधकार के साथ घंनी 
घठओं का संकेत देता है, यद्यपि इसमें कवि की ध्यान अपनी उक्ति 


बिहारी के संत्तिप्त 
चित्र 








क्षण वही; वद्दी ४ छ॑० १९७. 


रीति-काव्य की पर्य्परा 


निर्वाह की शोर है-- 
“पावस निसि अधियाः में, रह्मो भेद नहि आन | 
(ति द्योस जानो परत, लखि चकई चकबान |? 
वस्तुतद इन कवियों का आदश तो अंलकार का निर्बाट ६ अथवा रस 
के अंगों की योजना है। इस कारण इनमे प्रकृति के मितान्प ५ यथार्थ 
तथा स्वाभालक चित्र को आशा नहीं की जा सकती । छुछ दोहों में 
प्रकृति पर मानवीय क्रीड़ाओं के आरोप से भाव ब्यंजना का गई ६ । 
इस चित्र सें इसी प्रकार चैत्र मास का वातावरण उपस्थित हुआ /ै-- 
“छुकि रसाल सौरभ सने, मधुर मावबी गंध । 
ठौर ठोर फूमत झऋषपत, भौर और सधुगंध ||? 
इस चित्र में उपबन, लताकुंज तथा प्रमर-गुल्लार की संज्ञषिम.योजना में 
भी एक रूप है ओर साथ ही भाव-व्यंजना भी है। दक्षिण पवन के 
चित्र बड़ी सजीव कल्पना में व्रिह्वरी ने उपस्थित किया है। पवर का 
प्रवाह मानवीय भावों के श्रारोप के साथ व्यंजक हो गया हे-- 
“चुवत सेंद मकरंद कन; तरू तरु तर विरमाय। 
अआवत दक्षिशि देस ते, थकयो वटठोही वबाव॥” 
इस थे, वटठोह्दी के रूपक से पवन का चित्र भावमय हो उठा 
है। नायक रूप में पवन की कब्पना अनेक अंस्क्ृत तथा हिन्दी 
कवियों ने की है, परन्तु श्रांत पथिक का यह चित्र अ्रधिक स्वानाविक् 
और सुन्दर है। एक स्थल पर विहारी ने प्रकृति के प्रति मानवीय 
सहानुभूति को व्यक्त किया है। स्मृति का आधार पर प्रकृति के पूथ 
सुखद सहचरण की भावना इस दोहे से व्यक्त होती है-- 
“सघन कुंज छाया सुखद, सीतल्ल मंद समीर | 
मन हो जात अजों वहै, वा जमुना के तीर ॥?५% 7 
५९ _ खतसई; बिहारी $ दो० ५६८, ५६०, ५६५, ११, ५१९२ | इसीं 
प्रकार यवन का हाथी के रूप में व्णय भी चित्रमय है-- 


हर 


४१६ विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


१ १५४--प्रकृति वर्णन की दृष्टि से रीति परम्परा में सेनापति का 
विशेष स्थान है | €म देख चुके हैं कि मध्ययुग में प्रकृति-चित्रण को 
स्वतंत्र स्थान नहीं मिला है। सेनापति का प्रकृति 
वर्णन ऋठु-बणन परम्परा के अन्तगद ही है; परन्तु 
इन्होंने झुछु स्थलों पर प्रकृति का स्वतंत्र रूप उपस्थित किया है। 
लेकिन ये वन नितान्त स्वतंत्र नहीं हैं, इनके अन्दर भी उद्दीपन 
के संकेत छिपे हुए. हैं। वस्तुतः ऋतु संबन्धी वनों की सीमा 
विस्तृत है। इसके अन्तगत स्वतंत्र काल-परिवतन के रूपों से लेकर 
ऋतु संवन्धी सामन्‍्ती आयोजनों तक का वन रहता है| परन्तु इनकी 
. समस्त भाव-धारा में छंगार की भावना का आधार रहता है, उसके 
आलंबन ओर आश्रय कभी प्रत्यक्ष रहते हैं और कभी अप्रत्यक्ष | सेना- 
पति इस सीमा में ही रहे हैं। इनके वणनों में जो स्वतंत्र चित्र लगते 
हैं, उनमें शंग।र की भावना का आधार बहुत हलका है ओर कुछ 
में आलंबन तथा आश्रय अपरोक्त में हैं। सेनापति में कवित्व प्रतिभा 
के साथ प्रकृति का निरीक्षण भी है । इन्होंने प्रकृति के रूपों को यथाथ 
रंग-रूपों में उपस्थित किया है। फिर भी सेनापति अलंकारवादी 
कवि हैं; कविता का चरम उक्ति-वैचित्न्य में मानते हैं | उनके कुछ चित्रों 
की रमणीयता का कारण यही है कि इन स्थलों पर उक्ति से यथाथ 
तथा कला का सामझ्ञस्य हो सका है| इसी प्रवृत्ति के कारण सेनापति 
में प्रकृति के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है; इनकी प्रकृति में 
भाव व्यंजना के स्थल भी बहुत कम हैं। इस क्षेत्र में श्रन्य रीति 
परम्परा के कवि इनसे आगे हैं | इन्होंने ऋत॒-वणन में श्लेष का निर्वाह 
किया है ओर ऐटश्वय्यंशालियों के ऋतु संबन्धी आयोजनों तथा 
आमोद-प्रमोद का वशन किया है | यह सब इसी प्रवृत्ति का परिचायक 


सेनापति 


रुनित भक्त धंटावली, भाख दान मधुनीर । 
मंद मंद झावत चल्यो, कुजर कु'ज समीर ॥५९० ॥ 


रीति-काव्य की परम्परा ४१७ 


है | फिर भी सेनापति ने प्रकृति को उसके यथार्थ रूप में देखा है 
ऋऔर उसके कुछ कला पूण चित्र उपस्थित किए हैं | 
क--सेनापति ने यथाथ चित्रों को दो प्रकार से उपस्थित किया 
है | एक्र प्रकार के चित्रों में प्रकृति संबन्धी रूप-रंगों को अधिक व्यक्त 
५ _. किया गया है ओर दूसरे में प्रकृति की प्रभावशीलता 
अथाथ तट को अधिक भावगस्य बनाया गया है| शरद ऋतु 
का वशन कवि उसके दृश्यों की व्यापक संश्लिष्टता के आधार पर 
उपस्थित करता है-- पावस ऋतु के समाप्त होने पर जैसे अवकाश पिल 
गया; शशि की शोभा रमणीय हो गई है ओर ज्योत्सना का प्रकाश छा 


गया है; आकाश निमेल है; कमल विकसित हो रहे है; कस चारो ओर . 


फूले हुए हैं; हंतों को मन भावनी प्रसन्नता है, प्थ्दी पर धूल का नाम 
नहीं है; हल्दी जैसे रंगवाले जड़हन धान शोभित हैं, हाथी मस्त हैं और 
'खंजन का कष्ट दूर हो गया है। यह शरद ऋतु तो सभी को सुख 
देने आई है ।१*९ इस वण न में एक दृश्य नहीं है, केवल व्यापक 
योजना है, साथ वो 'को मिलाबै हरि पॉय को! के द्वारा उद्दीपन की 
पृष्ठभूमि का संकेत भी है | वर्षा का प्रभाव भारतीय जीवन पर अधिक 
है | सेनापति इस ऋतु से, विशेष कर इसके अंधकार से, अधिक 
आकर्षित हैं। वर्षा मं भारतीय आकाश में मेघों की निविड़ सघनता 
ओर बिजली का चंचल प्रकाश द अधिक प्रमुख ह; कवि इन्हीं का 
चित्र उपस्थित करता है--- ह 
“गग़न-अंगन चनाधघन ते सघन तम, 
सेनापति नेक हू न नन मठकत हैं। 
दीप की दमक, जीगनीन की कमक को ड़ि, 
चपला चमक ओर सों न अ्रव्त हैं। 


५७ माया अत , [७ एछएछआाकष 


६० कवित्त-र॒त्नाकर; सेनापति ४ त॑० तरंग, छै० ३७ 
२७ 


४श्ट विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


रबि गयौ दवि मानों ससि सोऊ घसि गयो, 

तारे तोरि डारे से न कहूँ फटठकत हैं । 
मानों महा तिमिर तें भूलि परी बाट तातें 

रबि ससि तारे कहूँ भूले भठकत हैं ॥?६१ 


इस घने अंधकार ने रबि, शशि, तारे सभी को आउच्छादेत कर 
लिया है। इसी प्रकार एक ओर भी चित्र कवि अंधकार को लेकर 
उपस्थित करता है--यह भादों आ गया । सघन श्याम-वर्ण के मेघ 
वर्षा करते हैं| इन घुमड़ती घटाओं में रवि अदृश्य हो गया है, अंजन 
के समान तिमिर आवृत्त हो रहा है। चपला चमक कर अपने प्रकाश से 
' नेन्नों को चौंधा देती है, उसके बाद तो कुछ और भी नहीं दिखाई देता, 
मानों अंधा कर देती है । आकाश के प्रसार में काजल से अधिक 
घना काला अंधकार छाया हुआ है ओर घन घुमड़ घुमड़ कर घोर 
गजन करते हैं [१५ इस चित्र में यथाथ वर्णना का रूप अधिक प्रत्यक्ष 
ओर भाव-गम्य है | इसमें भी उद्दीपन का संकेत--'सेनापति जादो- 
पति बिना क्‍यों विहात है? के द्वारा निद्ित किया गया है, परन्तु बणना 
के प्रत्यज्ष के सामने उसकी ओर ध्यान नहीं जाता । ग्रीष्म ऋतु में 
सेनापति ने प्रभाव का अधिक समावेश किया है। वस्तुतः ग्रीष्म के 
वातावरण में उसका प्रभाव अधिक महत्त्वपूण हो उठता है-. वृष 
राशि पर सूथ्य सहसों किरणों से अत्यधिक संतप्त होता है, जैसे ज्वालाओं 
के समूह की वर्षा करता हो। प्रथ्वी नाच उठती है; ताप के कारण 
जगत्‌ जल उठता है। पथिक और पक्नी किसी शीतल छाया में विश्राम 
करते है| दोपहर के ढलने पर ऐसी उमस होती है कि पत्ता तक नहीं 
हिलता; ऐसा लगता है पवन किसी शीतल स्थान पर क्षण भर के लिए 


मनन कलम नमन मनन नम 33५3 ७५4५ >+«++५+५+नल«५+>०न-++ न ० भन+-५९ 





६१ वही; वही ; वही, छँ० २९ 
5२ वही; बंदी + वदी, ० १३ 


रोति-काव्य की परम्परा ४१६ 


ठहर कर घाम को .व्यतीत कर रही है [६३ सारा चित्र यथार्थ का 
रूप प्रभावात्मक ढ ग से प्रस्तुत करता है, साथ ही कवि की कद्पना ने 
उसे ओर भी व्यंजक कर दिया है। यहाँ कवि की उक्ति सुन्दर 
कलात्मक रूप धारण करती है | इसी के साथ कवि ओऔष्म का व्यापक 
वर्णन भी करता है--- 
“सेनापति ऊचे दिनकर के चलति लुबें, 
नद नदी कुबें कोपि डारत सुखाइ के। 
चलत पवन मुरक्राव उपवन बन, 
लाग्यो है तपन डारबौ मूतलो तचाइ के । 
भीषम तपत रितु ग्रीयम सकुचि तातें, 
सीरक छिपा है तहखानन में जाइ के | 
मानों सीतकाल सीत लता के जमाइबे कौं, 
राखे हैं विरंचि बीच धरा में घराइ के ||” १४ 
इसमें उल्लेखों के आधार पर ऋतु का रूप ग्रहण कराया गया 
है; साथ ही इसकी उद्ेक्षा में उक्ति ही अधिक है पहले जैसा सोन्दय्य 
कम है | 
ख--सेनापति ने कुछु वनों में अधिक कलात्मक शैली अपनाई 
है। ऊपर के चित्रों को उद्मज्ञाओं द्वारा व्यंजक बनाया गया है; परन्तु 
अगले चित्रों में रूप को अधिक पिबात्मक करने 
के लिए अलंकारों का आश्रय ग्रहण किया गया 
है | सेनापति शरद-काशोन आकाश और उसमें दौड़ते हुए; बादलों 
का वर्णन इसी प्रकार करते हैं--आकाश मंडल में श्वेत मेघों के 
खंड फैले हुए हैं मानों स्कटिक परत की #ंखलाएँ फेली हों। वे 
आकाश में उमड़ घुमड़ कर क्षण में तेज़ बंदों से इृथ्वी को छिड़क 


कलात्मक चित्रण 


६३ वह्दः; वही : वही, बं० ११ 
६४ वही; वही : वहीं, छ॑० १२ 


४२० विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति 


देते हैं।। और उन बादलों की उमड़न घुमड़न क्रे विषय में कवि 
शब्द-चित्र ही प्रस्तुत करता है-- 
“पूरब कों भाजत हैं, रजत से राजत हैं, 
गग गग गाजत गगन घन क्वांर के [??६५ 
वर्षा का चणन भी कवि इसी शैली में करता है--सावन के नव जलद 
उमड़ आए हैं, वे जल से आपूरित चारो दिशाश्रों में घुमड़ने लगे हैं। 
उनकी सरस लगने वाली शोभा किसी प्रकार भी वणुन नहीं की जाती, 
लगता है काजल के पहाड़ & ढों कर लाए गए हैं। आकाश 
घनाचछादित हो रहा है और सघन अंधकार छाया हुआ है। रवि 
दिखाई ही नहीं पड़ता है, मानों खो गया हैं। भगवान्‌ जो चार मास 
सोते रहते हैं, वह जान पड़ता है निशा के भ्रम से हो !!*६ इस वणुना 
में उद्प्रे्ञाओ्रों से चित्र को अधिक प्रत्यक्ष किया गया है ।. 
ग--सेनापति की अलंकार संबन्धी प्रवृत्ति ऋतु-वरणनों में भी 
प्रत्यक्ष हुई है | वैसे तो उनके सभी वनों में उक्ति ओर चमत्कार 
का योंग है, लेकिन ऊपर के बणनों में वे रूप और 
भाव के सहायक होकर चित्र को अधिक प्रत्यक्षे ओर 
व्यक्त करते हैं | परन्तु बहुत से वर्णनों में कवि ने 
श्लेष के द्वारा ऋतुश्नों का वशन किया है ओर उन वनों में केवल 
चमत्कार है। इन वशनों में कवि ने यह स्वीकार भी किया है--- 
“दारुन तरनि तरें नदी सुख पार्वे सब, 
सीरी घनछाँह चाहिबोई चित घरों है। 
देखो चतुराई सेनापति कबिताई की जु, 
ग्रीपम जिषम बरधा की सम करो हैं [??१७ 


आलंकारिक 
वैचित्र्य 


६५ वहीं; वही $वही, छँ० ३५ 
६६ वही; वही $ वही, छे० ३१ 
६७ वही; वहीं , तरंग, छ॑० ५३ 


'४२२ विभिन्न काव्य-रूप में प्रकृति 


वर्णन विस्तार से करने का अवसर मिला है | एक स्थल पर साधारण 
जीवन का चित्र कवि ने बहुत स्वाभाविक उपस्थित किया है। इसमें 
अलाव तापते हुए लोगों का वर्णन किया गया है और कवि की प्रोढोक्ति 
ने इसे और भी व्यंजक बना दिया है--' | 
“सीत कौ प्रवल्ल सेनापति कोपि चढ़यो दल, 
निबल अनल गयो सूर सियराइ के । 
हिम के समीर तेई बरसें विषम नीर, 
रही है गरम भौन कोनन में जाइ के | 
धूम नन बंह”ं लोग आगि पर गिरे रहें, 
हिए. सो लगाइ रहें नेंक सुलगाइ के । 
मानों भीत जानि मद्ा सीत तें पसारि पानि, 
छुतियाँ की छाँद राख्यों पाउक छिपाइ के ||[?५९ 
सेनापति ने अन्य अनेक प्रकार से प्रकृति-रूपों का प्रयोग है जिनका 
उल्लेख अगले प्रकरण में किया गया है । 


७० वही; वही , वही, छ० ४५ 


अष्टम अक्रण 


उद्दीपन-विमाव के अन्तगत प्रकृति 


९/१--प्रथम प्रकरण में संस्कृत काव्याचार्य्यों के प्रकृति संबन्धी 
संकीण मत की ओर संकेत किया गया है ओर यह भी कहां गया 
है कि शास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी साहित्य में इसी का श्रनु- 
सरण हुआ |" परन्तु जैसा उल्लेख किया गया था 
काव्य में प्रकृति विषयक यह शाह्रियों का मत 
व्यापक अथ में ठीक है । काव्य में उपस्थित होने की स्थिति में प्रकृति 
का प्रत्येक रूप मानवीय भावों से प्रभावित होकर हो आता है । फिर 


झालंवन ओर उद्दी- 
पन का रूप 


१ संस्कृत आचाय्यों के अनुकरण पर केशव ने कविप्रिया मैं प्रकृति वर्णन 
के लिए विभिन्न वस्तुओं को गिनाया है। सरिता, वाठिकरा, श्रःश्रम, सरोवर 
तथा ऋतुओ आदि के विषय में इसी प्रकार वस्तुओं को गिनाया गया दै । 
सरोवर-वर्णन की चूची इस प्रकार है-- 


हर, विश ५ 
४२४ उद्दीपन-विभाव के अन्त गत प्रकृति 


ऐसी परिस्थिति में काध्य में प्रकृति-रूप मानवीय भावों की स्थायी 
स्थितियों के माध्यम से अहण किया जा सकेगा। इस व्याख्या के 
अनुसार माना जा सकता हैं कि प्रकृति काव्य में उद्दीपन-विभाव के 
अन्तगंत आती है, क्योकि वह अपनी समस्त मावशीलता और प्रभाव- 
शीलता मानव से ग्रहश करती है| परन्तु इस प्रकार आलंबन भी 
उद्दीपन माना जा सकता है। कोई भी आलंबन आश्रय की स्थायी 
भाव-स्थिति पर हो तो क्रियाशील होता है | इस प्रकृति संवन्धी भ्रम 
की एक कारण है। यह कहां जा सकता है कि मानवीय भावस्थिति 
के सामाजिक धरातल पर हम अपने ही संबन्धों में देख और समझ 
पाते हैं | इस लिए. इस सीमा पर मानवीय स्थायी भावों का आलंवन 
सामाजिक संबन्धों में माना जाता है। अदुयुत तथा भयानक रखसों 
में प्रकृति को परम्परा ने भी आलंवन माना है, क्योंकि इन रसों का 
संबन्ध सामाजिक क्षेत्र तक हो सीमित नहीं है । इसलिए यह स्थिति 
आअज्ार तथाशांत रसों को लेकर है। प्रथम भाग में मनोभावों के 
विक्रास में प्रकृति तथा सम्राज का क्‍या योग रहा है इसपर विचार 
किया गया है | हम देख चुके हैं कि सोन्दर्य्यानुभूति जो काव्य का 
आधार है प्रकृति से संवन्धित है, यद्यपि उसमें अनेक सामाजिक भाव- 
स्थितियों का योग हो चुका है। इस प्रकार प्रकृति सौन्दय्ये भाव का 
आलंबन है, परन्तु इस स्थिति में यद्ध नहीं कहा जा सकता कि सम्पूण 
भाव-स्थिति प्रकृति को लेकर है। स्थायी भावों में अनेक विषमता ए आ 
चुकी है जिनको एक प्रकार से समभकना सम्भव नहीं है| शंगार रस 
में रति स्थायी भाव का आलंबन प्रत्यक्ष रूप से नायक्र-नायिका हो 
सकते हैं, पर इस भाव का रूप केवल सांसल शारीरिकता के आधार 
पर नहीं है, उसमें अनेक स्थितियों की स्वीकृति है। जिस प्रकार भाव- 


“ललित लह्दर बग पुष्प पशु, सुरभि समीर तमाल । 
करभ केलि पंथी प्रगण, जलचर बरनहु तील ॥? 


उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति ४२४ 


केन्द्र में धमुख्‌ रूप से आने के कारण किसी वस्तु या व्यक्ति को श्राल॑- 
बन स्वीकार किया जाता है, उसी प्रमुखता की दृष्टि से प्रकृति को आलं- 
बन स्वीकार किया जा सकता ह। इसी विचार से प्रकृति को 
सौन्दय्य तथा शांत के आलंबन-रूप में स्वीकार क्रिया गया था| 
क--दिन्‍दी साहित्य के मध्ययुग में प्रकृति के स्वतंत्र आलंचन झूप 
को स्थान नहीँ मिल सका | पिछले प्रकरणों में इस पर विचार 
किया गया है। परन्तु यह भी देखा गया हेँ कि 
प्रमुखता न मिलने पर भी प्रह्नति मानवीय भावों से 
सम स्थापित कर सकी हैं। वच्तुतः जब्र प्रकृति मानवीय भावों के समा 
नानतर भावात्मक व्यंजना अथवा सहचरणु के आधार पर प्रस्तुत की 
जाती है, उस समय उसको विशुद्ध उद्दीपन के अन्तर्गत नहों रखा जा 
सकता। वैसे प्रकृति को लेकर भावष-प्रक्रिया करा आधार मानव है । 
आलंबन की स्थिति में, व्यक्ति अपनी मनः स्थिति का आरोप प्रद्धति 
पर करके उसे इस रूप में स्त्रीकार करता है, जबकि उद्दीपन में थ्रान्न॑तन 
प्रत्यक्ष रूप से दसरा व्यक्ति रहता है | ऊपर की स्थिति मध्य में मानी 
जा सकती है | आश्रय का आलंजन परोज्षु में है ओर प्रकृति के माध्यम 
से भाव व्यंजना को जाती है। इस सीमा पर भी प्रदलि पर श्राशय 
की साव-स्थिति का आरोप होता है. पर वह किसी अन्य आलंउन को 
संभावना को लेकर | प्रकृति के प्रति साधचव्य की मावना भी मानवीय 
संबन्ध का आरोग है, परन्तु उसमें सहानुभूति की निकटता के कारण 
प्रकृति आश्रय से सीधे ही संवन्धित है। इसी कारण आध्यात्मिक 
साधना? तथा “विभिन्न काव्य-रूपों' की विवेचना के झनन्‍गत प्रकृति 
पर अप्रत्यक्ष आलंबन का आरोप, उसके माध्यम से भाव-व्यंजना 
तथा उसके प्रति सहचरण की भावना को लिया गया है। प्रस्तुत 
प्रकरण में विशुद्ध उद्दीपन की दृष्टि से प्रकृति पर विचार करना है | हम 
कह चुके हैं कि मध्ययुग के साहित्य में जन-गीतियों वी स्वच्छुंद प्रद्क्ति 
को स्थान मिल सका है ओर साहित्यिक परम्पराओं को भी अपनाया 


विभाजन की समा 


४२६ उद्दीपन-विसाव के अन्तगत प्रकृति 


गया है| संस्कृत साहित्य में उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति का 
रूप रूढ़िवादी हो चुका था। इस कारण मध्ययुग के काव्य की सभी 
परम्पराओ्ों में उद्दीपन की विभिन्न प्रदृत्तियाँ फैली हुई हैं । 
$ २--मध्यशुग के काव्य ने जन-जीवन से प्रेरणा अहण की हे 
अर वह जन-भावना के अभिध्यक्त रूप लॉक-गीतिओओं तथा कथाओं 
से प्रभावित भी हुआ हैं। लोक-जीवनन से प्रकृति 
का रूप ऐसा दिला मिला रहता हैं कि वहाँ जीवन 
आर प्रकृति में विभाजन रेखा नदीं खींची जा सकती 
है | जन-गायक अपने भावोच्छासों को, अपने को, प्रमुख मानकर अभि- 
व्यक्ति की भाषा में गाता है; पर वह अपने बातावरण को, अपने 
चारों ओर फैली हुई प्रकृति को अलग नहीं कर पाता है | वह अपनी 
सामाजिक अनुभूतियों को अपने चःरों अर की वातावरण बनकर फैली 
हुई, प्रकृति के साथ ही प्राप्त करता है। ओर जब बढ उन्हें अभिव्यक्त 
करता है, तब भी वह प्रकृति के रूप को अलग नहीं कर पाता । लोक- 
गीतिकार अपनी दुःख-सुखभयी भावनाओं से अलग प्रकृति को कोई 
रूप नहों दे पाता और न अपनी भावनाश्रों को बिना प्रकृति का 
आश्रय लिए! व्यक्त € कर पाता है। इसी स्पष्ट विभाजक रेखा के 
अभाव में इन गीतियों की भावधारा में प्रकृति का रूप मिलकर उद्दीप्त 
करता जान पड़ता है। वस्तुतः चेतनशील प्रकृति की गति के साथ 
मानव अपनी भावर-स्थिति में सम प्राप्त करता है और इस सीमा में 
प्रकृति शांत तथा सौन्दय्य भाव का आलंबन आरोप के माध्यम से 
मानी गई है। यही सम जब किसी निश्चित भाव-स्थिति से समता या 
विरोध उपस्थित करता है, उस समय उसको प्रभावित करता है और 
प्रकृति की यह द्थिति उद्दीपन की सीमा है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों ओर 
उनकी परिवर्तित होती स्थितियों में जो संचलन तथा गति का भाव छिपा 
है वही सम, विधम होकर भावों को उद्दीत्त करता है । यही कारण है कि 
लोक-गीतियों में अधिकतर ऋतुओं के आधार पर भावाभिव्यक्ति हुई है । 


उद्दीपन की 
मीमा 


उद्दोपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति ४२७ 


क--इस सीमा पर प्रकृति तथा जीवन समान आधार पर अभि- 
व्यक्त होते हैं। जाबन की भावात्मकता और प्रकृति पर उसी का प्रति- 
तिंबित अबबा प्रतिधटित रूप साथ-साथ उपस्थित 
होते हैं | इस सीमा पर मानवीय भावों ओर प्रद्नति 
के जीवन से संबन्धित भावों म॑ विरोध भी सम्भव 
है | जीवन की सुखमयी स्थिति में प्रकृति की कोर्ता तथा उससे 
संबन्धित कष्टों की भावना से सुरक्षा का बिचार उस अधिक बढ़ाता 
है| इसी प्रकार प्रकृति में प्रकट होता हुआ उल्लास जीवन की वेदना 
का तीद्र डी करता है| परन्तु प्रक्षति का उल्लास या अवसाद उसका 
अपना तो कुछ है नहों | यदि मानव जोबन की सावमबता ही प्रकृति . 
पर भ्रसरित हैं, तो ऐसा क्यों होता है £ लेकिन प्रथम राग के द्वित,य 
पअकरण में हम कह चुके है कि प्रह्वति को भावों ते झुक्त करने बाला 
मन ही है | इस कारण यह विरोध प्रकृति ओर जीवद कान दांक्र 
जीवन की अपनी हो दो विभिन्न स्थि|यों का है। एक वतमान [स्थति 
है जिसका अनुभव वह अपने वेतन मन से कर रहा है और दसरी 
किसी पराक्षकाल से संबन्धित है जिसको उसका अवचेतन मन प्रकृति 
पर चुपचाप छा देता है। मन का यह विभाजन उद्यीपन के अगले 
रूप भ॑ अधिक प्रत्यक्ष होता है | इस स्थिति में प्रकृति ओर जीवन 
लगभग समान तल पर हांते हैं। इन्हीं में किंचित भेद पड़ जाने से दो 
रूपों का विकास होता है। 

() एक स्थिति में भाव आधार रूप मे उपस्थित होता है । 
भाव की स्थिति संयोग-वियोग की दुःख-मुखमयी भावना होती है। ओर 
इसका आधार होता है संयोग, साम्य अथवा स्मृति 
का रूप | इन भावों की पृष्ठभूमि रूप में उपस्थित 
गैने पर प्रकृति का रूप अनेक प्रकार से इन्हीं 
भावनाओ्रों को व्यजना करता हुआ उपस्थित द्वोता हैं। प्रकृति का यह 
चित्र भावों के रंग से रंजित होता है | इस स्थिति में मानवीय भाव 


जीवन ओर प्रज्कति 
का संन-तंन 


भाव के आधार पर 
प्रकृति 


धर उद्दीयन विभाव के अन्तगंत प्रकृति 


की एक ही स्थिति रदती है, क्‍योंकि जीवन श्रोर प्रज्नति में भावों का 
आधार समान है। जिस प्रकार अनेक व्यतिचारियों से तथा अनुभावों 
से स्थायी भावों की स्थिति व्यक्त होती है; उसी प्रकार उनके आधार 
पर प्रक्नात की माबात्मकता व्यंजित होती हूं। प्रकृतिवादी को दष्टि से 
इस प्रकृति-रूप भ॑ कब उसके समक्ष अपनी स्थिति को, अपने भावों 
को, उसी के माध्यम से समझता और व्यक्त करता है। इन छ्षणों 
में बह अपने को विस्घृत कर देता है। 

(। ) इसी की दूसरी स्थिति में प्रकृति केबल आधार रूप से प्रस्तुत 
रहती है ओर प्रमुखनः भावों को अ्रभिष्यक् किया जाता है। प्रकृति 

के इन उल्लेखों में बतमान संयोग या वियोग की 
- स्थिति के प्रति तीत्र ब्यंजना छिपी रहती है 
ओर इसी के आधार पर भावों का अभिव्यक्तीकरण होता है| इस 
स्थिति के समान प्रकृतिवादी की वह दृष्टि है जिसमें कवि उस्‌ के 
समज्ष उससे प्रभाव अरहण करता हुआ भी अपनी भाव-स्थिति को 
अधिक सामने रखता है। और हम उद्यीयन-रूप ओर आलबन- 
रूप में प्रकृति का यही भेद मान कर चले हैं | स्थिति समान है लेकिन 
एक में प्रकृति किसी प्रत्यक्ष ( वह स्मृति में या परोक्ष में भी हो 
सकता है ) आलंबन के माध्यम को ल्लेकर भाव-स्थिति से संवन्ध 
स्थापित करती है । जब्र कि दसरी प्रकृतिवादी दृष्टि से प्रकृति ही प्रत्यक्ष 
आलंबन रहती है ओर उसपर आश्रय की भाव-स्थिति का आरोप 
अदृश्य रूप से रहता है | 

ख-- इस सीमा के आगे प्रकृति 'के उद्दोपन-रूप में अन्य भैद 
भी किए. जा सकते हैं। इन रूपों में १कृति और भावों का संवन्ध 
ओर भी दूर तथा अलग का है| इस सीमा पर 
भी प्रदृति-रूप दो प्रकार से सामने -आता है। 
इनमें से एक में प्रकृति को प्रधानता दी गई है 
ओर दूसरे में भावों की प्रमुखता है| वस्तुतः मध्ययुग में काव्य की 


प्रकृति का आधः 


अनुभवों का 
भ.ध्यम 


उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति ४२६ 


प्रतरत्ति भावों को अनुभावों के माव्यम से व्यक्त करने की ओर अधिक 
होती गई है। ऐसा संस्कृत के महाकाव्यों में देखा जा सकता हूँ; बाद 
के काव्यों में अनुभावों को प्रमुखता दी गई है। जहाँ तक प्रक्रति- 
बणुनों के माध्यम से भाव व्यंजना का प्रश्न है, इस सीमा पर भावों 
की स्थिति, कभी कभी किसी विशेष आलंबन को न स्वीकार कर व्या- 
पक लगती है.। इस रूप में अपनी व्यापक सीमाओं सम॑ भाव को 
व्यक्त करती हुई भी प्रक्नति प्रत्यक्ष तथा व्यक्त लगने लगती है। परन्तु 
इस रूप में भाव व्यंजना का रूप अनुभावों के माध्यम से व्यक्त किया 
जाता है, जबकि ऊपर के रूप में भावों की व्यंजना मात्र रह थी । 
इसी रूप के दूसरे पक्त में प्रकृति की हलकी उल्लेखात्मक प्रृष्ठ-मृमि पर . 
भावों को व्यक्त किया जाता है; और इसमें भी अनुभावों का आश्रय 
ही अधिक लिया गया है | हम पहले ही कह छुके हैं कि प्र्ृत्िवादी 
आलंवन रूप प्रकृति को लेकर अपनी माव-व्यंजना करता है; और 
इसको अनुभावों के माध्यम से भी उपस्थित कर सकते हैं| पर उस 
समय हय भाव या अनुभाव आश्रय की मनःस्थिति से रूप पाकर व्यक्ति- 
गत नहीं रह जाते, और इस सीमा पर प्रकृति अधिक प्रत्यक्ष रहती 
है | इसी भेद के कारण प्रकृतिवादी सीमा में सावों ओर अनुभावों 
को प्रधानता देकर उपस्थित होने वाले प्रक्ृति-चित्रों म॑ प्रकृति दी 
प्रमुख लगती है, जबकि अन्य कवियों में भावों को प्र०-भूमि में रख 
कर उपस्थित हुए प्रकृति चित्रों में भी मानवीय दृष्ठि-विन्दु सामने 
त्रा जाता है। इसका कारण यह भी है कि इन कवियों ने प्रकृति- 
रूपों के माध्यम से #ंगार की रति भावना की व्यंजना की हजो 
सामाजिकों का दृढमूल स्थायी-भाव है| 

ग--अभी तक उद्दीपन के अन्तगंत जिन प्रकृति-रूजों की वात 
कही गई है उनमें जीवन और प्रकहृृति एक दूसरे से प्रभाश्ति हं!'कर 
भी अपने अस्तित्व से अलग हैं। परन्तु जिस 


श्रम 
रोपवाद शानवीय जीवन तथा भावनाओं के आधार 7र यह 


न उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


यंजना होती है, उसी का प्रत्यक्ष आरोप भी किया जाता है। और 
इस आरोपवाद के मूल में भी यही भावना सन्निदित है । प्रकृति पर 
यह आरोप उद्दीपन की सीमा में माना जा सकता है। यहाँ फिर हम 
आलंबन रूप प्रकृति से भेद कर सकते हैं। प्रकृतिवादी कि आरोप 
के रूप में ही प्रकृति को जीवन व्यापार में संलग्न पाता है| उद्दीपन-विभाव 
में आरोप सामाजिक-स्थायी भाव की दृष्टि से किया जाता है, जब कि 
प्रकृतिवादी का आरोप व्यापक रूप से अपनी मानतिक चेतना से सं बन्धित 
है; ओर बाद में प्रत्यक्ष ममाजिक आधार के अभाव में उसकी अभिव्यक्ति 
का रूप व्यक्तिगत सीमाओं से अलग हो जाता है। मानवीय भावों 
की प्रधानता से प्रकृति क्रा आरोप रूपात्मक तथा संकुचित होकर व्यक्ति- 
गत सीमाओं में अधिक वंधा रहता है। ओर इस कारण सामाजिक 
संबन्ध ओर भाव ही प्रत्यक्ष रहता है, प्रकृति गोण दो जाती है। इस 
आरोप में भावों तथा अनुभावों के साथ शारीरिक आरोप भी सम्मि- 
लित है, जिसे मानवीकरण कहा गया है| रीति-परम्परा की अलंकीर- 
वादी प्रव्त्ति के फल-स्वरूप अन्य आरोपों का श्राश्रय भी प्रकृति- 
वर्णनों में लिया गया है। वस्तुतः प्रकृति के रूप जिस प्रकार अलग 
अलग विभाजित किए गए. हैं, उस प्रकार उनकी स्थिति नहीं रहती । 
ये रूप अनेक प्रकार से मिल जुल कर उपस्थित होते हैं। इन समस्त 
रूपों को यहाँ गिनाना सम्भव नहीं है। आगे की विवेचना में मध्ययुग 
के काव्य विस्तार में प्रकृति के उद्दीपन-विभाव में आने वाले रूपों 
पर विचार किया जायगा | 


राजस्थानी काव्य 
पिछुले प्रकरणों में काव्य-रूपों का उनकी परम्परा के अनुसार 
विचार किया गया था। यहाँ उद्दीपन विभाव के अन्तगत आने वाले 


प्रकृति-रूपों पर विचार किया जायगा, इसलिए आवश्यक नहीं है कि 
उनके अनुसार यहाँ भी क्रम का अनुसरण किया जाय। वातावरण 


राजस्थानी काव्य ४३१ 


की दृष्टि से राजस्थानी काव्यों को यहाँ लेना उचित है, यद्यपि 'वेलि 
क्रिसन रुकमणी री? अपनी परम्परा में ढोला सारूरा दहा? से भिन्न 
है | ऋतु प्रकृति के परिवर्तित रूपों को लेकर उपस्थित हांती है । 
परिवतनों में मानवीय भावों को प्रकृति से हम तथा विरोध की स्थित्याँ 
प्रात्त करने का अधिक अवसर रहता है। यही कारण है कि लोक-गायक 
ऋतुओं से अधिक प्रेरणा ग्रहण करता है। जन-गीतियों के प्रभाव 
के कारण हिन्दी मध्ययुग के काव्य में झतुओं के दृश्यों से उद्दीपन का 
काय्य अधिक लिया गया है। युग की प्रश्वत्तियों तथा युग के काव्य- 
रूपों के अध्ययन से यह सिद्ध है कि मप्ययुग के काव्य मं रति 
स्थायी-भात्र की ही प्रमुखता है। इस युग का समस्त काव्य मानवीय 
रति-भावना को लेकर ६ चला है। इस कारण प्रकृति का रूप मानवीय 
भावों के आधार पर हो अधिक उपस्थित हुआ है | उद्दीपन की मूल 
भावना जन-गीतियों से विकसित हुईं है, इसलिए यहाँ जन-गीति कथा 
काव्य से आरम्भ करना अधिक उचित होगा | 

(३--संयोग की स्थिति में प्रकृति की क्रियाशीज्षता सुन्दर और 
आकषधक लगती है; ओर वह मानवीय रति-संयोग के समानान्तर भी 
जान पड़ती है। इसी भाव-स्थिति में मालवणी ढोला 
से कहती है, इस प्रकृति के उच्लासमय बाताबरणु 
को छोड़ कर कोन विदेश जाना चाहेगा--पिठ पिठ पपीदा कर रहा 
है; कोयल सुरंगा शब्द कर रहा है। हे प्रिय, ऐसी ऋठ में प्रवास में 
रहे से क्‍या सुख मिलेगा |? इसमें प्रकृति का उल्ल्लास वियोग की 
दःखद स्मृति के विरोध में वबतमान भाव-स्थति के उद्दीपन-रूप में है । 
जन-गीति की स्वच्छुंद भावना में प्रकृति का कष्ठथ्द रूप अपने यथाथ 
में संयोग सुख की आकॉँज्षा को अधिक तीब्र करता है--जिन दिनों 
जाड़ा कड़ाके का पड़ता है, तिलों की फलियाँ फटने लगती हैं तथा 
कुक पत्नी करण शब्द करता है; उन दिनों कोई पाहुन होकर कहीं 
जाता है ।? इस कथा-गीति में प्रकृति केवल मानवीय भावों का 


ढोला माछूरा दूद्दा 


४३१२ उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


अनुसरण ही नहीं करती; उसके सहानुभूति के विस्तार में प्रकृति अपनी 
वस्तु-स्थिति के यथाथ रूप में उपस्थित होती है। यहाँ कुंझ मत्ती का 
शब्द संयोगिनी नायिका सुन रही है ओर उसकी सहानुभूति के कारण 
प्रकृति का रूप उसे वियोग की स्मृति दिलाता है। लोक-गीति की-संयो- 
गिनी भी वियोग की व्यथा से परिचित है; ओर तभी वह प्रकृति के 
ग्रन्दोलन तथा उसकी उमड़न के प्रभाव को जानती है--- चारों ओर 
घने बादल छाए है; आकाश में ब्िजल्ली चमक रही है। ऐसी हरियाली 
की ऋतु तभी मली लगती हूँ जग घर में सम्पत्ति और प्रिय पास 
हो ।?* बस्तुतः गीत के वातावरण में गायिका अपने संयोग-सुख और 
अपनी जियोग-वेदना दोनों से परिचित है | साथ हो सहानुभूति के 
वातावरण में उसको प्रकृति अपनी सहचरी लगती है। इस कारण 
प्रकृति के दोनों रूपों को वह स्वाभाविक भाव-स्थिति में ग्रहण कर लेती 
है। केवल संयोग तथा वियोग की परिवर्तित स्थितियों में वह उन रूपों 
से पूव सम्पक के आधार पर भिन्न प्रभाव प्राप्त करती है। प्रकृति में 
उल्लास छाया हुआ है ओर विरहिणी अपने उल्लास से बंचित है; 
मारवणी इसी प्रकार विकल हो उठी है--हे प्रिय, वर्षा ऋतु आ 
गई, मोर बीलने लगे । हे कंत, तू घर आ । यौवन आन्‍्दोलित हे |? 
विरहणी मारवर्णा प्रकृति के आनन्दोल्लास को अपनी वेदना के विरोध 
में पाकर विहनल हो उठी है। यह संयोग के सुख की स्थिति को स्मरण 
कराने वाली प्रकृति ही तो कष्टकर हो गई ह--पावस के बरसते ही 
पवतों पर मोर उल्लात में भर उठे | वर्षों ऋतु ने तरुवरों को पत्ते दिए 
ओर वियोगनियों को पतियों की याद सालने लगी |? बिरहिणी अपनी 
ख्रव्यक्त भावना का आरोप करके जैसे विकल है ---बादल बादल में 
एक एक करके बिजलियों की चइल-पहल हो रही है। में भी 'नेत्रों में 


२ ढोला मरूरा दृह्ा , सं० २५०, २८०३, २६० 


नो 


राजस्थानी काव्य ४३३ 
काजल की रेखा लगाकर अपने प्रियतम से कब मिज्नूँगी !३ इस 
गीति को प्रमुख प्रद्ृत्ति तो यही है पर इसमें अन्य उद्दोयन संवन्धी रूप 
भी मिल जाते हैं। मारवणो प्रकृति के माध्यम से अपने भावों की 
उद्दी् 'ह्थिति को व्यक्त करतो है । इस चित्र में प्रकृति की सम-स्थिति 
का रूप भी सन्निहित हे-- आज उत्तर का पब्न प्रवाद्धित हाना शुरू 
हो गया--प्रवाती को जाते देख प्रेमियों का हृदय फट जायगा | 
बह स्थल को जलाकर और आऊ को फकुजसाकर कुमारियों का गात 
भस्म कर देगो।!* इस अभिव्यक्ति में 'हृदय फटने? तथा गात मस्माने? 
की बात व्यथा को व्यक्त करती है, पर साथ ही इसमे प्रकृति का रूप 
भी समानान्‍तर प्रस्तुत है [? इस व्यथा-गांति पर साहित्यिक ग्रमात भी 
है, इस कारण प्रकृति के एक उद्यीपक-रूप भें आरोप की भावना भी 
है। इसका यह अथ नहीं है कि जनगीतिकार आरोप करता ही नहीं 
है. पर आरोप का ऐसा रूपात्मक चित्र उनमें कम ही हीता है-- 
वांदलों की घटाएँ सेना है, बिजती तलवार है और वर्षा की बंद 
बाणों को तरह लगती हैं। हे प्रियतम, ऐसी वर्षाआतु में प्यारे बिना 
कहो केसे जिया जाय |? 
$ ४--शुजराती परम्परा में आनेवाला गणपति कृत माधवानत् 
काम-कन्दल्ला प्रबन्ध! भाषा की दृ्टि से राजस्थानी काव्यों क निक्रट 
है। साथ ही लोक कथा-गीति के रूप में होने को 
कारण भी इसका यहीं उल्लेख करना उचित 
होगा। उद्दौपन-विभाव की दृष्टि से इसमें लोक- 
गीति का वातावरण है जिस की ओर “ढोला मारुरा दूद्या? में संकेत 
किया गया है। वैशाख में विरहृणी को प्रकृति उद्दौत्त करती है-- 


माधव,नञ्ञ कामन्‍्द ला 
प्रबन्ध 


३ वही ३ से० १८, ३९, ४४ 
४ वही ४ सं० २८६९ 7: 
५ बही ४ सं० २५५ 

श्टः 


९१७. 


९ [#०] 
४३४ उद्दीपन-विभाव के अ्न्तगत प्रकृति 


कस चिी [8] 


“विरह हुताशनि हूँ दही, सही करू छंड राख । 
तेहवा मद ते तापबइ, यारू भई वेशाख ||!?६ 
इस ऋतु का समस्त वातावरण उसके मन को विकल करता हैं, 
उसकी विरहाग्नि में सभी कुछ दाहक है। एथ्वी संतत्र हो उठ! है, 
मलायचल से आने वाला पवन तेज़ कोकों भ॑ आकुल कर देना है | 
इसी प्रकार शरदकालीन चन्द्रिका भी विय्रोगिनी के लिए. विष के 
समान है । उसका समस्त सोन्दय्य ओर उल्लास उसके लिए दाइवदः 
है |» एक स्थल पर विरहिणी आरोप के आधार पर प्रकृति के उद्दीपन- 
रूप को प्रस्तुत करती है-- 
“हेमागिरियी हाथिणी, आवश पवन पराणि। 
ऊँमाड़ी ऊपरि चढ़ी, मारइ मन्मथ वाण |? 
माधव के विरह प्रसंग के बारइहमासा में ऋतु संबन्धी आमोद 
का बणन भी विरह के विरोध में प्रस्तुत किया गया है । परन्तु यह 
आमोद जन-जीवन के उन्मुक्त उल्लास से अधिक संबन्धित है | कवि 
फाग का उल्लेख इस प्रकार करता है--- 
“कागुण केरां फशगरां, फिरि फिरि गाइ फाग | 
चंग बजावइ चंगपरि, आलवइ पंचम राग ॥”५ 
इस प्रकार इस गीति की प्रवृत्ति स्वच्छुन्द है । 
॥ ४--पिछुले प्रकरण में देख चुके हैं कि 'वेलि क्रिसन रुकमणी 


॒ 


दर माधव! नल कामकंदला प्रबन्ध; गणपति $ छं० ५६६ 
छ बह्दी; बद्दी £ छूं० ५८०--+- 

“शरद निशाकर समसमइ, ओ मं जाएिउ भेउ । 

उहाँ सरी प्रिहाँ असीक्ष जिमइ, विरहणीयां विष देय ॥”” 
८ वहीं; वही ; छ॑ं० ५९६ 
९ वही; वद्दो : छ॑० १६ 


राजस्थानी काव्य ८डेप: 


४३3 7४ रा मोर स्पा ता दे 5 हल 43-०० ५. नृ 0.0... 
रा! परम्परा के खझडनार इन उास्हाखतव काव्या 2» 2780 हर | परन्तु इन 
कांव्यों चक्र .. न दल | श्र लक कक 2 पर 
बेर हि (० ०- | तल्‍ल्‍चथ छक्का > स्थाऊ से इन के 


ण्णा नि, पक अब काल हा ्क हे 
न्‍ भणी री का | कथा ग्ी| | ला ।उ बसत्तातइक कथा "काव्य 
श्र हे ॥8। ६ न्‍ 


को माव-घाराओं का भेद सपए :। सकेगा | अपनी 
अपनी पध सिवा के क्ाएग इनमें प्रदवि ५ उद्दीतय संयनन्‍्धी प्रयोगों में 
भी मेंद्र “ | कलात्मक काव्य हने के कारण 'वेहा क्रेपन! में स्वच्छुंद 
भावना का अभात्र है | काव्य-छपा के प्रसंग में देखा गया है कि इसमें 
प्रकृति और मानवीय भावों में सामझस्व नहीं स्थावित् दो सका है। 
कुंछु स्थलों पर क्रिया-व्यापारों के माध्यम से प्रकृति मानवीय जीवन का 
संकेग देकर उसे उद्दाप्त करती है-- 
“तैरन्ति ध्रसतरि मिरधण गिरि नीझूर 
धगी भजे धार परयोधर।' 
् काले वाइ किया तर मचर 
लबगी दहन कि लू लहर | ४१९ 

इसमें पवन का इच्षों को झखाड़ करण तथा लू से लताश्रों के भुलसने 
में जीबन से प्रकृति का विशघ व्यक्त «ता हई जो स्त्र्थं उंद्दीपक है । 
कहीं प्रकृति में यह व्यंजना न करडऊे केवल अलंकार से मानवीय जीवन 
को सन्निदित किया है | जिसका संकेत रति-साव के आधार पर 
प्रकृति को उद्दीपन-विभाव में उपस्थित कर देता है--“गजन सहित घन 
बरस गया। हरियाली रहित (एथ्वी में स्थान-स्थान पर जल मर गया है: 
जैसे प्रथम तम्मिलन में रमणों त्री के बस्र उतर जाने पर आभूषण 
शोभा पाते हैं / यह प्रयोग आरोप के रूप में शे भाना जा सकता 
है। छऋाल्ंक्रः + आरोप के द्वारा भावों को व्यक्त किया गया है जो 
व्यापक रति स्थायी-भाव में प्रकृति को उद्दीपन के अनुरूप करता है-- 
“धचनों द्वाल बखान किया गया है ऐसी शरद आतु के आने पर वर्षा 


१० बेल क्रिसन रुकरणी री॥ पृथ्वीर!ज 8 सं० १९१ 


४३६ उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


ऋतु चली गई, जल-निर्मेल होकर नीची भूमि में जा रद्द हे--रति 
समय लज्जा स्त्री के नेत्रों में जा रहती है |!११ इस प्रकार इम देखते 
हैं गीति-काव्य में जो प्रकृति और जीवन के उन्मुक्त भाव का विषय 
था इस काव्य में अलंकार तथा कब्पना का ज्षेत्र हों गया हैं। इस 
काव्य में प्रश्ति को एष्ठ-भूमि से रखकर मानवीय क्रिया-व्यापारा। की 
योजना करने की प्रवुत्ति भी है--सूच्य ने उदय होकर सैंयोगिनी स्त्री 
के वचन, मंधन-दंड, कुसुदिनी की शोभा को मुक्त से वन्धन में कर दिया; 
घर, हाट, ताल, अ्रमर ओर गोशालाशओं को वन्धन से मुक्त कर 
दिया [१६ इसमें उल्लेखों से आलंकारिक चमत्कार मात्र प्रकट किया 
' है जो 'संयोगनी” के साथ वरणन को उद्दीपन के रूप भें अस्तुत करते 
हैं| दूसरे वणन में केवल मानवीय विलास-क्रौड़ाश्रों का उल्लेख किया 
गया है-- 
“श्री खंड' पंक कुमकुमो सलिल सरि 
दलि मुगता आहरण दुति। 
जल क्रीड़ा क्रीड़न्ति जगपति 
जेठ मास एट्ी जुगति |!१३ 

यह संस्कृत सादित्य के अनुसरण पर सामन्ती वातावरण का प्रभाव 
है। आलंकारिक प्रवुत्ति आरोपवाद को अधिक बढ़ाती है। प्रथ्वीराज 
ने वसंत और मलयानिल के प्रसंग में लंबे रूपक वा थे हैं ओर अन्यत्र भी 
ऐसे प्रयोग अधिक किए. हैं | वसंत के वणुन में ऋतुराज के आरोप के 
साथ समस्त ऐश्वय्य विज्लास को भी प्रस्तुत किया है। पवन वर्णन 
के प्रतंग में कामदृत से प्रारम्भ करके पति तथा हाथी के 
आरोप किए. गए हैं | पवन की कव्पना 'मेघ-दूतः से अहण की जान 





न्‍सशकअ>क«०कमनलणनणमकिन-नननननता नागा +ए. 


११ वहीं; वही ; सं० १९७, २०६ 
१२ वही; वद्दी ६ सं० १८०५ 
१३ वहीं; वही ४ सं० १८९ 


राजस्थानी काव्य ४३७ 


पड़ती है; परन्तु यह पवन-दूत केवल उद्दीपक है, इसमें सहचरण की 

दानुभूति का वातावरण नहीं मिलता। अपनी के यालाछा के कारण 
इस सुन्दर चित्र में आरोप का माध्यम स्वीकार किया गया है - “यह 
पवन कृत (कामदेव) नदी नदी तरता हुआ, इन्न-कत्ष फॉदता हुआ, 
लतिकाश्ों को गले लगाता हुआ दक्षिण से उत्तर दिशा को आता है, 
उसके पाँव ऋगे नहीं चलते |१४ इस बणुना में संश्विष्ट याजना से 
आरोप को व्यक्त किया गया है, इस कारण चित्र सुन्दर है। आगे 
पवन की गति का वर्शन किया गया, इ--किवड़ा, केतकी, झुंद 
पुष्पों की सुग़न्ध का भारी बोका कंत्रे पर उठाए हुए हैं, इसलिए, 
गंध्वाद पवन की चाल घोमी पड़ गई है, श्रमविन्दु के रूप में वह . 
निफर शीकरों को बढ़ाता है (१७ इसमें आरोप कहीं प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ है केवल क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया हैं और 
इसलिए उद्दीपन की भावना भी व्यंजनात्मक है। आगे चल्ल कर इस 
काव्य में आरोप का प्रत्यक्ष आधार बढ़ता गया हे-- पुष्पासब का 
पान करता छुआ, वमन करता हुआ उन्मत्त नायक रूपी पवन पाँव 
ठीक स्थान पर नहीं रखता; अंग का आलिंगन दान देता हुआ्रा 
पुष्पबती (रजस्वला) लताओं का स्पश करना नहीं छोड़ता है ।?*१६ 
इस आरोप में मानवीकरण का उद्दीत रूप अधिक प्रत्यक्ष हैं| 
प्रत्यज्ञ आरोप का रूप कभी सुन्दर व्यंजना सन्निदित हो जाती 
है---ध्रथ्वी रूपी पत्नी और मेघ रूपी पति मिले; उमड़ कर तटों को 
मिलाती हुईं गंगा और यमुना का संगम-स्थान जिवेशी ही मानों 
बिखरी हुई फूलों से गुथी हुई वेणी वनी | इसमें भी भावात्मक 
व्यंजना शारीरिक मानवीकरण के आधार पर ही अधिक हुई है और 


१४ वहीं; वही $ सं० २५९ 
१५ वहीं; वहां $ सं० १६७० 
१६ वही; वही : से० २६२ 


४5 ५ 0 मा 
४रे८ उद्यीपन-विभाव के अन्तगंत प्रकृति 


क्रीड़ा.विलास का कप अधिक प्रसुख है | यह रूप का आरोप भी कभी 
मांसलता से अधिक संबन्धित न द्योकर सुन्दर लगता हे--काले-काले 
पवतों की श्रेणी मानों कागल की रेखा है; . करटि में समुद्र ही मानों 
कटि की मेखजा है “पृथ्वी ने अपने लक्ाट पर वीरबहूटी रूपी 
दुंकुम की विनदी लगाई है [११७ 

संत 'हांव्य 


९ ६--संत साधकों ने अपनी प्रेम-साधना दें विरह्िणी के रूप में 
खपनी वियोग-व्यथा को व्यक्त किया है। कभी-कभी इसी धरकार अपने 


5३ 


मिलन-उच्लाख को भी संयोग सुख के रूप में 
उपस्थित किया है। ये दोनों स्थितियाँ शंगार के 
संयोग-वियोग पक्ष हैं| इनके झन्तगठ प्रकृति का प्रयोग उद्दीएन रूप 
में दुआ है । इसके साधनात्मझ रूप पर बिचार किया गया है। इन 
संतों के काव्य में संवच्छुद बादावरण है.। इस कारण विरः और संयोग 
संवन्‍्धी प्रकृति-झप लोक-गीतियों की भावना के अधिक सिकट हैं | 
बस्तुतः इस साधकों ने इन स्थितियों का माध्यम अपनी साधना के 
लिए स्वीकार किया है; ओर इन्होंने तौकिकता का आभअ्रव भी कम 
क्षिया है | इस का“ण इन प्रकृतिं-रूपों का प्रयोग संत काव्य में कम 
हुआ है । फिर भी विरहिन के अंगों? ओर वियोग संबन्धी पदों में ये 
रूप मिलते है | कुछ संतों ने वारहमासा या ऋतु-व्णन शी लिखे हैं । 
लोक-गोतियों की नायिका के समान संतों की विरहिणी बारःमासों में 
प्रकृति के साथ अपनी व्यथा को व्यक्त करती है-- 

“भार्दों गहर गंभीर अकेली कामिनी। 

मेघ रहो फरलाइ चमकंत दामिनी॥ 

फ बहुत भयानक, रैन पवन' चहुँदिशि वह । 

_. . (परि हाँ) सुन्दर बिन उस पीव विरहयणी क्‍यों रहे।॥।? 


स्वच्छेद भावना 


... श७ वहीं; बद्दी ; सं० १९९, २०० 


संत काव्य ४रे६ 


प्रकृति के भयानक रूप से यहाँ व्यथा का तीज्र होता दिखाया गया 
है। आगे सुन्दर विरोध का आधार भी ग्रहण करते हैं-... 
स-दस ते बादल उठे बोलत चालक मोर | 
ओर सुन्दर चकित विरदनी चित रहै नदिं ठौर ॥२ १५ 
इसी भावना को हल्ला इस प्रकार व्यक्त करते हैं-.- 
“देखो पिया काली घट मो ये भारी। 
सूनी सेज भयानक लागी सरो विरह की जारी |??१$ 
९ ७--प्रकृति के उद्दीपन-विमाव का दसरा रूप जिसमे भावों की 
भुम पर पकह्धात उपास्यत हांती हैं, संता मे मित्रता है । इस सहृज 
आंभव्याक्त से प्रकृति उन्हों भावों को व्यक्त भी. 
करतों हे जिनके है आधार पर वह प्रस्तुत होनी है । 
वियोग की प्रष्ठ-भूमि पर सुन्दर की विरश्चिणी को 
प्रकृति मे व्यापक उद्देलन' बिखरा हुआ जान १ड्ता है जो अपने आप 
में'कष्ट और वेदना छिप्रए है--मिरे प्रिय, तुम इतनी देर कहाँ भटक 
गए. | बसंत ऋतु तो उत् प्रकार व्यतीत हुईं, अब वर्षा आ गई है । 
बादल चारों ओर उमड़ शुमड़ चले है, उनकी गरज तो सुनी ही नहीं 
जाती | दामिनी चमकती है दृदव पीड़ा से काँप जाता है, बूंदों की 
बौछार दुखदाबी है /!*९ इस प्रकृति के रूप में वियोगिनी की वेदना 
ओर पीड़ा मिली हुईं है। वस्तुतः इस चित्र सें दो| रूप मिले हुए: हैं, 
वियोग की प्रष्ठ-भूमि पर प्रकृति हैं ओर फिर उसके आधार पर वेदना 
[ रूप है | इसी प्रकार धरनीदास की विरहिणी आत्मा को-- 
पिय बिन नींद न आबे। 


भावों के आधार 
पर प्रक्त 


१८ ग्रंथा०; सुन्दर $ विरद को अंग 
१९ शब्दसागर, बुल्ला $ प्रेस ० १० 
२० भ्रथा०; सुन्द० $ पद, राव स्र० ३ 


४४० उद्दीपन/विभाव के अन्तगंत प्रकृति 


खन गरजै खन बिजुली चमकै, ऊपर से मोंहि फाकि दिखावै |?२१ 
दरिया साहब ( बिहार वांले ) प्रिय-स्मृति के आधार पर प्रकृति को 
उद्येपन के व्यंजक रूप में प्रस्तुत करते हैं-- 'हे अमर पति तुम क्‍यों 
नहीं आते | वर्षा में विविध प्रकार से तेज्ञ पवन चल रहा है; बादल 
गरज कर उमड़ रहे हैं; अजस धारा से बूदे प्रथ्वी पर गिर रही हैं, 
बिजली चारों ओंर चमक जाती है, फींगुर कनक कर मनकारता है; 
बिरह के वाण हृदय में लगते हैं | दाहुर और मोर सघन वन में शोर 
करते हैं, पिया विना कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। सरिताश्रों में 
उमड़-घुमड़ कर जल छाया हुआ है, और छोटी बड़ी सभी तो ज्ञावित 
हो गई हैं !९६ इसमें वियोग की मनःस्थिति के आधार पर प्रकृति 
का रूप विरोध से भावोद्वीपन की व्यंजना करता है। कबीर में 
आध्यात्मिक अलोकिकता ओर दादू में प्रेम की व्यंजना अधिक है; , 
इस कारण साधारण: प्रकृति के उद्दीपन 'रूपों को इनमें स्थान नहीं 
मिला है। जो रूप हैं उनमें आध्यात्मिक संकेत मिल जाते हैं जिनका 
उल्लेख किया गया है। कबीर का प्रत्येक उद्दीपन-चित्र आध्यात्मिकता 
में खो जाता है--- 


“ओनई बदरिया परिगे संका । अगशुवा भूल बन खंडा मंक्का ॥ 
पिय अंते धन अंत रहई। चौरपर कामरि माथे गहई ॥ 
- फूलवा भार न ले सके, कहें सखियन सो रोय | 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय ॥?६७ 
दादू इन्‍्हों ,रूपों को प्रेम की व्यापक भावना से युक्त कर देते हैं। 
संयोग के अवसर का रूप इस प्रकार है-- 


2७-नफमका७»५५+१५++क+ ५ ५५०० पनननिनमनिनाजनाकमनब न गान नन कल 3०-क नमन नानक नननता नम च्न्‍न्‍ 


२१ शब्दा ०; परता० ६ 
. २२. शब्दा ०; दरिया ४ मलार ३ 
२३ बीजक; कवीर : रमेनी १५ 


प्र मे कथा-काव्य ४४ ९- 


बसुंधा सब फूले फले, पिरथवी अनेँत अपार | 

गगन गरजि जल थल भरे दाए जे जै कार ॥” 
(८--ंतों में सुन्दरदास पर साहित्यिक परम्पराओं का अधिक 
प्रभाव है इसीलिए इनमें प्रकृति पर आरोप करके उद्दीपन का रूप 
है उपस्थित किया गया है | इस आरोप में शंगारिक 
ण , कब्पना के द्वारा नहीं, बरन्‌ दप के आक्रमण के 
रूपक से यह काम लिया गया है--वियोगिनी के सामने उमड़ते हुए बादल 
हैं ओर कवि अपने रूपक से इस चित्र को उद्दीयक कर देता है-- 
“हम विरहिंणियों पर पावस नुप के. समान श्राक्रमण कर रहा है...... 
बादल ही हस्ती हैं, विद्यत ही हृवाइयाँ हैं ओर गरजन निशानों की 


ध्वनि है। पवन रूपी तुरंग चारों ओर नाचता है, और पूल्दों के 


हे 


बाण चल रहे हैं। दादुर, मोर तथा प्ीद्य आदि जैसे युद्ध में लल 
' कारते हुए मार-मारः कद्दते हैं !*४ 
ह प्रेम कथा-कांव्य 
(६--काव्य-रूपों की विवेचना में कहा गया था प्रेम कथा- 
काव्यों का आधार लोक कथा-गीतियाँ हैं; इस 


२ |] 
प्रकृति अर भाषीं क कारण इनमें स्वच्छुंद प्रबृत्तियों को अवसर मल्ल सका 


सत | सं श्र थ्‌ृ 


कवियों में भाव-व्यंजना के स्थान पर वेंदना के वाह्य अनुभावों और विलास 


का क्रीड़ा-कलाप अधिक बढ़ता गया है |.जायसी ने बारहमासा में ऋतु 


के बदलते हुए दृश्य-रूपों को विरहिणी के भावों के सम पर हो उद्दी- 
पक बनाया है| इस बारहमासी में नागमती के विरह-प्रसंग को लेकर 
प्रकृति को सहज संबन्ध में उपस्थित किया गया हैं। विरहिणी नागमती 


प्रत्येक मास के परिवर्तित प्राकृतिक वातावरण के साथ अपनी विरह-वेदना * 


..] 
न नननमननकनमान५+५क जन कितकी गए पक पी" 7 पाए 7 िकतानओई अननतन जिननन-न ना पननानाण ५ कर्क 


२४ अथा[०*« सुन्द० $ ५०, र|० सं6 ,४ 


है। प्रकृति के जद्दीपन-विभाग के अन्तगंत आनेवाले 
रूपों की दृष्टि से जायसी में अधिक उन्मुक्त वातावरण मिलता है.। आगे के 


ड् 
| 
। 
बे 
3:23 हक 
जे 
५ 


४४२ उद्दीपन-विभाष के अन्तगंत प्रक्षति 


को सम अथवा विरोध पर रखकर अधिक विकल हों उठती है-- 
असाढ़ मास में “' घेरती हुईं घटा चारों ओर से छाती आती है; हे 
प्रिय, बचाओ में मदन से पीड़ित हूँ | दादुर मोर और को 
कर रहे हैं *:विजली गिरती है, शरीर म॑ जसे प्राण नहीं 
सावन भें“ माग अंधकार में गम्भीर ओर अथाह हो उठा है, जी 
वाबला द्योकर ममता घूमता है; संसार जहाँ तक दिखाई देता है 
जलमय हो उठा है, मेरी नोका तो बिना नाविक के थक्क चुकी है| 

दों में“ विजली चमकती है, घटा गरज कर तरस्‍्त करती 

विश्व काल होकर जी को ग्रस्त करता है| मधा झूफोर ऋंकोर कर 
बरसता है, झालती के समान मेरे दोनों नेत्र चुते हैं !*% इसी प्रकार 

६ सारा बारहमास प्रकृति ओर भावनाओं के सामझस्थ पर चल्लतों 
है । इसमें प्रकृति का स्वाभाविक रूप भादों का आधार एदान करता 
है; ओर भावों की सहज स्थिति प्रद्मति से प्रेग्णा प्राप्त करती है। साथ 
ही इसका रद से बंड़ा सोन्दव्य यह डे कि प्रकृति के क्रिया-व्यापारों में: 
भावों की व्यंजना रुनत्निहित ६, जबकि वियोगिनी के भावों ओर 
अनुभावों के साथ प्रकृति से तद पता भी स्थापित की गईं ४ | बादल 
घिरते हैं तो वियोगिनी कामपीड़ित हैं; अंधकार गम्भीर अ्रथाह है तो 
उसका मन श्रमता है और यदि सधा बरसता है तो उसके नेन्न चूते 
हैं। अन्य प्रम कथा-काव्यों में ऐसी उन्मुक्त स्थिति नहीं है। दुखहरन- 
दास ने वारश्मासा को संयोग के अन्तगंत रखा है, इसलिए उसमें भी 
यह सहज भाव नहीं आ सका है | इसमें विल्लास तथा क्रौड़ा की बात 
ही अधिक है । उसमान ओर आलम के बारहमासों में प्रकृति पीछे 
पड़ जाती है और विरह की अवस्थां का वणन ही प्रमुख हो गया है| 
इस विरह-स्थिति का बणुन भी भावस्थिति के रूप में न होकर अधिकतर 
क्रिया कलापों तथा पीड़ा संबन्धी अनुभावों के अत्युक्तिपूण चित्रण में 


२५ मंथा०; जायसी ; पद०, नागमती-वियोग-खंड, दो० ४, ५, दे 


प्रेम क्रथा-का भय ४४ 


हुए हैं। उसमान की बियोगनी प्रकृति के 

अधिक व्यत्त +--जिठ सा ठपा ... इस मांस में तो संतार ऐसह तपा 
कि पुतलियों के आँसू सूख गए। बिह छिंपाएं नहीं डिपता सह 
तेज हीकर उसके श्वर को धपाता है।...अझाद मास जन॑...श्वे 


सामने अपने आप में 


बुल्पूत 


पीत, श्याग बादज़ हात हैं बरी हकों की पंक्ति दिखाई देती 8, लं.ग 
आपने घरों को छात हैं, पत्न वर्नो में घामदा जनाते #+ मेरा कना तो 
वेरगी है, मन्दिर छाकर क्या छछयी !*४ इस थिन्न का बाताबरणु 
ती क्विर भी स्वाभाविक है। ब्रालम ने आझतु के ऊप की एृष्ड-भृमि में 

» उसके आधार पर भावों की बात कहीं हैं; पर इनमें 
पिदा-कालाप मे झषिक सावों तथा अनुनावों तक सीशित रहा 
गया है| बच्याव इन बशुजा से झअत्युक्ति आधिक २-- 


तु पाउल कक आओ 2 7 कि 220 7 
“ऋतु पाउस श्याम घठा उनई खखि के एन घर बिशह ८र्टोँ,। 
८ हर ४ 3 22 2 0 “एक पक मल कर 
छ्ु र्म््‌ ढ्‌ हर ्प (४ | १८4 घर; 2 ॥ 24 | (जप /५५४६ ६५, ण्पछू || ; 
क०5 


ञ्ड; 


जब ते मनमावन ते विद्लर तय ते दिये दाद सिशात नहीं। 

मे कौन ते पीर कहें दिल्लकी दिल्ददार ता कोई लखात नहाँ |!!६०७ 
वस्तुएः आलम प्रेम कथा-काव्य की परम्पत में दोकर भी शैती की दृष्टि 
से रीति काल्नीन प्रदति के अधिक निकट हैं। इन्डोंने कुछ स्थजल्ञ! पर 


वियोग के आधा: पर प्रक्षति को उपस्यित फिया हैं ओर ऐसे दूपों में 


ला 


है 


[की 


भावों को उद्दधाप्त करने की व्यंजता सनब्विडित है--- 
“इहुत सथयूर सानों खातक चहावे. चोप 
- घंटा घहरात ता चपत्न छुटा छुई | 
पसी रैनि कारो बारि' बुन्द भरलाई, 
भेषि मिल्लिन की तान बाहुत वही नई [!?३4 


रमन हे किफलकीनातनकन 3. ओर तरल गन “>«+अअमममन्कणम»«की 





(न ननननमकककननन- 


२६ चित्रा ०; उस० ४ ३२ पाती-खंड, दो० हेड५, ४ं४ंव.. ह 
२७ विरदवारीश (सा४० कास०); भालम; २६ वी तरंग 
२१८ वही; वही : २७वीं तरंग 


ध 
४४४ उद्दीपन-विभाव के अन्दगत प्रकृति 


आलम में चमत्कार के साथ आरोप का रूप अधिक है--ककभोरता 
हुआ प्रचंड पवन चलता है, विरही इन्न मूल से इल जाता है | आकाश 
में घुमड़कर घनघोर घठा छा रही है, नवोन पत्तों के समान बनिता काँपती 
हैं ।! इस आरोप में विरह् की भाव-स्थिति को लेकररूपक और उपसमो का 
प्रयोग किया गया है, लेकिन श्रन्वत्र उद्दीपन की स्थिति को प्रस्तुत करने 
ब!ली भाव-व्यंजक वस्तुओं का आरोप भी किया गया है--- 
“महाकाल केधों महाकाह कूटे, 
महाकालिका के कैधों केश छूटे । 
कैघों धूमधारा प्रलयकाल बारी, 
कैधों राहु रूप कैधों रैन कारी ।?*९ 

ह १०--जायसी में उद्दीपन-विभाव के अन्तगंत केवल उच्लेख 
करके मानवीय भावों को व्यक्त करने की प्रश्कत्ति भी पाई जाती है 
इनमें भी जेसा कहा गया है बाह्य स्थूल प्रभावों, 
क्रियाव्यापारों तथा विज्ञाम-क्रीड़ाओों का रूप शधिके 
व्यक्त होता गया है। वसंत के प्रसंग में कयि ने मानयीय उच्लास 
तथा विल्लास का वणुन ही अधिक किया हँ--- 

“फर फूलन्द सब डार ओढ़ाई | फूड बाँधि के पंचम गाई | 

बाजहिं ढोल दुदु भी भेरी। मादर दूर रॉक चहेँ फेरी | 

नवल वसंत नवज्ञ सब बारी | सदुर बुकका होइ घमाशी |?३९ 
जहाँ तक ऋतु के साथ मानवाय उल्लास का प्रश्न है, यह रूप 
स्वाभाविक है; क्योंकि ऐसे समय सवंसाधारण का उच्लास-मग्न होना 
सहज है । परन्तु इन बणुनों के अन्तगत जब जायसी आनन्दोब्लास 
का वणन करते हैं, उसमें क्रिया-व्यापारों का उल्लेख भी मिलता है-- 


क्रया »र विलास 


न 


२९ वहीं; वद्[_; २७व्वां तरग 
३० भंथा०; जायसी : पद०, २० वसंत-खंड, दं।० ७ 


प्रेम कथा-काव्य ध४प्‌ 


“पहिरि सुरंग चीर धनि रीना । परिमल मेद रहा तन भीना | 

अधर तमोर कपूर मिमसेना | चंदन चरचि लाव तन बेना [१३१ 
उसमान ने पद ऋत॒-वणन को वियोग के अन्तर्गत रखा है, परन्तु 
इसमे भी प्रकृति से अधिक स्थिति प्रधान हो उठी है| इन्होंने भावों से 
संबन्धित पीड़ा, जलन तथा उत्तीड़न आदि का वर्णन ही प्रमुखतः 
किया हे--जेठ को ज्वाला में दःख मन से निकाला नहीं जाता 
बिरह की दावा देखी नहीं जाती जैसे अग्नि की ढेरी ही प्रकट हो गई हो 
प्रिय पता नहीं किस तन में छिग है।” कहो कहीं प्रह्नतति प्रत्यक्ष होकर 
पीड़ा तथा उत्पीड़न को बढ़ाती है-- श्याम रातज्ि म॑ जो कोकिल बोलता 
है, वह मानों विरह से जलाकर शरीर को काँकर कर देता है | बिजली. 
बढ़कर जैसे स्वग में फैल जाती है, मानों चमक दिखाकर »ी निकाल 
लेती है, 3९ उसमान का ऋतु-बर्शन इन्हीं उद्दोपन-रूपों को लेकर 
चलता है। आगे रीति-कालीन प्रश्ृत्ति की विवेच्नना करने से प्रकट 
होगा कि इनमें भी प्रकृति का व्यंजज आधार लिया गया हैं। नूर 
मोहम्मद ने भी उल्लास क्रीड़ा को फाग-खंड में अधिक दिखाया है। 
उसमें प्रकृति परोक्ष है, विलास तथा ऐश्वय्य ही सामने आ सका है-- 

'धाली गली घर घर सकल, मानईदि फाग अनन्द | 
मांते सब आनन्द सों, भा फागुन सुख कन्द |[??३3३ 

९ ११--इस विषय में ग्रेम-काव्य के स्वतंत्र कवियों में भी यही 
प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। परम्परा से स्वतंत्र होने के कारण इनका 
वातावरण अधिक उन्मुक्त है। परन्तु यह भावना 
मानवीय भावना को लेकर है; इनके वारहमासों 
में प्रकृति के माध्यम से संयोग-विल्लास तथा विय्रोग को विरह-्यथा 


स्वतंत्र प्रमी व,तरि 


१ वही; वही : वही, २९ पदठ-ऋतु-वर्णन-खंड, दौ० ६ 
३२ चित्रा०; उस० ६ १८ विरह-खंड, द।० २४४५-६ 
३३ इन्द्रा०; मूर० $ ५ फांग-खंड, दो० १ 


४४५ गिपन-विभाव के अ्रन्तगत प्रद्टति 


; अधिक चित्रण है। यह रूप भी भाव-धयंजक न होकर वाह्म 
आरोपों तथा अनुभावों को खेकर है| दुखइरनदास पूरा की शीन का 
उच्लख कर, झालगन ओह का बहाव करत हूँ. 

“हदटतन ९ के देखी आप वे माज़ि लपटाइ 
रहीं ने अंतर प्रेम के: शौच ने रदा समाद |डे४ड 

परन्तु इलका श्रथ यह नहीं है कि इन्डोंने कृति ओर भाके का सान- 
झध्य प्रस्तुत ही नहीं किया है | श्रावण मास का वर्णन भावोस्जास के 
समानान्तर प्रस्तुत किया सवा है 

5 पद | झ्ोनई घटा बादर सभ छावबा।| 

वरस लाग मेष दिन राती | सीतक्न भइ घरनी की छाती। 

हरी हरी पेखि चहुबबोरा | पर्पीहा पीव पीव लागे सोरा |?3५ 
इन कबियों में ऋतु-वणन के श्रसंगों में यबद रूप अधिक मिलता है। 
दुखहरन ग्रीष्म के वणन भें वेदना को व्यक्त करते हैं--नित्रों में प्रेम 
के घनघोर बादल उमड़ आए; मदन का ही बवंडर ककमरोर रहा है. 
बगुलों की पंक्ति दुःख संतप्त हो गई है और कोकिल कुहुक कर विल्लाप 
करती है |! इसमें आरोप के माध्यम से प्रस्तुत प्रकृति में उद्योप्त भाव- 
स्थिति व्यक्त की गईं हैं। आागे चित्र के वणन में ही भाव-व्यंजना 
सन्निहित ६-- बिजली चमकती है, बादल गरजता है; सेज पर अकेली 
विरहिणी अत्यंत भयभीत हो रही है । चारो ओर नदी नाले बढ़ गए 
हैं, विरह से उनका बार पार कुछ नहीं सूकता १६ प्रकृति के रूप के 
साथ ही वियोग की स्थिति संकेत करके यह व्यंजना प्रस्तुत की 
गई है | 'नलदमन? काव्य में भी आूतु-बणनों भें इसी प्रकार प्रकृति 
और भावों की समानार:रता उपस्थित की गईं है--ऋतु पावस में प्रेम 

३४ पुहु०; दुख० ; सुखकर बरहमासा 


३५ पुष्ु०; दुख० ४ सुखकर बारहमासा 
३६ वही; वही रितु-रूपचती-(4६-छंड 


श़्स-कात्य ४४७ 


बढ़ गया ६ साबन-भादों मे मेह दरतता है।ख्नी 
वोली अच्छी लगती है | चानका की बागी को सुनक्क 


ब्म्न्न्क हम 5५ 
| चानक का 
४ ४ ६() 


द्टो "- न | द्यूः ध् ह कन- न ८०44 
६ैत१। ६९ | कुक कुहुक 9. आऋाकल् ग़ोर नाते अजल ह्व 
जि 


ख्रीपुरष सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं !3७ दूत दाव्यों  आगेप की 


[का >हण आस पेट पी जे व स कप 7 पृ 0 30 
प्रति कम है, क्योंकि इसका सवन्ध साइबक पराम्परा थे आधा 
९३ सर | त | +. आओ क 
नहीं है | दृखहरन एक स्थल पर ?| सकाझारखाप कर ते हू +- 


“जोदन बाहु जमुन श्र गंगा | लहरी केल्ि रस उठे तरंगा | 


ब्क है 5 कर कमीज 8६. हल री हर 
नद। नार नीत उखी सहेली | इन्ह क« सुठी दाढति बेली |? ६५ 


 शराम-क्ाव्य | 
९ २-- रामचरितमानस? ओर 'रामचनिदिका दोनों काव्य राम-बाथा 
' से संबन्धित है। परम्परा की दृष्टि मे अलग होकर भी प्रद्धति के उद्दीपन- 
रूप की दृष्टि से इनमें समान प्रत्रत्तियाँ हैं। कारण 
यह हैं कि दोनों के सामने साहित्यिक पर्म्पराश्रों 
का आदश रहा है| साहित्यक रूप में उद्दीपन में प्रकृति पर आरोप 
कौ प्रवृत्ति अधिक हा जाती है। कलात्मक प्रयोग से यह आरोप 
भाव-व्यंजक हो जाता हैं। परन्तु इस सीमा पर इन दोनों काब्यों से 
रूढ़ि का अधिक पालन है। इस कारण आरोव भी स्थूल ओर 
शारीरिक मानवीकरण के आधार पर अधिक हुआ! है | प्रकृति का 
स्वतंत्र उद्दोपन-रूप इनमें नहीं मिलता | एक स्थल पर रामचरितमानस! 
में राम सीता के रूप-उपभानों में फैली प्रकृति के उच्हास के विरोध 
पर अपनी मनःस्थिति को उद्दयीप्त पाते हैं। यहद् स्थल कलात्मक हे; पर 
इसके मूल में भी आरोप की भावना हैं | राम को सीता की स्मृति की 
वेदना प्रकृति के विरोधी उल्लास में अधिक जान पड़ती है--- 


अनार अदिनन 3 अधरशअरना सा] 


रामचरितमनत 


के न रु 
8७ नल० ६४ ऋतु-णन 
द्र्प् पु्ु०; दुख५ $ सुउ० बर०/॥ 


स्‍द उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


सर हा 


“ऊुंद कली दाड़िम दामिनी | कमल सरद ससि आहि भामिनी | 
बदन पास मनोज धनु हंसा | गज केहरि निज सुनत प्रसंसा। 
श्रीफल कनक कदलि हरघाहीं | नेक न संक सकुच सन माहीं |” 
इसीके आगे स्वतंत्र प्रकृति भी उद्दीपन की प्ररणा रखती है---संग लाइ 
करनीं करि लेहीं। मानहूँ मोहि सिखावन देहीं |? पर इसका विस्तार 
अधिक नहीं है| इसके बाद कवि वसंत की प्रकृति-रूप योजना “काम 
अनीक! के आरोप के आधार पर करता है। और इस आएोप में 
प्रकृति उद्दीपक दी हे--“्नेक इृक्षों में लगाए उलझी हुई हैं; मानों 
वे द्वी विविध वितान ताने गए हैं। कदली ओर ताल ही मानों श्रेष्ठ 
ध्वजाएँं हैं जो उनको देखकर मोित न हो'उसका मन धीर है। नाना 
प्रकार के वृक्ष फूले हैं, मानों अनेक धनुर्धारी अनेक रूपों में खड़े 
हूँ !3$ इसी प्रकार उत्पक्षाओं से यह रूपक पूरा किया गया । 
क-- रामचन्द्रिका? का कवि अपनी प्रशृत्ति में अलंकारवादी है । 
साथ ही इसमें साहित्यिक परम्परा का अनुसरण भी किया गया है। 
ि इस कारण आरोपों के माध्यम से ही प्रकृति को 
एमप दया उद्यीपन के अन्तर्गत रखा गया है। ऐसे कुछ ही 
स्थान होंगे जहाँ प्रकृति मानवीय भावों के सम पर व्यंजनात्मक रूप में 
उपस्थित हुई हो अथवा जहाँ वह भावों के आधार पर उपस्थित की गई 
हो | एक स्थल पर लक्ष्मण के उल्लेख में प्रकृति का ऐसा रूप आया 
है जिसे व्यंजनात्मक रीति से भावोद्दीपन का रूप कहा जा सकता है-.- 
“मिल्ि चक्रिन चंदन बात बहे अति मोहत व्यायन हीं गति को | 
मगमित्र विज्लोकत चित्त जरै लिये चन्द निशाचर पद्धति को | 
प्रतिकूल शुकादिक होहिं सबै जिय जाने नहीं इनकी गति को | 
दुख देत तड़ाग तुम्हें न बने कमलाकर हो कमलापति को [४४९ 


३५ राम०; तुलसी ६ अर०, दो० ३०, १८ 
४० रामचन्द्रिका; केशव ४ बा० प्र०, छू० ४८ 


उम्मुक्त-प्रेय काव्य ४४६ 


परन्तु इस चित्र में आलंकारिक प्रद्कत्त के कारण स्वाभाविकता 
के स्थान पर चमःकार ही अधिक है। आरोप की भावना में जहाँ 
आकार से अधिक भात्र की व्यंज़ना हो सकी है वे उद्दीयन-हूप सुन्दर 
हैं, पर- उनमें संस्कृत के कवियों का अंनुकरण प्रत्यक्ष है--सवब पुष्प 
परागयुक्त हैं, चारों ओर सुगंध उड़ रही है जिससे विदेश निवासी 
वियोगी अंबेन्हों जाते हैं। पत्र रहित पलास समूह ऐसा शोभा देता है 
मानों वसंत ने काम को अग्निवाण दिया हो ।! ४* इसमें उद्येद्षा से 
काम के बाण की कव्पना भावात्मक है | परन्तु केशव की प्रमुख प्रवृत्ति 
मानवीकरण के रूप में आकार के आरोप की है। कवि शरद का वर्णन 
युवती के रूप में करता है-- 
“दंतावलि कुन्द समान मनो | चंद्रानन कुन्तल चौंर घनों | 
.. भौहें धनु खंजन नेन मनो। राजीवनि ज्यों पद पानि अनो [!!४२ 
केशव की आरोपवादिता में रूप-व्यंजना का दृश्टबिन्दु न रहकर 
अलंकृत सूक की ही प्रधानता है | 
उम्मुक्त-प्रेम काव्य 
$ १३--मध्ययुग की स्वच्छुद तथा उन्मुक्त प्रद्॒त्तियों ने आध्या- 
त्मिक साधना तथा रूढ़ियों का आश्रय लिया है। परन्तु विद्यापति ने 
क प्रारम्भ में ही उन्मुक्त वातावरण के साथ योवन और 
वी हे लि श प्रेम का काव्य लिखा है। इनमें काव्य का साहित्यिक 
“ आदश अवश्य मित्रता है, पर रूढ़िवादिता तथा 
आध्यात्मिक साधना से इनका काव्य बहुत कुछ द्वर रहा 
है| इनका प्रेम और सोन्दय्य न तो आध्यात्मिक वातावरण में 
मैसर्गिक हुआ है और न काव्य की रढढ़ियों का वंदी ही | परन्तु जैसा 
कहा गया है विद्यापति का काव्य साहित्यिक गीतियों के अत्यधिक निकट 


४१ वही; वही ४ तीं० प्र०, छै० ३४ 
४२ वही; वद्दी ४ ती० प्र०, छै० २५ 
२९ 


४० उद्दीपन-विभाव के. श्रन्तगंत प्रकृति 


है, इस कारण इनकी भाव-धारा को कलात्मक आधार मिला है। 
फिर भी इन गीतियों की अभिव्यक्ति वस्तु-परक आश्रय पर हुईं है 
ओर इसलिए प्रेम ओर सोन्दय्य की भावात्मकता के स्थान पर इनमें 
यौवन का शारीरिक रूप ही प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रकृति के उद्दीपन- 
रूप की दृष्टि से विद्यापति में लोक-गीतियों जैसी प्रवृत्ति मिलती है, 
परन्तु इन्हीं कारणों से प्रकृति तथा जीवन में भावों का प्रैगुम्फन तीत्र 
हो उठता है। वसंत का दृश्य-जगत्‌ अपने रूप में अधिक मादक है 
ओर उसके समानान्तर भावों का यौवन से आकुल चित्र है-- 

“सलय पवन बह। वसन्‍्त विजय कह। 

भमर करइ रोल | परिसले नहि ओल। 

ऋतुपति रंग हेला। हृदय रभस भेला। 

अनंक मंगल मेलि | कामिनि करथु केलि ] 

तरुन तरुनि सके | रहनि खपनि रज्के [7४३ 
आगे भावों के समर पर प्रकृति भावों को व्यंजित करती हुईं उद्दी्त 
करती है--नवीन वृन्दावन में नए नए बृक्धों के समूह हैं, उन पर नए. 
पुष्प विकसित हैं । नवीन वसंत के प्रसार में नव मल्यानिल का संचरण 
हो रहा है और मस्त अलियों की गुज्लार होती है । नवल किशोर 
विहार करते हैं, यमुना तट पर कुंजों की शोभा नवीन प्रेम से आहा- 
दित हो रही है।*४* विद्यापति में उद्देपन-विभाव के अन्तगंत 
प्रकृति के प्रयोग की.यही व्यापक प्रवृत्ति है। इसके साथ' प्रकृति के 
संकेत पर विरह्द की वेदना और यौवन की व्यथा का वर्णन भी 
प्रमुख द्वो उठता है---हे सखी, हमारे दुःख की कोई सीमा नहीं 
है। इस भादों मास में बादल छाए हैं ओर मेरा मन्दिर सूना है। 
भम्प करं बादल गरजते हैं, संसार को ज्ञाबित करते हैं। कन्त तो 
. डे३ पदावली; विद्यापति ॥ पद ६१३ 

४४ वहीं; वही ४ पद ६०६ 





उन्मुक्त-प्रम काव्य ४५ १ 


प्रवासी है, काम दारुण है, वह तीत्र बाणों से मारता है !!*७ यहाँ 
तो फिर भी प्रकृति सामने उपस्थित हे, कुछ स्थलों पर केवल एक ु 
उल्लेख के आधार पर विरह की पीड़ा का उल्लेख किया जाता है-- 

“गगन गरजि घन घोर । हे सखि, कखन आ्राभ्रं:त वहु मोर । 

उगलीन्द पाचों वान । दे सख, भवन बचत मोर ग्राण । 

करवे कझ्ोन परकार | दे सुख, यौवन भेल उजियार |!?** 
ओर कर्भा तों ऋतु संवन्धी उल्लास ही सामने आता है, प्रकृति 
विस्मृत कर दी जाती हँ-- 

'नाचहु रे तरझनि तजहु लाज, 
आएजल वसनन्‍्त रितु बणिक राज । 
केओ झुछकुम मरदाब॒ अंग, 
ककरहु मोतिआ भल भकाज मान ॥? 
इसमें मानवीय उत्सव तथा उच्लास का रूप सामने आता है, अन्यत्र 
भी--- 
“मधुर थुवतीगण सज्ज, 
मधुर मधुर रसरज्ञ । 
मधुर मादव रसाल, , 
मधुर मधुर कर दाल |!?*० 
क--विद्यापति में साहित्यिक कलात्मकता होने के कारण उल्लास 

आरोप के माध्यम से अधिक व्यक्त हुआ हे | परन्तु इस आरोप में 
भावात्मक प्रेरणा अधिक हे, स्थूल आकार से मधु- 
क्रीड़ाओं आदि के द्वारा उद्दीपन का काय्य नहीं 
लिया गया है। विद्यापति ने एक लंवा रूपक जन्म का बाँधा है और 
वूसरा'राजा का दिया है । जन्म के रूपक सें प्रहृति-रूप इस प्रकार 


आरोप से प्रेरणा 





४५ वही; वही $ पद ७१५ 
उ६ वही; वहीं ; पद ७०६ 


४२ उद्दीपन-विभाव के-अन्तगत प्रकृति 


चलता है-- 
“माघ मास सिरि पथ्चमी जजाइवि, 
नवज्न मास पण्चमहु रुआइ। 
अति घन पीड़ा दुख बड़ पाश्नोल, 
बनसपती मेल. धाइ हे।” 
आगे इस चित्र में उल्लास इस प्रकार व्यक्त किया गया हैं--- 
“जाचए जुवतिगण हरषित जनम, 
लोल वाल मधाइ  रे। 
मधुर महारस मद्जल गावए, 
मानिनि मौन उड़ार रे ॥?४< 
अत॒ुपति राज का रूपक तो प्रसिद्ध है ओर अनेक कवियों ने इसका 
प्रयोग किया है । इसमें ऋतु संबन्धी उमंग प्रकृति में प्रतिघटित की . 
गई हे--ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ। माधवी लताओं में 
अलि समूह गुंजारता है। दिनकर की किरणों में उसका योवन है 
ओर कुसम के केसर उसका स्वण दश्ड है [!४९ विद्यापति के उद्दीपन 
में प्रकृति-रूप बियोग में योवन की विरह-पीड़ा को लेकर अधिक 
चलता है, जब कि संयोग में उल्लास का आन्दोलन ही अधिक है। 
इसका कारण है कि विद्यापति मुख्यतः लौकिक प्रेम तथा सौन्दर्य के 
कवि हैं जो योवन में अपनी अभिव्यक्ति पांता है । 

५ १४--प्रकृति .के उद्दीपन-रूप को लेकर समस्त उन्मरुक्त 
कवियों मं-समान भावना है। परन्तु मीरो की पद शैली ने गीति- 
भावना के कारण प्रकृति से उद्दीपन की प्रेरणा 
स्वाभाविक है ओर उसमे भाव-तादात्म्य स्थापित हो 
सका है। विद्यापति में भी यह भावना थी, परन्तु 


मीरा की उन्समुक्त 
उद्दीपक प्रक्ति 





४८ वही; वद्दी $ पद ६०१ 
४९ वही; वहीं ; पद ६०५ 


उन्मुक्त-प्रम कव्या ४५ ३ 


साहित्यिक रूप होने के कारण उनके काव्य में अन्य रूप भी हैं । 
अन्य मुक्तक प्रमी कवियों पर रोति-परम्परा का प्रभाव अधिक *े, 

स्वतंत्र रूप से प्रंकति के चित्रों में पावस का प्रमुख स्थान रहा है। 
मीरा की विरदििणी आत्मा पावस के उल्लास को मनःस्थिति के विरोध 
में पाकर अधिक व्यग्र हो उठी है--- 

“(पिया कब रे घर आवे | 

दादुर मोर पपीहरा बोले कोइल सबद सुणाने। 
घुमंड घटा ऊंलर होइ आई दामिनि दमक डरावे ॥?५%० 
ओर दूसरी ओर संयोगिनी मीरा प्रकृति के पावस उल्लास से अपना 
सम स्थापित करके ऋधिक आनन्दमग्न हो उठती है-- 
“समेहा वरसिबों करे रे | 
आज तो रमियो मेरे घरे रे। 
नान्‍्हीं नान्‍्हीं बू द मेघ घन वरसे | 
सूखे सरवर भरे र। 
बह॒त दिना पै प्रीतम पायों | 
विकछ्लुरन को मोहि डर र [?४१ 
दुःख के बाद ८वा  रिक में दुःख की स्मति भय वनकर रहती है, 
इसी स्वाभाविक स्थिति की और, इसमे संकेत किया गया है । 

॥ १५--जसा कहा गया है मुक्तक के प्र मी कवियों में प्रकृति का 
उद्दीपनं-रूप भावों के समानानन्‍्तर तो है, पर रीति के प्रभाव से उसमें 
वाह्य आधारों का वर्णन ही अधिक हैं। ठाकुर 
कवि प्रश्ृति फे विकास-विरोध में मानिनीं की 
रति-भावना को उद्दयीत्र करते हँ--दिखो, वन में 
वल्लरियों में किशलय और कुसुम आ गए, हैं और प्रत्येक बन तथा 


अन्य कवि और 
रीति का प्रभाव 





७५० पदा०; भीरा $ पद १५६ 
५१ वही; वही 8 पद ११५८ 


४४ उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


उपवन सुन्दर शोभा से छुविमान्‌ हैं | ओर इस कोकिल की कूक सुन 
कर कैसी हूक होती है; ऐसे दुःख में कोई रात-दिन किस प्रकार व्यतीत 
करे | ऐसे समय तो श्याम को तरसाना नहीं चाहिए; तू अपने मन में 
विचार कर तो देख | ऐसे समय कोई मान करता है, आम पर मंजरी है 
ओर मंजरी के झौंर पर प्रमर गुजारता है, ऐसा सुद्दावना समय है ।१६ 
इन कवियों में कुछु रूप इस प्रकार के पाए जाते हैं. जिनमें प्रकृति के 
आधार पर वियोग-व्यथा को अधिक व्यक्त किया जाता है--पावस 
ऋतु में श्याम घटा को उमड़ी देखकर, मन में बैय्ये तो ब॑ंघता नहीं 
फिर इन दादुर और मोरों के शब्द को सुनकर चित्त स्थिर नहीं हो 
प्राता | जब से प्रिय से बिछोह हुआ, वियोगिनी के हुदय की ज्वाला 
कम नहीं होती | उसकी कोन-सी व्यथा या उल्लास का उल्लेख किया 
जाय, कोई सुननेवाला और सहानुभूति रखनेवाला भी नहीं दिखाई 
देता !५३ इस वर्णन में प्रकृति के विरोध में सहानुभूटिपूर्स बाता- 
वरण से भाव-व्यंजना को उद्दीतत रूप भें उपस्थित करती है, यद्यपि कवि 
कहता यही है कि कोई सहानुभूति रखनेवाला नहीं मिलता । इसी के 
दूसरे रूप में भावों की प४-मूमि पर प्रक्ृत्ति उद्दीपक हो उठती है-- 
“बटपारन बैठि रशालन में यह क्वैलिया जाइ खरे ररि है | 
बन फूलि है पुञ्ञ पैलासन के तिन को लखि धीरज को धरि है । 
कबि बोधा मनोज के आजनि सो विरद्दी तन तूल भयो जरि है | 
घर कन्त नदों विरतन्त भट्ट अब कैधों बंसन्त कहा करि है |!?५ड 
इस प्रकार इन कवियों के मुक्तकों में उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत 
प्रकृति का रूप लोक-गीतियों की उन्मुक्त भावना तथा साहित्यिक 
परम्पराओं ओर रूपों की मध्य की स्थिति मानी जा सकती है। 


५२ शतक; ठकुर ६ छ० ६१२ 
७३ इश्क०; बोधा ३ द्वि० १ 
जुडे वही, वही ४ ष० २ 


पद काध्य भू, 


पद काव्य 
 १६--भक्त कवियों के पद-काव्य में उद्दीयतत की भावना का 
विकास विद्यापति के आधार पर माना जा सकता है| साधना संबन्धी 
प्रकरण में भगवान की भावना को लेकर प्रकृति 
की प्रमावमयी स्थिति पर विचार किया गया है । 
वर्सत ओर फाग को लेकर इन कवियों में प्रकृति का बहुत दूर तक 
भावों से सामब्नध्य मिलता है| कुंभनदास वर्तंत का भावंद्ीःक रूप 
इस प्रकार उपस्थित करते हँ-- 
“मधुप गुजारत मिलित सप्त सुर भयों हे हुलास 
तन मन सब जंतहि। 
मुदित रतिक जन उम्गि भरे हैनपावत 
मनमथ सुख अंतह्वि ,?४५ 
चूतुभुजदास भी इसी प्रकार कहते हैं-- 
“फूली द्वरुम बेली भाँति भाँति । नव बसंत सोभा कह्दी न जात । 
अंग अंग सुख विल्लसत सघन कुंज | छिनिछिनि उपच्त आर्ट एज |१%६ 
गोविन्दरास का प्रकृति उद्दीपन-रूप बसंत की इस भावना से भिन्न 
नहीं है-- 
“विहरत वन सरस वर्संत स्याम | जुबती जूबथ गाव लीला अभिराम | 
मुकलित सघन बूतन॑ तसमाल | जाई जुही चंपक गुलाल | 
पारजात मंदार माल | लपटात मत्त मधुकरन जाल [?१७७ 
इस प्रकार अनेक चित्र सभी कवियों में मिलते हैं| भक्त कब्िियों के इस 
प्रकृति-रूप में मानवीय भावों के समान उल्लास व्यक्त होता हे | सूर 
ने इसकों हिंडोला के प्रसंग में प्रस्तुत किया हैं, प्रकत्ति और जीवन 


2.4५ २2-3 थ५५»»िन+--स--रपाज “पान. ३ 3-०७ ८3333»००-नीममन यानानकककमक 2 


भाव सामअस्य 


५५ आपुष्टगार्गीय पदसंग्रदद ( भू० २ ) ३ ४० ९ 
५६ वही $ ६० १५ 
५७ वहीं ४ ४० श्र 


४५६ उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


समानानन्‍्तर हैं केवल यहाँ शँगार की भावना अधिक है--हरि के 
साथ हिंडोला कूलो और प्रिय को भी भुलांओ | शरद और उसके 
बाद भ्रीष्म ऋतु बीत गई अब सुन्दर वर्षा ऋतु आई है। गोपियों कृष्ण 
के पैर छूकर कहती हैं, वन बन कोकिल शब्द करता है और दादुर 
शोर करते हैं | घन की घटाओं के बीच में बगुलों की पक्ति आकाश 
में दिखाई देती है| इसी प्रकार विद्यत चमकती है, बादल घोर गरजन 
करते हैं. पपीहा रटता है ओर बीच बीच में मोर बोल उठता है|? इस 
लंबी खचित्र-योजना में जो उल्लास की उद्दघीपन भावना है वह गोपियों के 
सँयोग-श्वगार के समानान्तर ही है-- 
“पहरि चुनि चुनि चीर चुहटि चुहि चूनरी बहुरंग । 
कटि नील लहंगा लाल चोली उबटि केसरि रंग ||?? ४ 
समस्त हिंडोला प्रसंग में यही भावना है। 
क--सूरदास के बसंत-बणन में भावों की (ष्ठ-भूमि पर प्रकृति 
का उद्दीपन-रूप उपस्थित किया गया है जिसमें उल्लास की भावना 
निहित है--- कोकिल वन में बोली, वन पुष्यित हो 
गए; मधुप भी गु जारने लगे | प्रातःकाल बन्दीजनों 
की जय जयकार सुनकर मदन महीपति जागे | दव 
से जले हुए व्षों में दूने अंकुर निकल आए, मानों कामदेव ने प्रसन्न 
होकर याचकों को नाना-वस्त्र दान दिए । नवीन प्रीति के वातावरण में 
नववस्लरियाँ नव-पुष्पों से आच्छादित हुईं; जिनके सुरंगों पर नव- 
युवतियाँ प्रसन्न हुई |!५९ इसी प्रकार का एक दूसरा चित्र भी है-- 
“हिय्‌ देख्यो बन छुबि निहारि। 
बार बार यह कहति नारि। 
नव पतलव बहु सुमन रंग। 
द्रम बेली तनु भयो अनंग। 


भावों के आधार पर 
प्रकृति 


अिनकमनकनक मनन नाल, 


5५5 सरसा०; दश०, पद २२७४ 
५९ वदी $ वही, पद २३८५ 





पृद काब्य ४४४७ 


भवरा भंवरी भ्रमत संग। 

५ यमुन॒ करत नाना तरंग |९?४१९ 
उद्दीपन-विभाव के अन्तगंत प्रकृति का यह रूप सूर में ही प्रमुखतः है, 
परन्तु अन्यत्र भी मिलता है | गोविंददास भावों का आधार भ्रहशकर 
प्रकृति को उपस्थित करते हँ-- हे कंत, नवीन शंमावाली अनुपम ऋतु 
बसंत आ गईं, अत्यंत सघनता से जूही, कुंद ओर अन्य पुष्प फूल उठे 
हैं; बनराजि पुष्यित हो उठी है, उन पर मदरस के मतवाले अमर 
दोड़ते धूमते हैं ॥११ इसी प्रकार प्रकृति रूप क्ृष्णुदास का भी है--- 

“प्यारी नवल नव नव केलि। 

नवल विटप तमाल अरुकी मालती नव वेलि। 

नव वसंत हसत द्र मगन जरा जारे पेलि। 

नवलं वसंत विहंग कूजत मच्यों ठेल्ला ठेलि। 

तरणि तनया तठ मनोहर मलय पवन सहेलि। , 

बकुल कुल मकरंद लंपट रहे अलिगन भेलि ।?९ ९ 
इन रूपों में प्रृष्ठ-भूमि की भावना ही भावात्मक व्यंजना के रूप में 
सबन्निहित हो जाती है, जैसा सूर के चित्र में अधिक दूर तक हुआ हे । 


ओर या क्रीड़ा-विलास आदि का अस्पष्ट आरोप हो जाता है जैसा इस 
चित्र में है | 


ख--सूर ने आरोप के आधार पर भी प्रकृति को उद्दीपन भें 


'रखा है । पत्र के रूप वसंत की कब्पना में 


आरोप का आधार हे 
नवीनता ह--- 





६० बढही “ वही, प० २३८७ 
६१ श्री पुष्ट० , ९० ६७--+कोकिल बोली बन बम फूल 
६२ वहीं ३ ४० २४ 


४ उद्दीपन-विभाव के अ्रन्तगंत प्रकृति 


“ऐसो पत्र पठायो ऋतठ वसंत 
तजहु॒ मान मानिन तुरंत | 
कागज नवदल अंबुज पात 
देति कमल मसि अमंवर सुगात |??१३, 

वसंतराज, वसंत सेना आदि के रूपक साहित्यिक परम्परा से लिए, 
गए' हैं | मदन तथा बसंत के फाग खेलने की कल्पना में आरोप 
सुन्दर है--- 

“देखत नव व्रजनाथ आजु अति उपजतु है अनुराग | 

मानहु मदन वसंत मिले दोठ खेलत फाग | 

केकी काग कपोत और खग करत कुलाहल भारी । 

मानहु ले ले नाउँ परस्पर देत दिवावत गारी |?१४४ 
इन सबके अतिरिक्त प्रकृति को परोक्ष में करके केवल विल्लास ओर 
उल्लास का वर्णन भी इनमें मिलता है --'हे सखी, यह वसंत ऋतु आ 
गई; मधुवन में भ्रमर गुंजारते हैं। ताली बजाकर ख्तरियाँ हँसती हैं; और 
केसर, चंदन तथा कस्तूरी आदि घिसी जाती है। इज में खेल मचा हुआ 
है| कोई प्रातः सनन्‍्ध्या अथवा दोपहर नहीं मानता; नाना प्रकार के, 
मुरज, बीन, डफ तथा काँफ आदि बाजे बजते हैं ओर गुलाल, अबीर 
आदि उड़ाया जाता" है !!*५ यही क्रीड़ा-कोतुक की भावना सभी 
क्षेत्रों में ऋतु के साथ अधिक होती गई है और रीति-काल की 
रुढ़िवादिता तथा उक्ि-वैचित्र्य में तो इसको प्रमुख स्थान मिला है। 


मुक्तक तथा रीति काव्य 
॥ १७ -- मुक्तक कवियों ओर रीति परम्परा के कवियों में प्रकृति के 
६३ परतसा० ४ दश०, पंद २३७२ 


६४ वही ; वही, पद २३९० 
६५ श्रीपुष्ड० ४ ५० १९--आयो आयोरी यह ऋतु बसंत |? 


४६०... उद्दीपन विभाष के अन्तगंत प्रकृति 


उद्दीम्त करती है| इसी के समान प्रक्षति के वे चित्र हैं जिनमें मानवीय 
जीवन या भावना का उल्लेख प्रत्यक्ष तो नहों रहता, परन्तु प्रकृति में 
भावात्मक क्रियाओं झ्रादि से भाव-व्यंनना का रूप उपस्थित किया 
' जाता है। इस प्रकृति रूप का उल्लेख विभिन्न काव्य-रूपों के अनहगत 
किया गया है। यहाँ भेद स्पष्ट करने के लिए ठाकुर कवि का पावस- 
बणन प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
“घन घहरान लागे अंग सहरान लागे, 
केकी कहरान लागे बन के बिलासी जे। 
बोलि बोलि दादुर निरादार सों आठो जाम, 
.. ग्रीषम क्री देन लागे वहुर बिहासी जे । 
ठाकुर कहदत देखो पावस प्रबल आयो, 
उड़त दिखान लागे वगुल उदासी जे। 
दाबे से दबे से चारो ओरन छुए से बीर, 
वरस रहन लागे बदरा बिसासी जे [१६६ 
इस वणुन में मानवीय व्यथा संबन्धी अनुभावों ओर भाषों को 
प्रकृति पर प्रतिघटित करके व्यंजना की है, वैसे स्वतंत्र चित्र माना 
जा सकता है | यह एक प्रकार अप्रत्यक्ष अरोप है। इसी चित्र के 
साथ जब भाव-स्थिति प्रत्यक्ष सामने लगती है उस समय प्रकृति और 
जीवन एक दूसरे को प्रभावित करता उपस्थित होता है। मतिराम की 
विरहिणी प्रकृति के पावस-विलास के समानान्तर विरोध की मन;:स्थिति 
लेकर उपस्थित है--- | 
“घुरवान की धावन मानों अनंग की तुग ध्वजा फहराने लगी | 
नम मंडल ते छिति मंडल छुवे छिन जोत छुटा छुदराने लगी। 





६६ पावस० ६७, इसी प्रकार गिरधर के वर्णन में क्रिया-व्यापारों के 
रा भाव-व्यंजना हुई हे... 


मुक्तक तथा रीति-काब्य ४६१ 


'मतिरामः समीर लगी लतिका विरही बनिता थहराने लगी। 
परदेस में पीय संदेस नहीं चहुँ ओर घण घहराने लगी |?६० 
[हाँ प्रकृति का आन्दोलन ओर वियोगिनी का अनंग पीड़ित होकर 
पटना? साथ होता है| इस कल्लात्मक प्रयोग ओर उन्सुक्त वातावरण 
पे स्पष्ट भेद है | मतिराम ने भावों को प्रकृति के समज्ष रखा है ओर 
फेर प्रकृति के माध्यम से व्यंजना द्वारा सामझ्जस्य भी उपस्थित किया 
है | फहराना, छुदराना, घहराना आदि इसी भाव ,कों व्यक्त करते हैं | 
सेनापति का वर्णन भी इसी प्रकार चलता है--ऋः:ठुराज बसंत के 
झागमन पर मन उल्लसित हो उठा है। सौरभ मयी सुन्दर मलय 
पवन प्रवाहित है। सरोबर का जल निर्मेल होकर मंजन के योग्य है |. 
मघुकर का समूह मंजुल गुंजार करता है; वियोगी इस ऋतु भें व्याकुल 
. है, योगी भी ध्यान नहीं रख पाते; और इसमें संयोगी विह्यर करते 
हैं। सघन वृक्ष शोमित हैं, अनेक कोकिल समूह बोलता है ः६५ इस 
प्रकृति ओर जीवन के समानान्तर चित्र में भाव-सामझ्जस्य उपस्थित 
नहीं हो सका है, इसका कारण हैं कवि का अलंकारवादी होना । 
परन्तु जहाँ प्रभावशीलता के साथ प्रकृति उपस्थित हो सकी है वहाँ 
यह स्थिति अधिक भावमय हुई है-- 
“तप इत जेठ जग जात है जरनि जघैयों 
तापकी तरनि मानों मरनि करत है। 


“घहरि घदरि घेरि घेरि घोर घन आए 
छाए घर घर घूमीले घने घमि धमति। 
डारैं जल धारे” जोर जम्रत जम्ात करे 
५ ललकारे” बार बार व्योम्र जूमि जूमि ।7 
६७ पावस-शतक ४ २७ 
६८ कबवित रत्नाकर; सेनापति ४ ती० तर० छोे० २ 


८ (0 आप 
उद्दोपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


इतईि असाढ़ उठो नृतन सघन घटा, 
सीतल समीर हिंय धीरज घरत है। 
आधे अंग ज्वालन के जाल विकराल आधे 
सीतल सुभग मोद द्दोतल भरत है। 
सेनापति ग्रीषम तपत रितु भोपम है 
मानो बड़वानल सी वारिधि बरत है |६* 
क--हसी रूप मे कभी कवि प्रकृति का प्रभावोत्पादक रूप उपस्थित 
करता है, तब प्रकृति का उद्दीपन-रूप, वस्तु-रूप में मन को प्रभावित 
करता हुआ उपस्थित होता है| यह रूप प्रकृति की 
पृष्ठ-भूमि पर अधिक उपस्थित होता है; परन्तु कभी 
कभी प्रकृति में भी प्रस्तुत होता है। इन सभी 
कवियों भें चमत्कार की प्रवृत्ति विशेष है, इस कारण यह रूप ऊहात्मक 
ही अधिक हुआ है। पद्मांकर ने वसंत की परम्परागत योजना में यही 
रूप प्रस्तुत किया है-- 
“पात बिन कीन्‍्हें ऐसी भाँति गन बेलिन के, 
परत न चीन्हे जे ये लरजत लुज हैं। 
कहेँ पदमाकर!ः बिसासीया बसनन्‍्त कैसो, 
ऐसे उतपात गात गोषिन के भ्रुज हैं१ 
ऊधो यह सूधो सों सदेसों कह्दि दीजो भल्ते, 
हरि ,सों हमारेह्माँ न फूले वन कऊुंज हैं । 


चमत्कृत तथा 
प्रेरदा रूप 


६५९ वही; वहो $ वही, छू० १६, सेनापति का एक छंद इसी प्रकार 

का है जिसमें वातावरण के साथ वियोग-दरशा व्य॑जित की गई दै---पाव ०४२) 
“्बबंरात बैहर प्रचंड खंड मंडल पै दवरात दामिनी की दुतिरी अफरात ॥ 
घघेरात घन के मेघ आए कम रात पर्पपरात पानिय के बू“दन ते ज्ञफरात। 
भम रात भासिनि सवन माँक सेनापति हृबेरात दवाय' द्वायं पीय पीय बबरात। 

चुभरात खिंनखिनत घीरन घंरन बीर नौर द्वीन मीन ऐसी सेज पर फफोरात ।” 


मुक्तक तथा रीति-काव्य ४६३ 


किंशुक गुलाब कचनारन ओ अनारन को, 
डारन पे डोलत अ्ंगारन के पुज हैं ?१० 
इसमें भावों के सम पर जो प्रकह्षति का उच्लेख हैं वध जैसे स्वयं 
फ्फतथा उद्दापक ह जो शअ्त्यु'क्त के द्वारा प्रस्तुत किया गया ह | 
सेनापति भी जेठ की गरमी का वणन इसी उत्तेजक के श्रथ में 
करते हैं-. 
“गगन गरद धधि दसों दिसा रहों रूंधि 
मानों नम भार की अ-म बरसत हैं|, 
वरनि बताई, छिति-व्यॉम की तताई जेठ, 
आयो आतताई पुद-पाक सीं करत है [४०१ 
ख--सेनापति के विपय में कद्ा गया है कि इन्होंने प्रकृति को 
यथाथ एप म॑ प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार भेनापति ने प्रद्धति के 
स्वाभाविक प्रभाव तथा उसको प्रर्णा का भी 
उक्लेख किया है। ऋतु का प्रभाव मानव पर पड़ता है 
ओर उसको वह सुख-दुःख के रूप में ग्रहण करता है । अन्य कवियों 
ने इस शारीरिक सुख दुःल को भावा को प्रेरणा के रूप मे स्वीकार कर 
लिया है, परन्तु सेनापति उसके सहज प्रभाव से परिचित हैं और उसे 
उपस्थित भी करते हैं। पिछले ध्रकरण में औष्मी के प्रभाव का संकेत 
चित्रण के अ्रन्तगत किया गया था। शीत-काल में प्रकृति के इस 
रूप की ओर कवि संकेत करता है--- 
घायो हिम दल हिम-मूधर तें सेनापति 
अंग अंग जग थिर-जंगम ठिरत है। 
पैयै न बताइ भाजि गई है तताई सीत, 
आयो आतताई छिति-अ'वर घिरत है|? 


स्वभाविक प्रभाव 





४४४2 
७० पञ्मा० पंचा० $ जग०, ३८० 
२ कवि ०; सेना ० $ ती० तरं०, छु० १५ 


उद्दीपन-विसाव के अन्तगत प्रकृति 


6 प्रकृति के कष्टप्रद रूप के साथ कवि इसी भावना को आरोप साम- 
खस्य स्थापित करने के लिए कर देता है--- 
“चित्र कैसो लिख्यों तेज दीन दिनकर भयो, 
अति सियराई गयो घाम पतराइ के। 
सेनापति मेरे जान सीत के सताए सूर, 
राखे हैं सकोरि कर अवर छुपाइ- के |१७२ 
6 १६--जैसा प्रकरण के प्रारम्भ में कहा गया है कि उद्दीपन के 
रूपों में कमी भाव के संकेत पर प्रद्ृृति उपस्थित होती है और कभी 
केवल प्रकृति के उल्लेख के आधार पर भावों की 
अभिव्यक्ति की जाती है। इस स्थिति में व्यापक 
वियोंग की भावना के अनन्‍्तगंत प्रकृति का प्रमुख 
चित्र आलंबन के समान लगता है ओर इसी कारण इनका संकेत 
पहले के प्रकरण में किया गया है। परन्तु जिनमें वियोग की पृष्ठ- 
भूमि है, अथवा प्रिय-स्मृति के आधार पर प्रकृति-रूपः उपस्थित होंता 
है, उनमें उद्दीपन की भावना प्रत्यज्ञ ओर गहरी हो जाती है। 
क--इस रूप में केवल व्यापक भावना के प्रत्यक्ष होने पर प्रकृति 
का चित्र उपस्थित होता है जिसमें उद्दीपन-व्यंजना उसी आधार पर 
ग्रहण की जाती है। पद्माकर में उल्लास की भावना 
व्यापक होकर प्रकृति-वणना के साध्यम से अधिक . 
व्यक्त होती है ओर इसी, कारण यह रूप उद्दीपन के अन्तगत है-..- 
“द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में, 
हु देखो द्वीप द्वीपन में दीपत दिगन्त है। 
बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, 
बनन में बागन में बगरथों बसन्‍्त है।??9३ 


भावात्मक पृष्ठ-भूमि 
पर प्रकृति 


भाव का आधार 


७२ वही; वही ; वही, छ॑० ५४-५५ 
७३ पदुसमा० प॑; जग०, ३७८ 


मुक्तक तथा राति-काव्य ४० 


सेनापति के इस वशन में आधार भावात्मक है-- 
“वरसत घन गरजत सघन, दामिनि दिपरे अकास | 
तपति हरी सफलो करों, सब जीवन की आस ॥| 
सव जीवन की आस, पास बूतन दिन अनगन । 
सोर करत पिंक मोर, रव्त चातक विहंग गन ।। 
गगन छिपे रवि चंद, हरप सेनाप्ति सरसत। 
उमगि चले नद नदी, सलिल पूरन सर बरसत ॥[7*४ 
भांव को स्थायी स्थिति के आधार पर प्रकृति के वातावरण का 
परिवतन विचित्र सी अनुभूत्रि देता हुआ उपस्थित होता है; जिसका 
पद्माकर इस प्रकार वणन करते हैं-- 
“आर भाँति कुंजन में गुंजरत भौर भीर 
आर डोर भोरन में बोरन के हो गये | 
और भाँति विहग समाज में श्रवाज होत, 
ऐसो ऋचधुराज के न आज दिन हे गये |)!?४५ 
ख--पिछुले रूपों में स्थायी-माव की स्थिति के प्रत्यक्ष होते हुए भी 
आलंबन का रुप स्पष्ट नहों था। इसमे भात्र का व्यक्त आलंबन 
सामने आ जाता हं। सेनापति की विरहिणी के 
सामने--आवन कह्मो है मर भावनः की पत्यक्षु 
भाव-स्थिति म॑ं आलंबन की स्मृति भा स्पष्ट है ओर इसी आधार पर 
पावस का दृश्य उसके सामने उत्तेजक हो उठता है-- 
“दामिनि दमक सुरचाप की चमक स्थांम, ेु 
घठा की रूमक अति घोर घनधघोर तें। 
कोकिला कलापी कल कूजत है जित-तित 
सीकर ते सीतल समार की ' भझ्कोरतं | 


प्रत्यच्ष स्मृति 


७४ कब०; सेना ३ ती० तरं०, छ॑० ३५ 
७५ छज़रा३ हफो ० 8 वर्स० छ॑ १५८ 
३७ 


४६६ उद्दीपन-विभाव के अ्न्तगत प्रकृति 


हे 
आयो सखी सावन मदन सरसावन ल- 
ग्यो हैं वरसावन सलिल चहु ओर तें |?०६ 
मतिराम भी इसी प्रकार स्मृति के आधार पर प्रक्नति को उद्दीपक-रूप 
में उपस्थित करते हैं। इस वियोगिनी को किसी प्रकार का आए हल 
नदटीं है, उसे परदेशी प्रिय का संदेश भी नहों मिला और ए 
उमड़ा आ रहा ह-- 
“धुरबान की धावन मानों अ्नंग की ठग ध्वजा फहराने लगीं | 
नभ मंब्ल तें छिति मंडल छू. छिन जोत छुटा छुदराने लगीं ॥ 
मसरिरामः समीर लगी लतिका रिरद्दी बनिता थहराने लगीं | 
.. परदेत में पीय संदेस नहीं चहुँ ओर घटा घहराने लगीं ॥|??*० 
देव की भ्ियोगिनी के लिए प्रकृति का आन्दोलन स्मृति को जाग्रत 
कर के आत्म-विस्मृत कर देने वाला है-- 
“बोलि उठो पांपदा कहूँ पीव सु देखिवे को सुनि के घुनु धाई | 
मोर पुकारि उठे चहुँ ओर सुदेव घटा बिरे के चहुँ छाई 
'भूलि गई तिय को तनकी सुधि देख उते वन भूमि सुद्धाई । 
साँसनि सों भरि आयो गरो आँसुन सो अंखियाँ भमरि आई" ||??*< 
यह वन कलात्मक ओर सुन्दर है; प्रकृति की उमड़न का रूप विश्योगिनी 
की स्मृति की उमड़ने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है | 
ग-अलंकारवादी चमत्कार ने प्रकृति को नितान्त अस्वाभाविक 
स्थिति तक पहुँचाया है। ओर यह प्रवृत्ति सभी रूपों में समान रूप 
से क्रियाशील रही है| पिछले विभाग में वस्तु-रूप 
प्रेरक प्रकृति को देखा गया है। इस रूप में यह 


प्रवृत्ति प्रकृति को उत्तेजक रूप में प्रस्तुत करती है | इस रूप में कवियों 


उत्तेजक प्रकृति 





७६ वनि3; सेन, ० ४ ती० तर०, ४० २६ 
७७ पावस-चत 5 ४ छं० २७ 
७४० सं.व-बितास; देव 

पक 


मुक्तक तथा रीति-काव्य ६७ 


ने इसको वस्तु-रूप में प्रभाव डालने बाली स्वीकार किया है| वस्तुतः 
प्रकृति भादों को प्रभावित ऋर सक्करी हे पर इन कवियों ने 
अत्युक्तियों- क द्वारा इसका वर्णन क्रिया है | दीनदवाल की वियोगिनी 
कों.श्स जैसे स्वयं पीढ़िए कर रहा हों--- 
“चला चमक लगे लूक हो अचूक हिये, 
कोकिज् कुहकि वरजॉर कोरबाग को। 
कूफ मुरवान की करजा दूक दृक कर, 
लागधदि है हकि सुनि धुनि घुरवान क्री |!?१९ 
इसी प्रकार श्रींपति की विबोगिनी & लिए प्रह्मति का समस्त हूय 
उत्तेजक है --- 
“आवते गाड़ असाढ़ के वादर मों तन में अति आग लगावते | 
गावते चाह चढ़े पपिद्दा जनि मोसों अनंग सो बेर बेंधावते । 
घावते वारि भरे बदरा कवि श्रीपति जू .हियरा डरपावते। 
पावते मोहि न जीवते ग्रीयम जो नि पावस में घर आवबते |!?4* 
सेनातति की विरद्धिणी आसाढ़ के आते? ही ऐसी दी गाढ़? में पढ़ गई 
है “१. और विह्ारी की नाथिका को उमड़ते बादलों का व्यापार इसी 
प्रकार दाहइक लगता है--- 


५कजन्‍०न्‍कन्पोकत उन न 2 री] जन ेजननतननम्मतअम जननक गत 


७९ गँथः०; दीन० ; ऋतुवर्णन, छ॑० २११ 
८० पावस-शतक; छ० १२ 
८१ कवि०; सेना० $ ती० तरं॑०, छें० २१ 
'सुनि घन घोर मोर कूकि उठे उह् 'अंर, 
दादुर करत सेर भर जामिनीन कों। 
काम धरे बढ़ तखारि टोर जम-ढढ़, 
आवत असढू परी गडढ़ू बिरद्दीन को । 


ड्द्प उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत प्रकृति 


धुरवा होंहि न अलि इहे, घुआँ धरनि चहुँ कोद | 
जारत आवत जगत को, पावस प्रथम पयोद [[??* 
घ--प्रकृति को विभिन्न भावों के आधार पर उपस्थित किया गया 
है, उनमें रति के अन्तगंत आशंका और अमभिलाषा प्रमुख हैं प्््यज मं 
भी प्रकृति के उत्तेजक रूप की कल्पना ही निहित 
है| ऊपर श्रीपति के उदाहरण में "आशंका की 
भावना थी । देव के इस प्रकृति-चित्र म॑ अमिलाषा 
का आधार है--ओर इसमें प्रकृति से संबन्धात्मक निकठता की 
बयंजना छिपी है--- 
“आई रितु पावस न आये प्रान प्यारे यातें, 
मेघन बरज आली गरजन लाये ना। 
दादुर हृटकि बंकि बकि के न फोरे कान 
पिक न फटकि मोहि कुहुकि सतावै ना | 
बिरह बिथा ते हों तो व्याकुल भई हाँ देव 
जुगुन॒ चमकि चित चिनगी उठाव ना। 
चातक न गावे मोर सोर न मचाव घन, 
घुमरि न छाबें जोलौं लाल घर आये ना |१*3 
परन्तु इस रूप में भी" प्रकृति का उत्तेजक चित्र उपस्थित हुआ है। 
$ २०--इस सीमा तक प्रकृति का का स्थान चित्रण की दृष्टि से 
प्रमुख रहा है| इसके आगे के रूपों में प्रकृति का केवल उल्लेख है 
ओर भावों की व्यंजना प्रमल हो जाती है। रीति 
परम्परा के कवियों में केवल भाव-व्यंजनाओं को 
व्यक्त करने वाले चित्र कम हैं| इनके काव्य में जैसा 


आशंका और 
अमिलाषा 


भावों दीं पृष्ठ-भूमि 
में प्रकृति 


८२ सतसई; बि० ४ दो० ५८२, इसी प्रकार दो० ५३०० 
“मो यह ऐसी ही समय, जहाँ सुखद दुख द्वेत ० 
चैत चॉदकी चाँदनी, आए जग किए अचेत ॥” 


८३ पावस० ४ छू० €५ 


मुक्तक तथा. रीदि-काव्य ४६६ 


पहले उल्लेख किया है, भावों को अनुभावों अथवा अन्य स्थूल आधारों 
पर व्यक्त किया हैं | इसके अतिरिक्त पीड़ा-कष्ट तथा आनन्दोब्लास को 
अधिक उपस्थित किया गया है। ओर इस रूढ़िवादिला की चरम 
परिझ ति में ऋतु आदि बणुनों के श्रव्सर पर राजा और रईसों के ऐश्वरय्यू- 
विल्लास का वशन ही प्रमुख हो उठा है। यहाँ यह ध्यान में रखना 
आवश्यक हे कि भावात्मक व्यंजना संबन्धी भेदों की श्रधिक स्पष्ट रेखा 
इन तीनों प्रमख रूपों में नहीं की जा सकती, जिनकी विवेचना की गई है । 
क--संयोग ओर वियोग की स्थिति के अनुसार प्रकृति का 
उल्लेख मात्र करके विरह-व्यथा अथवा आउन्दाखलाए को प्रकट किया 
जाता रहा है। इस काल मे इसको अधिक रूढ़ि- 
वादी रूप मिला हैं। प्रकृति के संकेत पर भाव- 
' व्यंजना अधिकतर इन कवियों ने सामझ्जस्य के आधार पर की है, 
क्योंकि उसम॑ उक्ति-निर्वाह के लिए. अवसर रहता है। इस कवित्त 
में ग्रीष्म के आधार पर कवि पीड़ा का रूप उपस्थित करता है-- 
चलति उसास की मकोर घोर चहूँ ओर, 
नदों है समीर जोर मुधा कहेँ लोग है। 
शं|चन की लद्दर न ठदर सकोचन ते 
रविकर हाय नहीं श्याम है घुसोग है ।??* ४ 
इसी प्रकार सेनापति पौष मास के वन में व्यथा का उल्लेख ही 
अधिक करते हँ--- 
“बरसे तुसार बहे सीतल समीर नीर, 
कंपमान उर क्‍्योंहू धीर न घरत है । 
राति न सिराति विथा बीतत न विरह्द की , 
मदन अराति जोर जोवन करत हैं [१५ 


व्य्थ। आर एवम 


अर >> कि कर्ज >424%»/4> ली नये 
श्् 


८४ हज़.रा०; दाफि० ४ गी०, छे० १८ 
८५ कवि०; सेना ४ ती० तरं ० छुं० ४८ 





४७० उद्दीपन विभावष के इल्तव-प्रन्नू ले 


देव वियोग में व्यथा के अनुभावों का वणणन प्रकृति क॑। प्‌ ४-भम 
में रखकर करते हैं-- ु 
“धसाँघनि हो सो समीरु गयों अछ आऑँसुन थे सब नीर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन लै अपनों अझु भूमि गई तनु की तलुता करि | 
देव जिये मिलिबे ही की आस कि आसुहू पास अकास रहो भरि। 
जादिन तें मुख फेरि हरै हँसि हेरि हियो जु लियो हरि जू हरि |१?<६ 
इस चित्र में केवल अनुभावों का रूप सामने आया है। बिहारी पावस 
की घटा के माध्यम से नायिका के हाव-साव का वशन आलंकारिक 
चमत्कार के साथ करते हँ--- 
..._ ४छिनकु चलति ठठकति छिनकु, सुज-प्रीतम गर डारि । 
चढ़ी अदा देखति घटा, जिज्जुछूटा-मी नारि |?८० 
इसमें लुप्तीपमा के द्वारा कवि ने प्रकृति का रूप भी समान-चित्र में 
व्यंजित कर दिया है। " ! 
ख--रीति-काल के कवियों ने ऋतु-वणनों को दो प्रकार से 
अधिक अपनाया दे। पहले वो इन्होंने प्रकृति को उत्तापक और 
उत्तेजक रूप में उद्दीपन माना है, जिसका उल्लेख 
विलास भर ऐेइवय्य॑ किया गया हैं। और दूसरे आतु के अवसर पर 
विज्ञास तथा ऐश्वय्य संवन्धी क्रिया-कलापों को योजना की गई है। 
इससे प्रकृति का कुछ भी संबन्ध नहीं रह जाता | जैसा कद्दा गया है 
वैचित्र्य की प्रद्त्ति इनं सब रूपों के आधार में क्रियाशील रही है। 
इसके कारण देव और सेनापति जैसे कवियों में भा यह प्रज्नलि पाई 
जाती है। देव की नायिका वसंत के भय से विद्दर नहीं करने 
जाती-- 





८६ भ,व०; देव $ ३ 
८७ शत/; बि० 8 दो० ५६५९ 


मुक्तक तथा रीति-काव्य 


“देव कहे विनकनत बसन्‍्त न ज़ाउँ कहें घर बेडि रहौंरी | 
हक दिये पिक्र कूफ सुने विप पुज निकुंजर्नी गुंजत भारी ॥7५< 
देव में फिर भी प्रशझ्तति अपनी प्रभावशीजता के साथ उपस्थित है 
रतु सेनापति ने शिक्षाम ओर ऐड्सव्य का अधिक वन किया है | 
इनमें कहीं औंप्म ऋतठ ८ गप्मी से दइचसे के उपायों का बन हू 
“सेनापति अतर गुलाग अ्रागजशा साजि, 
र॒ ताए हादइ मोल छलेल धारियन हैं। 
ग्रीपम के बासर बराहते को सार सदर 
राणब्यांग काज साज यों सम्हारिश्त हैं ॥ 
ओर कहीं ऐश्वब्यतानों के क्रिया-कलापों का उ'लेख किया जाता है--- 
“छाम के प्रथम जाम, जिहर उस्ीर धाम, 
हित रूदित बाम घास स्टिंदा 


५ 


हि 


“नई 
/ए 


च्ष् 


नेक होत सॉँकड जाए बेबद सभा के मोंझ, 
भूपन बसन फेरि ओर पढ्विसत हैं|? 
कही ऐड्वय्यं का वणन थी कबि करता ६-- 
“मुन्दर विशज शाज-संदर सरस ताक, 
वीच सुख-देनी सेनी सींसक उसीर की। 
उरी सहित जल-जन्र दो विम.. उठे, 
सीतल सुगंध मंद लहर सभीर की।?”** 
इसी प्रकार अन्य ऋतठुग्ों म॑ भी विद्ञास आदि-का वन चलता है | 
सेनापते के समान रीतिकाशीन याद के कवियों ने इस प्रकार के वर्णन 
अधक किए हैं . प्चाक्र तक के अन्य अनेक कवियों ने हन वनों 
अपना कोशल दिखाया है | पद्माकर भी इसी प्रकार वर्णन ऋरते ईैं--- 


शा 


घ०ण भाच०; देव ६ ३ 
5५९ गवि०; सेनार $ ती० वरं०, छों० १०, १४, १७ ओर श्स 
अम्नार २०, ४३, ४४ भा दें। 


४७२ उद्दीपन विभाव के अन्तगत-प्रकृति 


“अगर की धूप मुगमंद को सुगन्ध वर, 
बसन विशाल जाल अंग ढॉकियतु हैं |!?१९ 
यहाँ अन्य कवियों के वणनों को प्रस्तुत करना व्यथ है, क्योंकि हमारे 
विषय से इस रूप का विशेष संवन्ध नहीं है । 
९२१--प्रकृति को उद्दयीपन-विभाव में प्रयुक्त करने का एक 
माध्यम आरोप कहा गया है। यह आलंकारिक प्रयोग है जिसमें 
उपमा रूपक अथवा उत्प्रेत्ञाओं आदि का आश्रय 
लिया जाता है। अन्य रूपों के समान आरोप के 
क्षेत्र में भी रीति परम्परा के कवियों की प्रकृत्ति स्थूलता तथा वैचिन्न्य 
की ओर अधिक है । जिन आरोपों में साम्य भाव-गम्य होता है, 
उनमें उद्दीपन-रूप सुन्दर है। देव प्रकृति पर नायिका का आरोप 
करते है--- 
“मिल्लिनि सों कदनाइ को किंकिनी बोले सुकी सुक सों सुखदैनी। , 
कोमल कुंज कपोत के बीत लों कूकि उठे पिकलों पिक बैनी ||? 
इसमें ध्वनि के आधार पर आरोप किया गया है, श्रगलले चित्र में 
रूपात्मक योजना है-- 
“नील पट तनु पै चटान सी घुमहि राखों, 
दन्ते की चमक सों छुटा सी बिचरति हैं। 
हीरन की किरने लगाश राखे जुगुनूसी, 
। कोकिला पपीहा पिकवानी सों ढरति हैं [??९६ 
कभी ककि पूरी परिस्थिति का रूपक प्रस्तुत करता है। दीनदयाल 


आर।पवाद 


९० दज़/०; दाफि० $ देस०, छं० २ श्सी प्रकार अन्य कवियों के शिर० 
१६, १५, १३, १८ (ग्वा०), ११, १० (ग्वा०): २०१ (दिवाकर); शरद 
०११ (नन्‍्दरास); 5 (मंजु) 
९१ भव०; देव ; ४ 
९२ हृज़ा०; दाफि० ; पावस, ६ 





मुक्तक तथा रीति-काव्य 


पावस पर ऐसा दो आरोप करते हैं-- 
“पावस में नीर दे न छोड़ो छुन दामिनी हूँ 
कामिनि रसिक मनभोव्न को क्‍यों तज | 
अचला पुरानी पुश्नकावली को आगी 
धाय रजवती सरि सिंध संग को तजज [११३ 
इसी प्रकार का आरोप सेनापति शरद के पक्ष म॑ वियोगनि की स्थिति 
से करते हैं-..- 
“पर हे तुमार भयों झार पर्रझार रहो, 
पीरी सब डार सो वियोगी सरसति है| 
वोलत न पिक सोई मोन है रठी है आस 
पास निरजास नेत्र नौर बरसात हूं [!?+४ 
इन आरोपों के अतिरिक्त बसंत का ऋठु॒राज के ऐश्यय्य में रूपक 
तथा बादलों का मस्त हाथी का रूपक आदि परम्परा प्रतीत आरोपों 
प्रयोग इन कवियों ने किया! हैं। इन आरोपों में भी दही उद्दीपन 
का भाव है। सेनापति ऋतुराज का रूपक: दस प्रकार आरम्भ करते 
हैं. 
“वरन वरन तरू फूले उपबवन बन, 
सोई चतुरंग संग दल लल्यित हैं|!” 
इनमें कोई नवीनता प्रकृति के प्रयोग को लेकर नहीं है। दीनदयाल 
भी इस! प्रकार कहते हैं-.- 
लल्लित लता के नव पतललवब पताके सज, * 
वज कोकिलान के सु कलगान के निशान [!+६॥ 
९३ अंथ:०; दान० ऋतु-वणन, छै० २१२ 
१४.५ कवि ०; सेनः० ५ तो तर० छै० ५६ 
९७ वहं।; वह ; वही, छे० १ 
९६ ग्रंथा०; दीव० ४ ऋतु० से 


४७४ उद्दीपन-विभाव के अन्तगत प्रकृति 


इन समस्त वंणनों में ऐसी रूढ़िवादिता है कि प्रत्येक कवि लगभग 
समान चित्र उपध्यित करता है। भेद उनके प्रस्तुत करने के उक्ति- 
वैचित्य को लेकर है, इस कारण इस विषय सें केवल प्रद्ेत्ति का संकेत 
कर देना पर्यात है । 


नवम प्रकरण 
उपमानों की योजना में प्रकृति 


$ (“प्रथम भाग के अन्तिम प्रकरण में भाया की व्यंजना-शक्ति 

में प्रकृति-डपमानों के प्रयोग पर संक्षेप में विचार क्रिया है। यहाँ 
व्यंजना का अ्र्थ ध्वनि से संबन्धित न मानकर 
व्यापक अथ में लेना उचित है। पिछली विवेचना में 

. . शब्द के प्वनि-पिंव ओर रूप:विंव आर द पर विचार 
किया गया है। ओर साथ ही यह भी संकेत |कया गया है कि प्रकृति का 
समस्त रझूपात्मक सौन्दय्य मानवीय भाव-त्थितिंयों से संवन्धित है । 
यही कारण है कि काव्य के प्रस्तुत विषय को बोध-गम्य तथा भाव-गम्य 
कराने के लिए कबि जब अपनी भाषा में अग्रस्तुत का आश्रय लेता है 
तो उसे प्रकृति के अपार विस्तार की ओर जाना पड़ता है। इश्च 
अप्रस्तुत की योजना के माव्यम से जब कवि प्रस्तुत का वर्णन करता 
है तो वह आलंकारिक शैली कही जाती है | इस सीमा पर संलक्ष्य- 


उपमान य॑ 
अग्रस्तुत 


४७६ उपमानों की योजना में प्रकृति 


क्रम-व्यंग्य की चिन्ता किए. बिना ही अलंकारों को व्यापक व्यंजना के 
अथ में लिया जा सकता है | वस्तुतः जब तक अलंकारों में कल्पना 
की अतिरंजना, ऊद्ात्मक प्रयोग और उक्ति वैचित्र्य को प्रश्नय नहीं 
मिल्लता, वे प्रस्तुत को उसके रूप, क्रिया तथा भाव की विभिन्न स्थितियों 
के साथ अधिक प्रत्यक्ष और व्यक्त करते हैं। यही प्रकृति के अप्रस्तुत 
रूपों को यहाँ उपमान के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत 
बरण्य विपय को जिस संयोग तथा साम्य की आदश-साहश्य भावना 
के आधार पर अप्रस्तुत प्रकृति-रूपों से व्यंजनात्मक बनाया जाता है, 
उसे 'उपमान! शब्द से अधिक व्यक्त किया जा सकता है| 

क--इन अप्रस्तुत उपमानों की स्थिति प्रक्कषति का व्यापक विस्तार 
है | प्रथम भाव के चतुथ प्रकरण में प्रकृति के सौन्दय्य के विषय को स्पष्ट 
किया गया है | उसी के झ्ाधार पर कहा जा सकता 
है कि प्रकृति-सौन्दय्य में मानवीय दृष्टि अपने जीवन 
के अनुरूप, क्रिया तथा भावों का संयोग स्थापित कर लेती है। इसके 
लिए कवि अयवा कलाकार को विशेष भावस्यिति की दो आवश्यकता 
नहीं है | साधारण व्यक्ति भी अपने मन की श्रवचेतन स्थिति भें इन 
सयोगों को स्थापित कर लेता है। प्रकृति की दृश्यात्मक सीमा में 
रूप-रंगों की कल्पनाएं शन्निहित हैं, साथ ही आकार-प्रकार का अ्रनुपात 
भी विभिन्न प्रकार से फैला हुआ हैं। उनमें व्यापारों का अनेक 
परिस्थितियों म॑ विस्तार है ओर उसकी चेतना और गति में मानवीय 
भावों की समानान्तरता है| इसके अतिरिक्त मानव ने अपने जीवन के. 
सम्पक से प्रकृति के विभिन्न छायातपों को अपनी विषम भाव-स्थितियों के 
संयोग पर भी उपस्थित किया है। इन समस्त स्थितियों के विकास पर 
प्रथम भाग में विचार किया गया है। यही समस्त प्रकृति का प्रस्तुत 
जपमान की स्थिति है| प्रकृति के उपमान अपनी इस स्थिति,में अनेक 
संयोगों में उपस्थित हैं जो मानवीय जीवन से साहश्य रखते हैं । वस्तुत+ 
इस क्षेत्र में साम्य का 'साइश्यः अर्थ लिया जा सकता है | 


प्रकृति में स्थिति 


उपमानों क्री योजना में प्रकृति ४७७ 


ख--प्रकृति के संबन्ध भें कवि की विशेष दृष्टि का उल्लेख भी 
किया गया है | इसी शक्ति से कव प्रकृति-सौन्दय्य की वस्तु-स्थितियों , 
क्रिया स्थितियों तथा भाव स्थितियों से परित्ित है 
ओर अपने काव्य म॑ इनकों संबोग-साहश्य के 
आधार पर प्रयुक्त भी करता है। जब प्रकृति अप्रस्तुत ६, उस समय 
प्रस्तुत बण्य मानव की परिस्थिति तथा भावस्थिति होगी | कवि अपनी 
कल्पना से इन साहश्य-रूप प्रकृति उपमानों को प्रस्तुत करता है । 
लेकिन इस अभिव्यक्ति के व्यापार भें कवि की कब्पना प्रधान है, 
इसलिए उपमानों का यह प्रदशन एक योजना के रूप में ही आता है । 
इस काल्पनिक अथवा कलात्मक योजना का अर्थ है प्रदगी-दपएाहँ 
को व्यंजक ओर प्रभावशील स्थिति में प्रस्तुत करना | परन्तु कबि उन 
उपमानों की योजना में आगे बढ़ता हे, स्वतःसम्भावी आधार को 
अतिक्रमण कर अपनी प्रोढ़ोक्ति का आश्रय लेता है | परन्तु इस सीमा पर 
भी आलंकारिक प्रयोगों में उद्मकज्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक आदि में 
उपमानों की योजना सुन्दर और भाव-व्यंजक हो सकती है | लेकिन 
जब कवि का वरण्य-विपय वेचित्य ही होगा, उसके लिए अलंकार ही 
प्रधान हो उठेगा तो उपमानों में कवि-कल्पना का साहश्य-धम 
उपस्थित नहीं हो सकेगा। वस्तुतः प्रकृति उपमानों की बोजना का 
आदश साहश्य है, इसी सीमा तक कवि को अपनी अभिव्यक्ति में 
प्रकृति का साम्य और संयोग सौन्दय्य प्रदान क्रता है। जब कवि इन 
उपमानों को प्रकृति के वास्तविक सौन्दय्य से अलग करके अपनी 
विचित्र कब्पना में, काय्य-कारण शंखला, देतुओं ओर संवन्धों की 
योजना में प्रस्तुत करता है, उसः समय उपमानों का साह्श्य-भावना 
कंठित हो जाती है। ऐसे प्रयोगों मं उपमान का वाचक शब्द केवल 
वस्तु का«संकेत करता है, किसी प्रकार विब नहीं ग्रहण करता। प्रकृति 
से अलग किए उपमान अपनी किसी भी योजना में काव्य के उत्क्ष 
का कारण नहीं हो सकते । 


ध्छ्प उपमानों को योजना में प्रकृति 


$ २--अ्रकृति से अद्दीत उपमानों के मूल में निश्चय ही साहश्य 
की भावना रही है। इन उपमानों का इतिहास मानव और प्रकृति के 
संबन्धों का इतिहास है| परन्तु जिस प्रकार काव्य 
उपप्ान और से अन्य परम्पराएँ प्रमुख कवि के अनुसरण करने 
हपसाक झूदवाद पाते कबियों में चलती रहती हैं, यही स्थिति इनके 
विपय भे भी है | इस परम्परा के प्रवाह में प्रकृति के उपमान अपनी 
प्रस्तुत स्थिति के आधार से हटकर केवल अमप्रस्तुत होते गये हैं। इस 
रढ़िवाद में उपमानों को साइश्य-भावना भी कम होती गई, क्योंकि 
उपमानों का प्रकृति के सीधा संवन्ध न रहकर रढि और परम्परा से 
हो गया । इनके साथ ही अलंकारों के वैचित्र्य-कल्पना संवन्धी विकास 
में ये उामार ऊपने मूल स्थान में और भी दूर पड़ते गए । परिणाम 
स्वरूप उपमानों की योजना रूपात्मक्ष और भावात्मक सौन्दर्य 
उपस्थित करने के स्थान पर एक रूपात्मक रुढ़ि ([08]) का प्रयोग. 
रह गई जिससे ग्धिक अंशों में ऊद्दा ओर वेचित्य की प्रवृत्ति को तोष 
मिलता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे कि बाद के सभी कवि इन 
उपमानों का प्रयोग इसी परम्परा के अनुसार करते हैं। प्रकृति में 
स्थिति सौन्दर्य रूपों का प्रसार तो सदा ही रहता है और कबि इन 
रूपों तथा स्थितियों के आधार पर नवीन कढ्पनाएँ कर सकता है ओर 
करता भी है। परन्तु नवीन उपमानों की कल्पना अधिकतर प्रतिभा 
सम्पन्न कवियों ने भी नहीं की है; इसका भारतीय साहित्य में एक 
कारण रहा है| उपमानों की योजना के लिए तीन प्रमुख बातों की 
आवश्यकता है ; कवि की अपनी प्रकृनति संबन्धी कल्पना, युग विशेष 
की प्रकृति के सबन्ध की सीमा और पाठक की प्रकृति से संबंन्धित 
मनःस्थिति | इन तीनों का उपमानों के प्रयोग के विषय में महत्व है। 
वस्तुतः इसी आधार पर भारतीय आदश ने प्रसिद्ध उंपमानों को 
ही स्वीकृत किया है। और यही कारण है संस्कृत के विशाल साहित्य 


उपमानों की योजना में प्रकृति ४७१ 


भर 


में उपमानों की संख्या सीमित की गई है। परन्तु प्रसिद्ध उपमानों की 
याजना करने के लिए कवि स्वतंत्र रह हें । प्रतिमा सम्पन्न कवि अपनी 
स्वानुमत के आधार पर इनका हुन्दर प्रयोग करता है; परन्तु अन्य क दि 
इन्हीं हे माध्यम से विचित्य कप्पनाएँ प्रस्तुत करते हैं । 

३->इसी भाग के द्विर्तीव प्रकरण से कहा गया ई फ़ि दन्‍्दी 
रात्त्यि छे मव्यगरुग के काव्य ४ स्वच्छोंदवादी प्रदरधियों का बोग हुआ 
हे ओर साथ प्रतिक्रियात्मक सब्यों ने इसके 
विकास का सांग अवदद्ध किया है। इसी आधा 
पर हम इस युग के काव्य में थक उप्म्रान-योजना प/ बिचार ऋर 
सकते है| जिस सीमा तक इस काअ्य में उन्मक्त वातावरण है उस - 
सीमा तक उपमानों की योजना के वियय में खा कबयों की प्रग 
स्वतंत्र है ओर इस स्वतंत्रता का उपयोग भी कवियों ने दो प्रक 
किया है | ज' कवि पूण रूप से उन्मुक्त है, उनमें अक्ृति उपमातों 
नई उद्भावना भी मिलती है, यद्यपि पूण रूप से साहित्यिक प्रभाव से 
मुझ काव्य हमारे सामने नहीं है। इस परम्परा में लोक कवा-गांतियों 
प्रेम कथा-काव्यों तथा संत-काम्य को दम ले सकते हैं। पिद्ुली 
विवेचनाओं में कहा गया है ।क इनमें भी किसी न डिसी प्रकार की 
रूढियों का अनुतरण अवश्य हैः इसका काश्णु इनमें साहित्यिक 
तथा साधनात्मक रुढ़ियों से संत्रन्धित उपमानों की योजना भी 
अधिक मिलती है| परन्तु इनके मध्य में स्त्रतंत्र उपमानों की योजनाओं 
को भी स्थान मिल्न सका हैं और पराम्परागत उपमावों का प्रयोग भी 
नवीन उद्दजादता के साथ किया गया हैं। इन काव्यों में लेक कथा- 
गी ढोजा माढ्रा दृद्या! का वातावरण सब्रसे आरधक मुक्त हे | 
दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता प्रचतवित उपसानों की योजना को स्वानुभूति 
के आधार पर करने की हैं| इसका प्रयोग ऊपर की परम्पराओं में « 
तो मिलता हीं है, ( वेष्णुय ) मक कवियों में भी पाया जाता है। इन 
वैष्णव कथयियों पर साहित्यिक आदश का अधिक प्रभाव है, पर इनने 


मध्यथुग दंगे स्थिति 


ध ! हा 


४८० उपमानों की योजना में प्रकृति 


सूर तथा ठुलसी जैसे प्रतिभावान्‌ कवियाँ ने अपनी स्वानुभूति से उप- 
मानों को प्रस्तुत किया है। लेकिन इनके काव्य में साहित्यिक परम्प- 
राओ्ओों का भी रूप बहुत अधिक है । इस कारण समस्त काव्य में एक 
विरोधात्मक विचित्रता पाईं जाती है। एक कवि के काव्य में हो कहीं 
सुन्दर स्वाभाविक प्रयोग हैं तो कहीं केवल रूढि-पाल्नन। परन्तु इनकी 
परिस्थिति को समझ लेने से यह प्रश्न सरल हो जाता है| इन परम्पराओं 
के अतिरिक्त उपमानों के प्रयोग के विषय में एक तीसरी परम्परा रीति संबंधी 
है। इस परम्परा में रूढ़ि का रूप अधिक प्रमुख है, साथ ही इसमें प्रकृति 
उपमानों को व्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई है। संस्कृत काव्य के उप- 
'मानों संबन्धी रूढ़िवाद को प्रमुखतः केशव और प्रथ्वीराज ने अपनाया 
है | अन्य रीति-काव्य के कवियों में एक परम्परा रसवादियों की है जिसने 
अधिकतर मानवीय भावों, अनुभावों ओर हाथों में अपने को उलभाए 
रखा है | इनके लिए प्रकृति के उपमानों का प्रयोग अधिक महत्त्व 
नहीं रखता है, कारण यह है कि इन भावों के विषय में भी इनकी 
प्रतत्ति स्वाभाविकता से अधिक चमत्कार की रही है। भावों की 
व्यंजना के स्थान पर इन कवियों में अनुभावों तथा हावों का अधिक 
आकषण है, इसल्लिए भाव-व्यंजना के लिए प्रकृति का प्रयोग यत्र-तत्र 
ही हुआ है। दूसरी परिम्परा अलंकारवादियों की है ओर इनमें जैसा 
कहा गया है प्रमुख प्रवृत्ति उक्ति-वैचिज्य की है। इसके कारण प्रकृति 
उपमानों का प्रयोग इन कवियों में अपनी साहश्य-भावना से दूर पड़ 
गया है। ” 
(४--बस्तुतः अ्रप्रस्तुत के रूप में उपमानों का विषय अलंकार का 
है | मध्ययुग के काव्य के व्यापक विस्तार में इस विषय में अपने आप में 
पूण काव्य का ज्षेत्र है | संस्कृत काव्य के प्रयोगों 
से इसका तुलनात्मक अध्ययन तथा आलंकारिक 
प्रवृत्ति के विकास में इसका रूप प्रस्तुत करने के लिए अधिक खोज 
की आवश्यकता है। प्रस्तुत काय्य की सीमाश्रों में इस प्रकार की 


विवेचन को सीमा 


स्वच्छुद उद्धावना ४८१ 


ववेचना के लिए न तो स्थान है और न बद आवश्यक ही है | इस 
कारण यहाँ उपमानों के विचार से विभाजित कार्यों के प्रकृति उपसानों 
की योजना का रूप प्रस्तुत करने का अयवास किया गया ३: इस 
प्रसुतीकश मे इस बात का पवरान रखा गया हैं कि क्राव्यगत 
उपमानों की विशेष प्रव्नन्षियों का झाप व्यष्ट दो सक्छे। साथ ही 
इस बविवेचना के आधार पर उपम्ानों वा प्रवोंग की दृष्टि मे विलिन्न 
काव्य-परम्पराओं का भेद भी रपट हो सकेगा। 

स्बच्जद उठावता 


बा 


५ पू--जिन काओ्यों मे उप्सानों के अरोग की दृष्टि से उम्म्ुक्त 
वातावरण मिला ई, उनयें लोक कवा-गीति, ग्रेज ऋया-कांत््य और : 
संतों का काव्य आता है। लोक कथा गोति 'ढोला 
मारू? मे वातावरण साउिस्विक आदर्शों से अधिक 
' स्वतंत्र है इस कारण इउसे उपमानों के अधिक नवीन प्रयोग हुए हैं । 
प्रेवड कथा-काव्यों में यहाँ जायसी के भधद्मात्रत! को ही ले रहे हैं। 
जायसी इस परम्परा के प्रमुख कवि हैं, इस कारण इनके माध्यस 
से इसकी प्रवृत्ति का अध्ययन प्रुत किया जा सकता है। 
जायती का कथानक ख्च्छेद रहा है, परन्तु उन्दोंने अनेक 
साहित्यिक आदेश तथा झुूड़ियों को स्वीकार किया दे । प्रकृति 
के उपमानों की योजना के विपय में भी यह सत्य हैं। जायसी 
ने यदि उपमानों की उद्भावना मोलिक स्वच्छुंद प्रद्ृत्ति से की हैं, 
तो उनके प्रयोगों का बड़ा भाग परम्परा से ग्रह्दत हैं। इन प्रसिद्ध 
उपमानों की योजना में कवि ने अधिक सौंसा तक अपने अनुभव 
से काम लिया है। लेकिन पश्मावत! भ॑ अनेक रुढ़ितादी प्रयोग 
हैं| संतों ने प्रेम तथा सत्यों का उस्जेख करने के लिए प्रकृति 
से उदाहरण तथा रूपक प्रस्तुत किए हैं। इन प्रयोगों में अनुभव 
के साथ कुछ स्पैलों पर मोलिकता जान पड़ती है । 

इन काव्यों के उपमानों की विशेष प्रवृत्ति भावात्मक व्यक्ञना और 

* द१ 


सम न्‍य यदृ त्त 


४८२ उपमानों की योजना में प्रकृति 


सत्यों के दृश्टान्तों को प्रस्तुत करने की है | इनमें रूपात्मक चित्र- 
मयता को स्थान नहीं मिल सका। संतों के विषय में रूप का कोई 
प्रसंग नहीं उठ सकता । प्रेमी कवियों की सोन्दस्ये कल्पना में इसी 
बात की झोर संकेत किया गया है। इनमें रूपात्मक उपमानों का 
प्रयोग अधिकतर परम्परा ग्रद्ेत है और उनके माव्यम से भावात्मक 
व्यंजनाएँ प्रस्तुत की, गई हैं। 'ढोला मारूरा दूहा? के' उपमानों के 
विषय में भी यद्ो बात लागू है। इसमें उपमानों का प्रयोग रूपात्मक 
वस्तु, स्थिति अथवा परिस्थिति के लिए नहीं हुआ है। इस व्यापक 
प्रवृत्ति का एक कारण है | इन काव्यों के उन्मुक्त वातावरण 
' मे भावात्मक अभिव्यक्ति के श्रवसतर अधिक हैं | लोक-गीति 
की अभिव्यक्ति में कहा गया हैं, वस्तु तथा स्थितियों का आधार 
सूक्ष्म रहता है। इसलिए इनमें किसी दल्तु-श्थिति को प्रत्यक्ष करने 
की आवश्यकता कम पड़ती है। इनमें नायक तथा नायिका: एक 
दूसरे के सामने इतने व्यस्त रहते हैँ कि उनके रूप की स्थापना करने 
की आवश्यकता भी लोक-गीतिकार को नहीं होती | संतों काः आराध्य 
- अव्यक्त हे, उनका संबन्ध भावात्मक है, उनके लिए वस्तु-स्थिति की 
सीमाएं अमान्य हैं; फिर उनको भी उपमसानों की रूपात्मक योजना 
की आवश्यकता नहीं हुईं। प्रेम कथाकार की रूप-कल्पना के विषय 
में आध्यात्मिक साधना के प्रसंग में विस्तार से कहा गया है ओर वस्तु- 
स्थिति उत्पन्न करने के स्थलों पर भावात्मक व्यंजना प्रस्तुत करने की 
उनकी प्रश्वत्ति आध्यात्मिकता के साथ ही लोक-भावना के अनुरूप है। 
इन्हीं कारणों से इन काव्यों के उपमानों की स्वच्छुंद उद्भावना में 
भावात्मक व्यंजना ही अधिक हुईं है । 
. ६६--इस कथा गीति में, जैसा कहा गया है, रूपात्मक प्रकृति 
” उपमानों का अभाव है | यदि एक दो स्थानों पर इस ग्रकार के प्रयोग 
किए. गए हैं तो वे भी भावात्मक व्यंजना से 


' ढोला मारूरा 
हे संबन्धित हैं | वियोगिनी की वेणी को यदि नागिन 


स्वच्छुद उद्धावना ४८३ 


कहा गया हैँ तो ग्रिय को स्वाति जल्ल मान कर सावात्मक संवनन्‍्ध की 
कल्पना करलो गई हे ।? प्रेयसी के लिए मुरभाई कमलिनी और 
कुमुदिनी के रूपक देकर कवि रूप से अधिक भाव को व्यक्त 
करता हे ओर पृथ्य-चन्द्र में उनका संबन्ध स्थापित करने में 
यही भाव हैं| एक स्थल पर नायिका की गरदन की उपसा कंझ 
के बच्चे को लंबी गरदन से दी गई है परन्तु इसमे प्रतीज्षा का कारण 
सन्निद्वित किया गया हे |* रूप-बणुन के प्रसंग में परम्परागत उपामानों 
का उच्लेल मात्र कर दिया गया हैं उससे कसी प्रकार की चित्रात्मक 
गीजना नहीं है |३ स्वतन्त्र प्रद्ृति के कारण इस काव्य में उपमानों 
की योजना मरल अलंकारों तक ही सींमन हैं। स्पक तथा उपसी 
का प्रयोग अधिक हुआ है, एक दो स्थलों पर उद्पेज्षा का म्यंग मिलता 
है। इनक अभिरिक्त प्रम आदि को व्यक्त करने के लिए प्रद्धदि से 
दृष्टान्त चुने गए हैं जो कभी कभी प्रति:स्वृूपमा तथा अथान्तरन्यास 
में प्रस्तुत हुए हैं | 
क--यहाँ मौलिक से यद अ्थ नहीं लिया जा सकता है कि ऐसी 
कस्यना अन्यत्र नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक समस्त काब्य सामने 
मोलिक उसमानों की | प्पित न डो ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
कली, इसका अथ यह हे कि साहित्यिक परम्परा मे 
उनका प्रयोग प्रचलित नहदों रहा है, साथ हू वे 
लोक-गीति के वातावरण के उपयुक्त हैं | इनमें से कुछ का 
प्रयोग भावों के शारीरिक अनुनावों तथा शअभ्रन्य आधारों को व्यक्त 
करने के लिए हुआ है । इस चित्र में मोर ओर कलियों से यौवन के 
विकास का रूप दिया गया हें--- 





१ दु,ला० ४दो० १२५ 
२ वही ४ दो० १२९, १३०, २०४ 
३ इत उद्मानों की सदी इत प्रव0 €““अथधर; मूंगा; कटि; सिइ, 


४८४ उपमानों की योजना में प्रकृति 


“ढाढी, एक संदेसड़ड ढोलइ लगि लइ जाइ । 

जोवन-चॉपठ मठरियउठ कली न चुट्दह आई |॥”४ 
व सरे स्थान पर कुंकों के शब्द से विरहिणी के नयनों मे आँसुओं का 
सरोवर लदरा जाता है | इसमें सरोवर के माध्यम से उमड़ते अश्र्नों 
के साथ उच्छूसित हृदय का भाव भी है ।* परन्तु इस काव्य 
में भावों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अप्रस्तुत रूपों का अधिक 
प्रयोग हुआ है। राजस्थानी गायक ने कुरर पक्षी का विशेष नाम 
लिया है; उतके माध्यम से वह प्रेम और स्मरण को व्यंजित करता 
है-- कुक चुगती है ओर फिर अपने बच्चों की याद करती है, चुग 
चुग कर फिर याद करती है| इस प्रकार कुझ अपने बच्चों को छोड़- 
कर दूर रहते हुए उनको पालती है।? अ्रगले चित्र में लुप्तोपमा से 
भाव व्यंजना की गईं है-- 

“ढांला बल्लाव्यठ हे सखी भीणी ऊडइ खह | 

हियड़उ' बादल छाइयउ नयण टबूकह मेह [? 
इसमें वेदना का बादल है ओर अश्र मेह हैं। एक स्थान पर ग्रक्ृति 
संबन्धी क्रियाओं का आरोप भाव के साथ हुआ है--जो मनोरथ 


कम», कराकन-ी-++ न +-ल फनी नम धनी नानीए अ>>०>+>कम्भनत9कितानाकानिएकक वि लत 


बरे ; गति; दृथी, हंस + जंधा; कदली ४ दंत; होरा, दाड़िम $ ना|सक; 
कीर & नेत्र; ख॑जन; कबत्तर के समान लालिमा (डोरे) $ अकुट; अप्तर, वंक चन्द्र 
मस्तक; चन्द्रम। : मुख; चन्द्र, सूथ्ये (कान्ति)३ रंग; कु'कुम, कु'म्म के बच्चे का ३ 
वाणी; वीणा ध्वनि, कोकिल, द्व/क्षा (मधुर बोल) ; हस्त; कमल ४ पूर्ण आकार 
विल॒ब्ध सिंह : सरोवर में हंस: मोर कुम्हलाने का (भाव),कैले का गूदा (कोमलत्ता) 

४ दो० १२० [है ढाढी, णक संंदेसा ढोजा तक ले जाओ--्योवन-रूपी 
चंपा मौर-युक्त हो गया है । तुम आकर कलियाँ क्यों नहीं चुनते ) « 

५ वहीं ; दो० ५४, ओर १५३५ में इसी प्रकार विरदिणी का कनेर को 
छड़ी के समान सूखी हुईं बताया गया है। 


स्वच्छुंद उद्धावना ४प्प१्‌ 


सूखे थे वे पललवित धोकर फल गए !?* इसी प्रकार दृष्टान्त आदि के 
माध्यम से प्रकृति भाव-स्थितियों का संकेत देता ह-- फूलों में फलों के 
लगने पर ओर मेहों के पएथ्वी पर पढ़ने पर प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार है पदेशी, ठुम्हार मिलन पर ही में पतियाऊंगी ।? इसमें मिलन- 
प्रतीति के द्वारा विकलता की व्यंजना है। इसी प्रकार प्रेम-निर्वाह का 
दृष्टान्त ६--- “जिस प्रकार मेदक ओर सरोवर, एवं प्थ्ची तथा मंघ स्नेह 
निभाते हैं, उसी प्रकार हे प्यारे, चंपकवर्गी प्रयसी के साथ स्नेह 
निभादए [!० 

ख--ढोला मारूरा दृद्य? में परम्परा के प्रसिद्ध उपमानों का 
प्रयोग भी स्वच्छद भावना के साथ किया गया है, इसी कारण उनमें 
रूदि के स्थान पर स्वाभाविकता अधिक है । कवि 
प्रसिद्धि के अनुसार चातक का प्रेम प्रख्यात हे, 
प्‌ कवि उत्परेक्षा देता है कि सारवणी रे सरकर 
चातक हो गई है और 'प्रिउ पिठ? युकारती है ।? एक स्थान पर मछली 
की अग्रम्तुत भावना काब व्यक्त करता ई--ढाद़ियों ने रात्रि भर 
गाया ओर सुजान साल कुमार ने सुट'---हिखुक्ते पानी में तड़पती हुई 
मछली की तरह तड़पते हुए उसने प्रभाव किया [? एक स्थल पर 
एकान्त प्रेम को प्रस्तुत किया गया है- कुमदिनी पानी में रहती है 
ओर चन्द्रमा आकाश में, परन्तु फिर भी जो जिसके मन में बसता है 
वह उसके पास रहता है |! 

९७--प्रेम कथा-काव्य में जसा कहा गया है उपमानों के स्वतंत्र 
तथा रूढ़िवादी दोनों रूप मिलते हैं। रूप-बणुन के विपय में प्रयुक्त 


प्रमूरा का सुन्दर 


उदनब॒ना 


पीननाननन-न+->-लनन-तमनन+५4 ००५ 235५. ८>क+3५८+५4५०००++ नल, 





६: वही ४ दो० २०२, २६०, ५३३ 
७ वदी ; दो० १७२, श्दृ८ 
८ वही ४; दा० ६७, १६२, २०१ 


४० उपमानों की योजना में प्रकृति 


उपमानों की योजना का विस्तार आध्यात्मिक प्रसंग भें किया गया 
हा है ओर उनकी प्रभावशीलता का भी उल्लेख 
हा हुआ है। इन काव्यों में भावव्यंजना के 
अपन... लिए उपमानों का अधिक प्रयोग छुआ है, था 
सत्व॒ कथन के लिए दृष्टान्त, अथ तिरन्यास आदि के रूप में | पहले 
प्रयोग में प्रकृति रूपों ओर स्थितियों में सन्निहित मानवीय भावों के 
समानान्तर भाव-व्यंजना का आश्रय लिया गया है ओर दूसरे में 
काय्य-करण तथा परिणाम आदि का आधार है। जायसी प्रेम 
समुद्र का रूपक प्रस्तुत करते हैं--- 
“परा सो प्रम-समुद्र अपारा | लहर लहर होइ विसंभारा | 
बिरह-भौंर होइ भाँवरि देश | खिन खिन जीउ दिलोरा लेइ |??*१ 
इसमें समुद्र, लदर, भवर आदि की अग्रस्तुत-योजना से भावाभिव्यक्ति 
हुई है, इनमें रूपात्मक साइश्य का कोई आधार नहीं है। अन्यत्र एक 
योजना व्यापक होने के कारण आध्यात्मिक प्रेम को प्रस्तुत करती 
है, परन्तु नेत्रों का कौड़िल्ला नामक पक्षी “का रूपक मोलिक * तथा 
स्वाभाविक है-- 
“सरग सीस धर धरती, हिया सो प्रेम-समरु द | 
नैन कोड़िया होइ रहें, लेइ लेइ उठहिं सो बुद ॥??१९ 
इसमें भावों को व्यंजना के लिए व्यंग्याथं का आश्रय लेना पड़ता है। 
नेत्र जो प्रेम के आलंबन से सौन्दय्य का रूप ग्रहण करते हैं यहाँ वे 
उसे हृदय के प्रेम में पाते है। नागमती-वियोग प्रसंग में वियोग 
और प्रम को व्यक्त करने के लिए कवि ने सहज जीवन से संबन्धित 
उपमानों को लिया है--- 


० ९ ग्रंथ ०; जायसी ४ पद०, ११ प्रेम-खंड, दो० १ पे 
१० वही ; वही, $ वही १३ राजी-गजपाति-संवाद-खंड, दो० ४, इसी 
प्रकार 'घिरिनि परेव!” का प्रयोग ३० नागमती-वियोग-खंड, दो, १३ में हे । 


स्वच्छुंद उद्धावना घट 


“सरवर-हिंया घटत निति जाई | टक टुक होइ के विहराई | 
विहरत हिया करहु पिठ टेका ।ढीठि-दवगरा मेरवहु एका | 
कवल जो विगसा मानसर, विनु जल गएड सुखाइ | 

अबहुँ वेलि ज्िरि पलुह, जो पिउ सींच आइ ||” 
इस रूपकात्मक योजना में सरोबर का घटना, उसका “विहराना? 
बगरा (प्रवम वर्षो) तथा प्नद्ना (नवक्रुरित डोना) श्रादि प्रकृति 
की क्रिया से संबन्धित उपमान दे | इन स्वतंत्र उपमानों की योजना से 
कवि ने प्रेम, बिरह, व्यथा तथा मिलनाकॉच्ला की व्यंजगा एक साथ 
की.है। एक स्थल पर जायसी योवन के आन्दोलन को समुद्र के 
माध्यम से व्यक्त करते हैं--- ! | 
“तोर जोबन जस समुद हिलोरा | देखि देखि जिउ बूड़े मोरा ।!? 
इसमें विभावना के द्वारा श्रत्यंत आक्रपंण की बात कद्दो गई है। 
अन्य अनेक उत्पक्षाओ्रों का उल्लेख रूप-बर्णन के अन्तर्गत हुआ है 
जिनसे अनंत सौन्दय्य तथा प्रेम आदि व्यक्त किया गया है। यहाँ 
तो केवल इस वात को दिखाने का प्रयास किया गया दे कि जायसी 
ने उपमानों की स्वतंत्र उद्भावना की है और इनमें उपमानों के 
क्षेत्र में उन्मुक्त वातावरण मिलता है। 
क--जायसी ने प्रेम तथा अन्य सत्यों के लिए प्रकृति से दशन्त 
आदि प्रस्तुत किए हैं। इन प्रयोगों में रूप अथवा भाव का आधार 
तो नहीं रहता परन्तु प्रकृति की विभिन्न स्थितियों के 
संबन्ध की कल्पना होती है। इस कारण इनको 
भी उपमानों के अन्तगत स्वीकार किया जा सकता है। इस क्षेत्र में 
जायसी में स्वतंत्र प्रश्त मित्नती है, यद्यपि परम्परा ओर साधना 
का प्रभाव इन कबियों पर पूर्णतः है। जायसी परम्परा प्रतिद्ध मीन 
ओर जल के प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 


दृष्ठ॑न्त आदि 








१५१५ वही, वही ४ वद्दी, ३० नागमतो-वियोग-खंड, दो० १४ 


ध्दं उपमानों की योजना में प्रकृति 


“बसे मीन जल घरती, अंबा बसे अक्कास | 
जाँ पिरीत पै ढुवी मह, अंत होहिं एक पास |॥??१४ 
एकान्त प्रेम को कमल ओर सरोवर के द्वारा प्रस्तुत करते हैं-- 
“मुप्तर सरोवर हंस चल, घटतहि गए विछोह। 
कंबल न प्रीतम परिहरै, सूख पंक बद होय ४१३७ 
इस प्रकार अन्य रूपों का उल्लेख साधना के प्रसंग में “किया गया 
है। जायसी तथा इस परम्परा के अन्य अनेक कवियों ने रुढ़िवादी 
रूपों का प्रयोग अधिक किया है, वरन इन पर फ़ारसी ऊद्दत्मक 
वेचित्र्य कल्पनाओं का प्रभाव रहा है। इसका प्रभाव इन कवियों पर 
-इनकी स्वतंत्र प्रद्ति के कारण अधिक नहों पड़ सका, परन्तु रीति 
कालीन कवियों ने इसे अधिक अहणु किया है। 
€ ८--संत साधकों पर किसी प्रकार का साहित्यिक प्रभाव नहीं 
था, ओर न इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में किसी सीमा का प्रतिबन्ध 
कलर स्वीकार किया है। फिर भी प्रचलित अनेक 
संतों के प्रेंन तथः। उपमानों को रूपकों, इशान्तों और उपसाओं 
सत्य सदस्य उ सन | इन्होंने अहण किया है। इन सब का प्रयोग 
इन्होंने किसी परम्परा की रूढ़ि के रूप में न करके स्वतंत्र किया 
है। साधना संबन्धी विवेचना में इनका संकेत किया गया 
है। साथ ही इन सभी संतों ने लगभग एक प्रकार के उपमानों को 
लिया है। इस कारण यहाँ गिना देना ही पर्याप्त है। संतों ने प्रेम के 
लिए. बादल, बेल, कुंक पक्की, पपीहा, मीन, सरिता, कमल, भ्रमर, 
सूथ्य, चन्द्र, कुमुदिनी, कस्तूरी मग, सागर, चातक, लद्दर, हंस आदि 
के विभिन्न प्रयोग किए हैं। सत्यों को प्रस्तुत करने के लिए कोयल, 
तारा-सूथ्यं, तसख्वर-छाया, खजूर, हाथी, कोआ, वगुला-छीलर, पतंग 
५ ला बन आय जा हि 
१२ वही; वद्दी ; वदह्दी १९ पदमावत्ती-सुआ-भेट खंड, दो० ८ 
१६ वही; वही ; वद्दी, ३५ चित्तौर-अ,गमन-खंड दो,० १० 


है है। 
2 


कलात्मक योजना 


आदि का उपयोग किया गया है | यह कोई विभाजन की रखा नहा ढ, 
बल प्रमुख रूप से प्रयोग की वात ६ । 


दालात्मक यो भरा 


( ४--वेष्णुव भक्त कवियों की उपमान-योजना संबनन्‍्धी प्रश्ञत्त का 
उल्लेख ७था गया है। इन कवियों में कवित्व प्रतिभा के साथ प्रकृति 
सौन्दब्य-स्थितियों का निरीक्षण भी था। इन्होंने प्रकृति उप्रमानों को 
अनेक नवीन योजनाएं प्रस्तु" की हैं, इसस इनको कलात्मक प्रद्नेंचि 
का पता चलता है। इन कवियों म॑ प्रसुख विद्यापतरि, सूरदास तथा 
तुलसीदास माने जा सकते # क्‍यों बाद के कवियों में विशेत प्रशिसा. 
नहों है | साहित्यिक्त आदेश इनके सामसे है, परतु इन्दने 

पारा की योजना अपनी प्रतिमा तथा अनुरति के माध्यम से 
प्रस्तुत की है। परम्परा तथा रूढ़ि का कप सी इनमें अधिक 
है. परन्तु इनकी प्रमुख प्रदत्त आदश कलात्मक योजना 
कही जा सकती है। रूप-बणुन के संबन्ध में इन कवियों की उपमान 
योजनाओं पर विचार किया गया था। उसमे उद्पेज्ञा के माध्यम मे 
वस्तु-रूप तथा क्रीड़ात्मक सौन्दय्य की अभिव्यक्ति पर विचार हुआ 
है। यहाँ इन तीनों कवियों के कुछु उदाहरण अन्य स्थलों से प्रस्तुत 
करना उचित होगा । 

क--विद्यापति के सौन्दय्य तथा योवन चित्रण के विषय में 
उपमानों का संकेत किया गया दहै। एक सौन्दब्य स्थिति कबि इस 
प्रकार व्यक्त करता है-- हथेली पर रखा हुआ मुख 
ऐसा लगता है जैसे अपने किशलय से कमल मिक्ता 
हुआ हे !? यह रूपात्मक स्थिति सौन्दर्य का उप्कृष्ट उदादरण है । 
स्फुरित यौवन सौन्दर्य्य को कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है-- अकु 
में सोती हुईं राधा का जब कृष्ण आलिंगन करते हैं तो लगता है 
मानों नवीन कमल पवन से आकुल छाकर श्रमर के पास दो ? 


क)) 


विद्य,५ति 


४० उपमानों की योजना में प्रकृति 


इस उत्प्रज्ञा में भी एक स्थिति का क्रीड़ात्मक चित्र प्रस्तुत है। व्यापार- 
स्थिति का इसी प्रकार दूसरा चित्र है--नायिका नायक के पास नहीं- 
नहीं करती काँप उठती है, जिस प्रकार जल में श्रमर के ककमोरने से 
कमल हिल जाता है |? कवि सोन्दय्यमय 'शरीर की भल्लक को बिजली 
तरंग का रूप देता है ।१४ कवि भावात्मक व्यंजना के लिए भी 
उपमानों का आश्रय लेता है |--उसके शरीर को देख कर मन 
कम्ल-पत्र हो गया, इसमें रूप सोन्दव्य से भावात्मक व्यंजना की गई 
है| कंप अनुभाव को प्रस्तुत करने के लिए कवि कहता हे-- रस प्रसंग में 
वह कॉप-काँग उठती है, मानों बाण से हरिणी कॉँप उठी हो |? प्रकृति 
,उपमानों की सोन्दय्य योजना से प्रेम-व्यंजना करना इस प्रकार के 
काव्य का चरम है | हम देख छुके हैं कि इस क्षेत्र में प्रेम कथा-काव्य 
का नाम लिया जाता है; वैसे मध्ययुग की यह प्रवृत्ति नहीं है। विद्या- 
प्रति भी एक स्थल पर कहते हैं--मन सें कितने-कितने मनोरथ उठते 
हैं, मानों थिंधु में हिलोर उठती हों ।!*० विद्यापति दृष्टान्त स्वाभाविक 
ही देते हैं--जिस प्रकार तेल का बिन्दु पानी पर फेलता जाता है 
उसी प्रकार तुम्हारा प्रेम है ।” आगे फिर प्रेम विकास की बात कही 
गई है | यह प्रेम तरु बढ़ गया है इसका कारण कुछ भी नहीं है; शाखा 
पल्‍लव आदि धोने पर कुसम होते हैं ओर उसकी सुगन्ध दशो दिशाश्रों 
में फेल जाती है ।!१६ 

ख-चखूर की सोन्दय्योपासना में अनेक प्रकृति-उपमानों के 
अयोगों के .विषय भें विचार किया गया है। इस कारण विस्तार में 

उदास. "गो व्यथ है। इनकी प्रवृत्ति स्पष्ट है| एक स्थिति 
को कवि इस प्रकार प्रत्यक्ष करता है-- 
, रैडे पदा०; विद्या० $ पद ६९२, २०९, १४८, ५५ 

२५ वहीं $ वही पद ६१, १६५ २५७ 
१६ वही; वही $ पद ७०४, ४३९ 


कलात्मक योजना ४६१ 
* है 


“रथते उतरि चक्रधरि कर प्रभु सुमट हि सम्मुख धाए ! 
ज्यों कंदर ते निकसि सिंह भझूकि गज यूथनि पर घाए ॥? 
दूसरी स्थिति की उद्धावना भी कवि इस प्रकार करता हँ---बनुप के 
टूटने से राजा इस प्रकार छिप गए जैसे प्रातः दागगण बिवीन हो 
जाते हैं। सूर मन की अमिलापा को तरंग के समान करत हैं |१९ 
एक स्थल पर"“सर सुन्दर साव-व्यं जना प्रस्तुत करते है -- 
“जीवन जन्म अप सपनों सौं, 
समुझिस देखि मन माशों। 
वादर छाँदड धूम धोरहरा 
जैसे पथिर न रहाहीं ॥??१६ 
सूर प्रकृति के माध्यम से सत्यों का कथन भी अच्छे *ढग से करते 
हैं समय पाकर वृक्ष फलता फूल्ता है; सराबर भर जाता है और 
उमड़ता हैं. ओर फिर सख जाता है, उतमं धूल उड़ने लगती हैं । 
द्वितीया चन्द्रमा इसी प्रकार बढ़ता बढ़ता पू्ण दवा जाता है और 
घटता-घय्ता अमावशध्या ७ जाता हैं। इस कारण संसार की संपदा 
तथा विपदा दोनों में किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए |?१९ 
सर ने प्रम के दृष्टान्त मे प्रकृति के प्रचलित रूपों को प्रस्तुत किया है--- 
भोरा भोंगी बन प्रमे मोद न मास ताप। 
सब कुसमनि मिलि रस करे कमल बँधावे आप।॥' 
सुनि परमित पिय प्रेम की चातक चितवन पारि | 
घन आशा दुख सहै अन्त न याचे वारि॥ 
देखो करनी कमल की कीनों जल्न से हेत | 
आशा तजो प्रेम न तजों सुख्यो सरदि समेत || 
१७ सूरसा-नव, पअथ० ६१, पद १५४, नव, पद २३, म्०, प० २६, 
श्८ वही ३ प्र०, पद १९९ 
१९ वही ६ प्र०, पद १४५४ 








४६२ उपमानों की योजना में प्रकृति 


मीन वियोग न सह्ठि सके नीर न पूछे बात । 

सुभर सनेह कुरंग की अभ्रवनन राख्यो राग॥ 

घरि न सकत पग पछुमनों सर सनसुख उर लाग |??९९ 
इसमें श्रमर कमल चातक-स्वाति, सरोवर-कमल, मीन-जल तथा 
कुरंग-राग को प्रेम के उदाहरण में प्रस्तुत किया गया है | ये अप्रस्तुत 
प्रसिद्ध हैं पर सर ने इनकों मानवीय जीवन के आरोप के साथे अधिक 
व्यंजक बना दिया है । 

 ग-रूप-सोन्दय्य संजन्धी उपमानों की विवेचना साधना के 
अन्तगत हुई है | सर के समान उद्यक्षाओं का आश्रय तुलसी ने भी 
लिया था | श्रौढ़ोक्ति का प्रयोग तुलसी ने अधिक 
किया है। साथ ही उपमानों की योजना में तुलसी 
ओर सर में एक भेद है। सूर ने गम्योस्पेज्ञा का प्रयोग अधिक किया. 
है और तुलसी ने वत्तु तथा फल संबन्धी उद्मेज्ञाएं अधिक की हैं | 
वैसे दोनों म॑ सभी प्रयोग मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी की 
उपमान योजना को हम कलात्मक स्वीकार कर सकते हैं १ उन्होंने 
उपमानों को परम्परा से ग्रहण करके सी अपने अनुभव के आधार 
पर प्रयुक्त किया है। यह प्रवृत्ति की बात है। सांग रूपक बाँधने में 
तुलसी सर्वश्रेष्ठ हैं; “प्रकृति से संबन्धित रूपकों में राम-कथा ओर 
मानस, राम-भक्ति तथा सुर सरिता के रूपक विस्तृत हैं। इसी प्रकार 
आश्रम तथा शांत-रसु के सागर का रूपक चित्रकूट के प्रसज्ञ में है-- 
/. आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाशथु। 
सेन मनहूँ करना सरित लिए जादि रघुनाथ |?६)१ 

इसके आगे भी रूपक चलता है। इन रूपकों का निर्वाह सुन्दर है 
लेकिन भाव, रूप तथा संवन्ध आदि का एक साथ प्रयोग किया गया 


3 रजर-अभ«5 वि जक-नननमत+ नरक पी. ५०. जम 


तुलसंदास . 


२० बह ६ 9.०, पद्‌ २० « 
२१ र.मच०; तुलसी ; अयो०, दो० २७५ 


कलात्मक यो नना ४६३ 


है | तुलसी परिस्थिति के अनुरूप कल्पना सुन्दर करते हैं -- 

“लता भवन ते प्रगट मे तेदि अवसर दोड भाद | 

निकसे जनु जुग ग्मित्न विधु जल्द पटल गमिलगाइ ||!४२ 
इस उल्येज्ञा के अतिर्क्ति एक ओर भी परिम्थिति के अनुरूप 
है--- 

“उदित उदयगिरि मंच पर रजुवर बाल पतंग | 
बिकसे संत सरोज जनु दरप लोॉचन भंग ।| 
वस्तु-स्थितियों के समान परिस्थविनिगत भाव-स्थितियों को उपमान- 
योजना से तुलसी सफ़ल्नता पूरक व्यक्त करते हैं । झाहाद का भाव 
विभिन्न व्यक्तियों म॑ दिखाने के लिए तुलसी इस प्रकार कड़ते हैं--- 
“सीय सुखहि बरनिय केहि भाँती। जनु चातकी पाइ हल-स्वाती | 

, रामहि लखनु विज्ञोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकछु जस ११९४ 
भावों को भी अनुभावों के माध्यम से व्वक्त दिया जाता हद 
तुलसी प्रोढ़ोक्ति सम्भव उद्पेज्ञा से इसी प्रकार नेत्रों की ध्यग्मता को 
प्रकट कस्ते है-- 

“प्रमुहि चितइ पुनि चितवव महि राजत लोचन लोल | 

खेलत मनसिज मीन जुग जनु विघधु मंडल डोल |?*५ 
कवि चकित होने के भाव को “जनु तिसु मृगी समीता? से व्यक्त करता 
है, व्यग्रता कों विलोक झूग सावक नेनी! से प्रकट करता है ।*९ 
कहा गया है प्रकृति-रूपों के दृष्टान्त, प्रश्दपगा, अधान्तन्योस 
आदि के संबन्धात्मक प्रयोग से सत्य प्रस्तुत किए जाते -हैं। इन 


के अनानन्‍ॉफन कक 2० 








ए बहीं; वद्दी ४$ वा०, द ० व8२ 

२३ वहीं; वही, वहां, दो ० २५४ 

२४ वही; वहीं, वही, दं।० २६३ 

२५ वही; बह्दी, वही, दो० २५८ 

२६ वही; वही, वही] दो० २२९, २३२ 


४९.४ उपमानों की योजना में प्रकृति 


प्रयोगों में संवन्ध तथा क्रम का ध्यान होता है। तुलसी ने इस प्रकार 
के कलात्मक प्रयोग किए हैं। दोद्ावली में प्रसिद्ध उपमान सुन्दर रूप 
में प्रयुक्त हुए हैं। महान-व्यक्ति छोटों को आश्रय देते हैं, इसके लिए 
प्रकृति से दृष्टान्त लिए गए हैं--- 
बड़े सनेद लघुन्दह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तून धरहीं | 
जलधि अगाध मोलि बढ फेनू | संतत धरनि धरत सिर रेनू |??९०७ 


रुढ़िवादी प्रयोग 


( १०--वहाँ हम उपमानों के प्रयोग के विपय में केवल प्रमुख 
प्रवृत्ति के आधार पर विचार कर रहे हैं। यही कारण है कि केवल 
उल्लेख के रूप में संकेत किया गया है। रीति-कालीन परम्परा में 
उपमानों का प्रयोग झूड़ि का केबल अनुसरण रह गया | प्रतिसा सम्पन्न 
कवियों में कुछ प्रयोग सुन्दर मिल सकते हैं, परन्तु इनके सामने से 
प्रकृति का रूप हटता गया है। इन्होंने उपमानों को केवल संबन्धार्मक 
श्रृंखला में समझा है और साथ ही इनके लिए उपमान केबल शब्द 
के रूप में रह गए, उनकी सजीवता का स्पन्दित स्वरूप सामने से हट 
गया | इस प्रकार की प्रद्ृत्ति भक्त कवियों में भी है। प्रमुख कवियों 
को छोड़कर अन्य कवियों ने अ्रनुसरण मात्र किया है | इन समस्त 
परम्परा पालन करनेवाले कवियों के दो भेद किए जा सकते हैं। एक 
परम्परा में केशव और पृथ्वीराज आते हैं, जिन्होंने संस्कृत काव्य का 
अनुतरण किया हैं। दूसरी परम्परा में रीति काल के समस्त कवि 
हैँ जिनके सामने मानवीय भावों का विषय रस के विभाजित भावों 
ओर अनुभावों तक सीमित हा गया है और स्थिति तथा परिस्थिति की 
कव्पनाएँ केवल अतिशयोक्ति, अत्युक्ति आदि अलंकारों के चमत्कार 
तक सीमित रह गई" | 


२७ वी ; वही, वही दो० १६७ 


रूद्िवादी प्रयोग ३५६ ५ 


कर--केशव की राम चद्धिका! तथा ए्रथ्वीराज की विजि क्रिसन 
रुकमर्णा रो? का उम्लेख किया गया 8 | इनमें उपमानों के विपय में 
प्रवृति संस्कृत काव्य के अनुक- शा | ग्रन॒- 
सरण का अधथ भ३ नहीं माना जा सकता 5 कि 
इन कवियों ने संस्कृत कवियों के प्रयोग मबत्र ले लिए हैं। बन्त॒तः 
इसका विवेबना तुलनात्मक आधार पए की जा राकती ८ं। सेकन 
यहाँ इसका अर्थ बह है कि संस्क्षय से जिले प्रकार रूपतत्मक सीन्दरस्य 
का प्रमुख आधार है, उपमानों के विपय में इन काबबयों को यही 
भावना मिलती है । जिस प्रकार इसके सामसे संम्क्षा का साहित्य 
था, उसी के झनुसार उपमायों के विभिन्न सर के प्रबोग दसमे 
मिलते हूं । 


संस्कृत का अप सारा 


( )-रसवादी ह।ने के कारण इनमे उपमार्ों का प्रबंग सावों 
का ध्यान रखकर किया गया है। इस कार पयोग झुत्द हैं 
सके हैं | कवि मुख पर थोवन की लाही के लिए 
उद्पेज्ञा देता है कि मानों धूव्येदिय के समय पर्व 
दिशा की लाली छा गई है। आगे शारीरिक विकास के लिए कवि रूपक 
प्रस्तुत करता है-- अवथव समूह दी पुष्पित होकर बिमल बन हू: नेत्र 
हो कमल दल हैं, सुद्ावना स्वर कोकिल का कंठ हैं; पुलऋ-रूपी पंखों 
कों नई रीति में संवार कर भोंद रूपी श्रमर उड़ने लगता है [?*<4 युद्ध 
प्रसंग में वषोी का लंचा रूपक है। शआ्रागे एक स्थल पर कवि ने लता 

सुन्दर की ह--- 


पृथ्वीराज 


“तिशि तालि सखी गल्ति स्थासा तेंदही 
मिली समर भारा ज्ु भादि। 


२८ वेलि०; इथ्व $ छूं० १६, २० 


डध्द उपमभानों की योजना में प्रकृति 


वलि ऊभी थई घणा घाति वल 
लता केलि अंवलंब लहि |!१९९ 

व्यू समान करते समय वेलि का रूपक है। इनके अतिरिक्त, “नगर 
बासियों का कोलाइल, पर्शिभा के चर्र-दशन से समुद्र का ऋानदोलन 
“जड़ी हुई फूल में पूथ्य ऐसा जान पड़ा जैसे वात-चक्र के शिखर पर 
पत्ता), मन्दिर के पाश्व में सेना इस प्रकार लगतो है मानों चन्द्रप्रभा 
में पवत पर चारों ओर नक्षत्र माला? आदि अनेक प्रयोग पृथ्वीराज 
ने किए, हैं |? 
४: (: ) ए्थ्वीराज के विपरीत फेशव अलंकारवादी हैं | इस कारण 

सामूहिक रूप से इनमें उपमानों का प्रयोग काल्पनिक चमत्कार के 
ह . _» लिए हुआ . है| अधिकांश स्थलों पर केशव ने 

वस्तु, परिस्थिति संबन्धी उपमान योजना में साव 

ओर वातावरण का ध्यान नहीं रखा है | परन्तु इसका शअ्रर्थ यह नहीं ' 
है कि केशव ने ऐसे प्रयोग किए ही नहीं | जनकपुर बरात के स्वागत 
के लिए उद्पेज्ञा. के द्वारा सागर तथा नदियों की कल्पना उचित है | 
इसी प्रकार सोन्दय्य को लेकर रूपक भी सुन्दर है-- 

“गति बदन शोसभ सरसी सुरंग । तहँ कमल नेन नासा तरंग।. 

जनु युवती चित्त विश्वम बिलास । तेद प्रमर भवत रसरूप आस |? 
रावण के वश में पड़ी हुईं सीता के विषय में संदेहात्मक उपमा भी 
सुन्दर है-- वह धूम समूह सें अग्निशाखा है, या बादल में चद्धकला 
है या बड़े बवर्डर में कोई सुन्दर चित्र है| इसमें रावण की “वगरूरे? 
से उपमा मौलिक जान पड़ती है। इसी प्रकार एक स्थल पर 


केशव 


२५ वही ३ वही $ छं० १७७ [अमरों के बाक से एथ्वी से मिली हुई 
लता कद का सद्दारा पावर बहुत से बल डालकर फिर खड़ी हो ज.ती है, 
'डसी प्रकार उप्त समय, रुक्मिणी सखी के गले का सहारा लेकर ढठ"खड़ी हुई] 

३० वहीं ; वही ३ छ० १४१, ११५, १०६ 


हट 


47 उंपमानों की योजना में प्रकृति 


के हाव-भाव, ऐट्वय्य-विलास के वणुन में व्यस्त रहा है या अलंकारों 
के अन्थ में उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास 
करता रहा है । इन दोनों बातों से 
इनके प्रकृति संबन्धी प्रयोग पर प्रसाव पड़ा है | 
पिछुले प्रकरणों में हम देख चुके हैं कि इन कवियों में प्रकृति का 
किसी प्रकार का सुन्दर रूप न्रष्ों मिल सका है। उपमानों का प्रयोग 
प्रकृति सौन्दय्य से ही संबन्धित है, बिना उसकी अनुभूति के उपमानों 
का प्रयोग सुन्दर नहीं द्वो सकता, उसमें कल्ला के स्थान पर रूढ़ि आ 
जाती है| उपमानों के क्षेत्र में रीतिवादी कवियों में उनके प्रयोग की 
प्रब्ृत्ति भी कम हो गई है। पहले कवियों ने उपमानों की योजना की 
है, चाहे वह अनुसरण तथा परम्परा के अनुसार ही किया हो | पर 
इन कवियों में प्रयोगों की भी कमी दिखाई देती है। इसका कारण 
इस युग के काव्य में रस ओर अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत करने की 
प्रवृत्ति है। सेनापति जैसे प्रतिभावान कवियों ने अपनी कल्पना का 
प्रयोग श्लेष जुटाने में किया है ३3 इनमें उपमानों के सोन्दय्य 
बोध का रूपात्मक अथवा भावात्मक प्रयास कहाँ तक हो सकता है, 
यह प्रत्यक्ष ही है। इन समस्त कवियों में ऐसे स्थल्न कम हैं जिनमें 
उपमानों से भाव-व्यंजना के लिए, सहायता ली गई हो । बिहारी कहते हैं। 
“रही मौन के कोन में सोन जुद्दी सी फूलि |?३४ 


रीतिनकाल की प्रमुख 
भावना 


१३  सेनापति ने कुछ श्लेष प्रकृति के आधार पर उपस्थित किए हैं--प्र०. 
तर० (११) राम तथा पूणचन्द; (१२) घनश्याम, तथा श्यामबन, (१३) 
नववारी और मदनवारी, (३१) वाला तथा नवग्रइमाल, (४२) गोपी वियोग 
तथा सागर, (५१) वर्षा तथा शिशिर, (५३) भीष्म तथा वर्षा, (५५) रामकथा 
और गंगाधार, (७४) इरि, रवि,. अरुण तथा तमी, (८४) बृजविरदिणी तथा 
इरिणी |. हा 

३४ सत०; बिहारी ४ दो० शर१ 


रूढ़िवादी प्रयोग ४६६, 


इसमें कवि का ध्यान कदाचित उल्लास या गव॑ से अधिक यौवन के 
सोन्दय्यं को व्यक्त करने की ओर है | इसी प्रकार मतिराम ने उत्कंठित 
नायिका के प्रतीक्षा तथा उत्सुकता में व्यग्म नेत्रों के लिए इस प्रकार 
की योजना की है-- 
“एक ओर मीन मनो एक ओर कंज-पुज, 
एक ओर खंजन चकोर एक ओर हैं |? 
इसमें विभिन्न भाव-स्थितियों के लिए, विभिन्न उपमानों का प्रयोग 
लगता है, और इस दृष्टि से यह प्रयोग बहुत सुन्दर माना जा सकता 
है | लेकिन ऊपर के वातावरण के अनुरूप उपमानों को जुटाने का 
प्रयास भी सम्भव हो सक्रता है, क्‍योंकि उस प्रकार के अन्य प्रयोग 
मतिराम अथवा किसी अन्य रीतिकालीन कवि मे नोहीं मिले ई [3० 
इस विपय मे बिहारी की एक विशेषता उल्लेखनीय है। अपनी 
आलंकारिक प्रवृत्ति में भी इनमें प्रकृति के रंग-प्रकाश का प्रयोग 
अच्छा है, यद्यांपे संस्कृत कवि बाण तथा मा की तुलना में नहीं 
ठहर सकते | एक पूर्णॉपमा इस प्रकार है--- 
“सहज सेत पच तोरिया पहिरे अति छुबि होत । 
जल चादर के दीप लॉ जगमगाति तन जोत ॥? 
इसी प्रकार एक उम्र्षा है-- ह 





३५ रसराज; मतिराम ; छं० १६३००- 
“जमुना के तोर बद्दे खोतल समीर तहाँ, 
मधुकर करत मधुर मद सोर हें। 
कवि 'सतिराम' तदाँ छबि सो छबीली बैठी, 
ः. अ्रंगन ते फैशव सुगन्ध के भकतोर हैं। 
पीतिष बिहारी की >#हारिबे को बाठ ऐसी, 
चहुँ ओर दीरघ इगन करी दौर हैं |” 


9००८ उपमानों की योजना में प्रकृति 


“छुप्पो छुवीलो सुख लसे नीले आँचर चीर। 
मनो कलानिधि भलमले कालिंदी के तीर ॥” 
एक ओर भी वस्तूद्येज्षा है-- । 
“सखि सोहत गोपाल के उर शुंजन की माल | 
बाहर लसाते भनो पिये दावानल को ज्वाल |??३६ 
इन सभी में कवि की कल्पना में रंग ओर प्रकाशों का सामझस्य 
अच्छा है। इस प्रकांर अनेक प्रयोग . बिहारी में मिलते हैं। 
इनकी प्रवृत्ति इसमें प्रत्यक्ष है। 
अलंकारों के प्रयोग में परम्परा के प्रचलित उपमानों को जमा 
भर दिया गया है। मतिराम मालोपमा का उदाहरण इस प्रकार 
देते हैं. « 
“रूप-जाल नंदलाल के परि करि बहुरि छुटें न। 
खंजरीट-मृग-मीन-से ब्रज बनितन के नैन ||!१३७ 
यहाँ कवि को किसी प्रस्तुत को सामने प्रत्यक्ञ करना नहीं है, वरण 
मालोपमा देनी है ओर इसलिए इन* उपमानों का संबन्ध नैन से 
अधिक रूप-जाल से है | इस माध्यम से इसमें किसी भाव का संकेत 
मिल भी जाता है, परन्तु पद्माकर की मालोपमा का प्रमुख उद्देश्य अपने 
आप में पूण है--. . 
“घन से तम से तार से, अंजन की अनुद्दारी | 


पे 


अलि से मावस से बाला तेरे बार ॥?३3<५ 
३६ सत० ; बिहारी ; दो० १२१, ११९, ६ इनके अतिरिक्त दो० ११३ 
में रंग के साथ कोमलता का भाव है। 
+पग पग सगे अगर परति, चरन अरुन दुति भूल । 
ठोर ठौर लखियत उठे, दुपहरिया से फल ॥” 
३७ ललित ललाम; मतिरास $ छं ० ६० 
इफ प्माभरण, पच्मूकर $ छैँ० २३ 


रुढ़िवांदी प्रयोग प०१ 


इसके अतिरिक्त जब कवि अन्य अलंकारों में उपमानों को प्रस्तुत 
करता है, तब उसका ध्येय चमत्कार प्रदशन अधिक रहता है। प्रेम- 
पयोनिधि का रूपक अनेक कवियों ने कहा है, परन्तु पद्माकर की 
उक्ति ने उसको विचित्र बताया है--- 

“नेनन हो की घलाधल के घन घावन को कछ्लु तेल नहीं है। 

प्रीति पयोनिधि में धंसि के हँसि के चढ़ियों हँस खेल नहीं है ॥?”३९ 
मुस्कान को सरद-चाँदनी कहना सुन्दर उक्ति है, इनमें भावात्मक 
सादश्य है, पर मतिराम की उक्ति ने उसे विचित्र कर दिया है--- 
“सरद-च॑ंद की चॉँदनी, जाहि डार फिन मोहि | 
वा मुख की सुसकक्‍यानि सी, क्यों हूँ कहां न तोहि ॥[?४“ 

इसी प्रकार देव भी मुख ओर नेत्रों के लिए सोन्दय्य बोध के स्थान 
' पर वैचित््य कल्पना का आश्रय लेते हैं-. 
“कवि देव कहे कहिए जुग जो जलजात रहे जलजात में ध्वै । 

न सुने तवो काहू कहूँ कवहू कि सयंक के अछ्छू में पर्कज दे ॥?४१ 


है 4 रे 


मध्ययुग की इन समस्त उपमान-योजना प्लंवन्धी प्रवृत्तियों के 
अतिरिक्त दो बातों का उब्लेख कर देना आवश्यक है | इस युग में 
उपदेशों के लिए प्रकृति से दृष्टान्त आ्रादि की व्यापक प्रवृत्ति रही है। 
इसका मूल भारतीय साहित्य की व्यापक परम्परा में है| तुलसी, 
कबीर, रहीम, गिरधर, दीनदयाल आदि कवियों ने प्रमुखतः इनका 
प्रयोग किया है। इनमें अन्योक्ति, समासोक्ति का आश्रय भी लिया गया 
है | दूसरी उल्लेखनीय वात, प्रकृति से संबन्धी क्रिया-पदों का मानवीय 

३५९ जगदिल,द; वहीं : छँ० ३५१ 

४० दोहा ०३ मत ० दो० 8२१५ 

४१ भाव०; देव $ २ 


9०२ जपमानों की योजना में प्रकृति 


' संबन्धों में प्रयोग है [7९ इस युग में सरसाना, चमकना, महकना, 
डहडहाना, लहलहाना, पियराना, ललाना, सीजना, चमकना, मिल- 
मिलाना, मुरझाना, दसकना आदि अनेक प्रकृति--क्रियायों का 
प्रयोग मानवीय भावों तथा अनुभावों के विषय में हुआ है । इनका 
प्रयोग बाद के रीति-कालीन कवियों तक में बराबर मिलता है। 


४२ रस०; मति ६७ १७३ में 'मुसकयान के लिए महमसदीं; (युराइ) के 
लिए गदगढी, तथा 'दौ।ति' के लिए लइलही का प्रयोग दे | 


प्रमुख सहायक पुस्तक 
प्रथसत भाग 
प्रथम प्रकरण 


१० ऐन आउट लाइन आॉव इन्डियन फ़िलासफी; हिरियन्ना । 

२. इन्डियन फ़िलासफ्री: एस० राधाकृष्णन | 

३, नेचुलिज़्म ऐन्ड एगानास्टिसिज़्म; जेम्स वाड (१८६६ ई०)। 

४ परसेप्शन आँव फ़िज्ञिक्त एन्ड' रियब्टी; सी० डी० ब्राड' 
(१६०४ ६०) | 

9. साइन्ड ऐल्ड इट्स प्लेस इन नेचर; सी० डी० ब्राड | 

६. माइन्ड एल्‍्ड मैर; स्टाउट (१९६३१ ६०) । 

७, हिस्ट्री ऑव इन्डियन फ़िल्ासफ़री; दास गुस्ता | 

८-० हिस्ट्री ऑव योरोपियन फिलासफी; फाल्कन वर्ग | 

£, ए.वोल्यूशन आव रिलिजन; केअड | 

द्वितीय प्रकरण 

१. एक्सपीरियन्स ऑँव नेचर; जे० डिवी (१६२६ ६०) | 

२ दि कलर संस; कालंग्रास (१८७६ ६०) | 

३. थियरी ऑव माइथालोजी; स्पेस (१६२६६०) | 

४० नेचर, इन्डिविजुअ्रल ऐन्ड दि वल्ड; जे० रवाएस | 

पू , दि प्ले ऑव मेन; काल आस (१६०१ ६०) | 

६» मेटैफ़िज़िकस ऑँव नेचर; सी० रीड (१६०४ ६०) | ., 

७, दि वल्ड ऐन्डदि इन्डिविजुअ॒ल; जे० रवाणस (१६१२ ६०)। 

८, स्फेस, टाइम एनन्‍्ड डियटा; अलेकज़ेन्डर 


छ्क 


| तृतीय प्रकरण 


१, दि एमोशन एन्‍्ड दि बिल; ए० बेन (१८६५) । 

२. एनालिटिक साइकॉलजी; जी० एफ० स्टाउट। 

३, दि क्रिएटिव माइन्ड; हेन्री बगंसां । 

४. जेनरल साइकॉलजी; गिलीलेन्ड, मागन,स्लीव्स (१६३० ६०) | 
५, दि प्रिन्सपिल्स ऑव साइकाँलजी; डब्लू-जेम्त | 

६. ए मैनुअल व साइकॉलजी; जी० एफ० स्टाउठ (१६२६ ई०) 
७. साइकॉलजी आँव इमोशंनस; रिवोट (१६११ ई०) 


चतुर्थ प्रकरण 


१, दि एसेन्स ऑबव एस्थिटिक; क्रोशे (१६२१ ६०) 
२५ ए.स्थिदिक ; क्रोशे (डुग्लोस एन्सली द्वारा अनुवादित १६ २६६०) 
३. ए.स्थिटिक इक्सपीरियन्स ऐज़्ड इट्स प्रीसपोज़िशनस्‌! मिल्ठन 
सी० नाइम (१६४२ ई०) ह 
४० एस्थिटिक प्रिन्सपिल; आर० माशल (१६२० ई०) 
क्रेट्किल हिस्द्री ऑव माडन एस्थिटिक्स; अल श्रॉव लिस्टो 
वेल (१६१३ ६०) 
६. टाइप्स ग्रॉव एस्थिटिक जजमेंठट; ई० एम बटलेट (१६३७ ई०) 
७. दि थियरी आँव ब्यूटी; केरिट (१६२३ ६०) 
८- दि फिलासफ्री ऑव फाइन आट; हेगल (१६२० ६०) 
६, दि फिलासफी श्ॉव दि ब्यूटीफुल;डब्लू० ए० नाइ(१६ १६६०) 
१०, फ़िलासफ़ीज़ आऑव ब्यूटी, केरिट (१६२१ ६०) 
११० ब्यूटी एन्ड अदर फ़ाम्स ऑव वैस्यू; एस० अलेक़ज़ेन्डर 
(१६२७ ई०) 
१२, माडन पेंटस; रस्किन 
१२५ साइकॉलाजिकल एहस्थिटिक्स; श्रान्ट एलन (१८८७ ई०) 
* १४, दि सेन्स आँव ब्यूटी; सन्‍्टायन (१८६६ ६०) 


दो 


१५. ए. स्टडी इन कान्टस ए.स्थिटिक्स; डन्हम (१६३४ ई०) 
१६५ ए. हिस्ट्री ऑव एस्थिटिक्स; बोसाक्िट (१६३४ ६०) 


पंचम अकररा 


१. आक्सफ़ड लेक्चेस ऑन पोएट्री : ब्रंइले 
२ ए डिफ़ नस आँव पोइट्री; पी० वी० शेली 
२. ए प्रिफेस ठु दि लिरिकल बैज्तेडस; वडस्वर्थ 
४० फ्र च प्ले इन लन्डन; मैथ्यू आनंब्ड 
५. लेक्चस आन इंगलिश पोएट्स: डब्लू० हेजलिट 
६० दि हीरो ऐज़् ए पोएट; कार्ताइल 


दिलीय-भाग 


१० दि आइडिया आँव दि होली; रोडल्फ ओटो 
२. इन्ट्रोडक्शन ढु दि रटडी श्रॉब दि हिन्दू डॉक्ट्रिन; रेना 
ग्यूनॉन ( १६४५४ ) 
३. इनसाइक्लोपीडिया ऑव रिलजिन एन्ड एथिक्स (गॉड्स,हिंदू ) 
४० ए. कॉस्ट्रकटिव सब आँव उपनिपदिक फ़िलासफ़ी; आर७० 
डी० रानाडे (१६२६) 
प, ट्रान्सफ्रारमेशन ऑव नेचर; कुमार स्वामी (१६२४) 
. ६» दि निगुंण स्कूल ऑँव ६िन्दी पोइट्री; पी० डी० बड़थ्वाल 
(१६३१) ा 
७» नेचुरल ऐन्‍्ड सुपरनेचुरल; जान ओसन' (१६२७) 
८० नेचुरलिज्म इन इंगलिश पोडइट्री: स्टप्फोड' ब्रोक (१६२४) 
६. दि भक्ति कल्ट इन एन्‍्शेन्ट इन्डिया; भागवत कुमार शात्री 
१०० मिस्टीसिज्म; इवीलेन अन्डरहिल (१६२६) 
११, व्शिप ऑव नेचर; जे० जी० फ्र ज़र 
१२. दि बसिक्‍स सिस्टम आऑव इन्डियन फिलासफ्री; मैक्स झुलर 


तीन 


१३, दि सोल इन नेचर: हान क्रिशचियन 
१४ हिंवू गॉडस ऐज्ड हीरोज़; लियोनल डी० बानंट ( १६२२ ) 
१५. हिंदू-मिस्टीसिज़्म, महेन्द्रनाथ सरकार ( १६३४ ) 


संस्कृत काव्य-शाख् 
१, संस्कृत पोइटिक्स; एस० के० डे 
'२, अलंकारसूत्र; वामन 
३. काव्य प्रकाश, मम्मठ (सं० ओ० सि०) 
४, काव्य मीमांसा; राजशेखर (गायकवाड़ ओरि० सि०) 
प- काव्यादशं; दण्डी 
६, काव्यानुशासन; देमचन्द्र (काव्य माला) 
७० काव्यावुशासजर्द व; वाग्मट्ट (काव्य०) 
८. काव्यालंकार; रुद्रट (काव्य माला) 
६, नाट्य-शारत्र; भरत 
१० प्रताप रुद्रयशोयूषण; विद्यानाथ (वाम्बे संस्कृत प्राकृत सिरीज) 
११, रसाणव; श्रीगशिज्ञ भूपाल (अ० सं० ग्र०) 
१२, वक्रोक्ति जीवित; कुन्तल ( क० ओ० छि० ) 
१३, साहित्य दपण ( खे० श्री० ) 
मध्ययुग के अध्ययन के आधारमूत प्रमुख प्रन्थ-.... 
१. इन्द्रावती; नूरमोदम्मद (ना० प्र० स०) 
२, कबीर ग्रंथावलो; सं० श्यामसुन्दर दांस (ना० प्र० स०) 
३, कवित्त-रत्नाकर सेनापति; सं० उमाशंकर शुक्ल (हिंदी परिषद 
प्रयाग विश्वविद्यालय) 
४» कीत्तन संग्रह, (अहमदाबाद, लल्लूभाइ छुगनलाल देसाई) 
पर» चिन्रावली; उससान, सं० जगन्मोहन वर्भा ( ना० प्र० स ) 
६. जायसी अंथावली; सं० रामचन्द्र शुक्क (ना० प्र० स०) 
७» ढोला मारूरा दूद्दा; (ना० प्र* स०) 


चार 


८« तुलसी रचनावली, सं० बजरंग (बनारस; सीताराम प्रेस) 

६. नंददांसु ग्ंथावली, सं० उमाशंकर शुक्ल (प्रयाग, विश्व०) , 
१०. नल दमन काव्य: (पांइलिपि, ना» प्र० स०) 
११, पह्माकर-पंचामृत, सं० नंददुलारे वाजपेयी (रामरतन पुस्तक 

भवन, काशी) 

१२. पावस-शतक, सं० हरिश्चन्द्र (खज्ज विलास प्रेस, वॉकीपुर) 
१३, पुष्टिमार्गीय पद संग्रह (बंबई; जगदीश्वर प्रेस) 

१४० विह्री सतसई: सं० बेनी पुरी 
१५. बीजक ; कवीरदास; पाखंड खंडिनी टीका ( खे०श्री० ) 
१३६, मतिराम-ग्रंथावली, सं० कृष्णविहारी मिश्र (गंगा पुस्तक माला) 
१७ मीरापदावली; सं० विष्णु कुमारी 
श्८, रसिक प्रिया; केशव, सरदारकृत टीका ( खे७ श्री० ) 
१६. रामचरिद्रिका; केशव; सं० लाला भगवानदीन (काशी, साहित्य- 

सेवा सदन) और टीका० जानकी प्रसाद ( खे० श्री० ) 

' २० राम-चरितमानस (गीताप्रैस) 
२६ विद्यापति पदावली; सं० नगेद्धनाथ गुप्त (३० प्रे० ) 
२२- वेलि क्रितन रकमणी री; एथ्वीराज ( हि० ए० प्रयाग ) 
२३, सुन्द्र-अंथावली 
२४६ सुन्दरी-तिलक; सं० हरिश्चन्द्र (खज्ब दिलास प्रेस, बांकीपुर) 
२५. सूरसागर (बंबई, खेमराज प्रेस) 
२६. हज़ारा; हाफ़िज ज़ाँ (लखनऊ; नवलकिशोर प्रेस) 





प्रसुख पारिमाषिक शब्द 


अध्यन्तरित न 
ग्रनुकरणात्मक. +- 
अन्तवदन गन 


अन्तः सहानुभूति -- 
अभावात्मक तत्व. +- 
अभिव्यक्तिताद_ 


आइडिया न 
आत्म-तब्लीलता_ -++- 
आत्म-हीन भाव +- 
आत्मानुकरण न 
आह्वाद कल 


इन्द्रिय वेदन बनने 
इन्द्रियातीत हल 


कल्पन, कल्पना. *- 


काल ज+ 
क्रीड़ाक्मक अनुकरणु--- 
केन्द्रीकरण का 
गमन -+ 
चिकीर्षा न 


'झ 


47%#89780 
[7708978 
0728/30 '86॥ 88009 
70777094.ए 
+९०7॥-930०७॥॥82 
॥507'९88 0797 
झा 
72[900746 4088 
8९[१४७०"९ 
70707॥0ए ०070[0785 
58॥-7॥॥8000 
0808 89 
डर 
36॥88[.0॥ 
78930970 ( ७॥68॥ 
क्र 
4704& 2798/0॥ 
गुष79 
79एपं 6909७ 
ए०७॥02०29007 
गं 
१0007॥ 
ष्च 
५०007 


4 
हे के 


जीवन-यापन 


तत्ववाद 
तीष 


दशन 
द्कि 


नैसगिक वरण 


पर प्रत्यक्ष 
परम तत्व 
परम सत्य 
परावर 
परिणाम वाद 
पीड़ा 

पोषण 
प्रकृतिवाद 
प्रतिबिंब 
प्रतिभास 
प्रयक्ष बोध 
प्रभावात्मक 
प्रयोगवाद 
प्रयोजनात्मक 
प्राथमिक ॥॒ 


न 


72, 888/"078079 0 .868 


त्‌ 
५6४90॥एधां08 
2]08.8प7'8 

दु 
ऐ।४)०४०७॥ए 
30806 ' 


2 ॥ 

पिकप्र8)] 886807 
प्‌ 

(0०7०७7०४ 

00708॥6 7'89)0ए 
08066 78६6 
प+७70809७00 97 
रिलंगण08 0 08४४४ 
एक 

ए्रा५007४ 
ए७पा'880) 
&806॥6९७070. 
7?2॥070770007 
2070७) 
770788876 

4709 ९70ं8॥॥ 
रिप्राकृएशंए९ 
2798/7ए 


सात 


ब्न्‌ 


बोध --. 0687007 
सं 
भोतिक तत्त्व “-+. शब्रा(९! 
भोतिक वाद ध्याा /80687&॥ 970 
भोतिक विज्ञान] +-+. श79शं०्बर &0९7९७ 
' सं 
मन, मानस ना त्रपाका) वे 
मनस न एप 
माध्यमिक “+-. 560070 ७॥"ए 
मानवीकरण “-. 47॥7070907907फएं४॥7 
थ 
युक्तिवाद >+.... दिक्ञाव079 870 
र्‌ 
राग न++ (7098707 
रूपात्मक रुढ़िवाद --. शी077भाहश 
। च 
वंश विकसन -++.. 77क०8७४४४०० 0 8096008 
विकलन ५. डर ल्‍9877॥68278707 
विचार '++..- एशठएश्ा 
विषमीकरण -. शजररलिणणाएंद्रा07 
विज्ञान - न“. 70068 
विज्ञानबाद “--+. वि&ब्रांशा 
श्च 
शोषण -+. 4780फ#070 
सर 
संकलन 5... व्ा6ए्राशाीणा 


अाठ 


'संवेदन न 7००४९ 


संस्कारवाद +-. 089 छं8॥ 

सचेतन * न-- है 8 8 0682 8 

'सचेतन प्रक्रिया --. 008९७ 49॥6780407 
सजनात्मक विकास ---. (४७७४७ ?ए०४प७॥ 
सर्वश्वरवाद +-. शगपार॑ंडात 

सहज बोध न-- (0070 ७॥ $॥2.8४' 

सहज वृत्ति >-++ ॥9$0[ 


सहानुभूति (साहचय्य) भावना 8५॥॥98/0॥9 
स्चेतन (असत्मदेवन) शा ९0ग३ए७ं७एड 


स्वच्छुद्वाद -+..  डिजआआकपाओएं 
स्वानुमूति -+. गापांधणा 


नौ 


अनुक्रमणिका 


अध्यात्म रामायण--ह५८, 
३५९ 2«| 


३५९, 


आनन्दलता--३८८ दटि। 

अनुराग बाग--+ १८८ टि, ४१० दि। 
अभिनवशुप्त--७द६टि, १9 ०८टि, १४४, 
१३४८ि। 


अभिज्ञान शाकुन्तल--१५५ । 
अयोध्यासिद उपाध्याय--१६० । 
अयोनियन--११ । 
अरस्तू--१३१। 

'अले आँव लिस्टोबल--७७ टि। 
अलंकारसञ्ञ--१०३ टि। 
अलेकज्ञेन्डर ( एस० )--८४ । 
अश्वधोष-+१५४४, १४५, 
२५४२, १५५, १५७, 
आइडिया आऑव दि होली (दि )-- 
श्श्यटि 


१४७, 


आदि कवि--१४७ | 

आनन्द घन--१८२, १८५९ टि। 
आनन्दवर्धनाचाय--१०३ टि । 
आलम--१८२, १८९ दि, ४४२--४४ | 
ओटो ( रोडाल्फ )--२१८ । 
इन्द्रावती---२४८ ठि,२५५ टि, २६५ टि, 
रश६८ टि, २७१, २७१८टि, २८३ टि, 
श्यू५ टि, ३१५० टि, ३५६, ३५७ दि, 
४४० 4। 


इन्ट्रोहक्शन टठु दि स्टडी श्रॉव दि 
हिन्दूडाक्ट्रिन---२०५ टि। 

इंडियन फ़ितासफ़ी (एस० राधा कृष्णन्‌) 
“7२१० टि, २११ टि, २१५, श्यद टि । 
इन्साइक्लजोपीडिया आँव रि० एन्ड 
३०--२१०० टि, २०४। 
इम्पडकतीस--१२ टि। 
इलियाथित---३8० 

इश्क-चमन्त---४०४ टि, ४५४ टि 
इश्क-शनक--४५४ टि। 
उज्जवलर्नीलसणि--- १७८ । 
उत्तररामचरित्‌---१५५५ | 
उपनिपद--१०, १७१, १९६ टि, १५७, 
१९८, १९८ टि, २०९, २१५ £। 
उसमान---२४९, २०५२, 
२५९, २६६--६८०, २७०, २७२, २७५ 
“७९%, २८२०-८४, ३४५, ३४६, ३४०, 
2५०टि, ३५२६ ४५३, ३५५, ४४२, 
४४३, ४४५ । 

ऋतुसंद[२-- १५६ ! 

एसेन्स आँव एस्थिटिकू--८४ टि। 
एस्थिटिकू--द८४ टि। 

एस्थिटिकू प्रिसिपल--७९ टि । 
कठोपनिषद्‌---१९९ दि २०० टि। 
कबीर--१६७, १६९, १७१, १७३, 
१७८, १८२, १८५, १८६; ५०२, ९०६ हि 
२०६ टि, २१३, २१४, २९१७, १९२०, 


२००. 


ग्यारह 


श२१, रशशढटि, २९२४, २२४, २२५, * 


२२९, २३४, २४२, २४४, ४४०, ५५१ । 
कबीर ( ह० प्र० दि०)--२४१टि। 
कवितावली--३१२१टि । 
कवित्तरत्नाकर--४१७”८ि,४६ १टि, ४६ १टि 
डघणटि, ४छवटि, ४दृ७छंटि, ४६५९टि, 
४७१टि, ४७४टि | 

'कवि-प्रिया--४२३टि । 

कलर सेंस--५८टि । 

कांत---८०, ८१ । 

कॉलिन (जी० )--१३१ । 

कॉस्ट्रकटिव सर्वे ऑव द्वि. उपनिषदिक 

' फ़िलासफ़ों--१६६टि, १६८टि, १७१ 
5ि,१७२टि, १९५टि- ९७टि, १९९ 
ट2,२2१टि । 

कादम्बरी---१४५, १५२, शे६५९ | 
वारलाइल---१०४ । 

कालेग्रास--5० । 

कालिदास--१४४, १४५, १४७, १५१, 
'१५३--५७, १६६, २६७, ३७०, १७२ । 
काव्य-निणय--१४१टि, ४१२टि । 
कांव्य-प्रकाश--१०६टि 
काब्य-मीमांसा---१३५ टि। 
काव्यादश--१३४टि, १४०टि, १४६ | 
काव्यानुशासन--१३९टि। 
काव्यानुशासन वृत्ति---१३९टि 
काव्यालंकार--१००टि, १३४टि। 
काव्यालंकारसत्र--१०४टि, १३४ टि। 
काव्यालोचन--१३४ टि । 

' किराताजु नीय--१४५ टि, १४८,१५३ । 
कीतनसंग्रह--२९८टि, ३००, ११८, 


१९२टि, ११५टि, ३९७, ३९८, २९९९, 
४०० | ] ० ० 

कुतल--१३१३, १४ १टि । 
कुम्भनदास---४५५ । 
कुमादास--१४८ । 
' कुमारसम्भव--१४४टि, १४७ २ १५५ | 
कुमार स्वामी--७५टि | 
कुमारिल--१६३ । _ - 
कृपाराम--१४१ । 

कृष्णकवि---३ १ २टि 

कष्ण-कान्य में श्रमर-गीत--३०९० टि। 
कृष्ण -गीताउली---२९७टि । 


इष्णदास--३१५,_ १२५, ._ ३८६, 
३९९, ४५७ । 
केशवदास--१४१, १४२,  १४२ढि, 


३११, ३३२, २६०५--७१, ४०४ दि, 
४४९, ४८०, ४९४--९७ | 
केशिमाला--१८८ । 

कैरिट ( ई० यफ० )--७८, झणरि, 
१३१४ि | 

क्रोशे---७८, ८5४, १३१, १४१टि । 
क्रिग्किल हिस्द्री आँव एस्थिटिक्स 
(ह )--छ८टठि, ८श्टि। 

क्षेमैन्द्र--१३५ । 

गदाधर भट्ट---२९८, ३१७, ३४९ । 
गणंपति---१७४, ४१३ । 
गरीबदास--२३० दि,२३५,२४०,२४३४६॥ 
गिरघर---५०१ | 

गीतगोबिंद---३७७ | “ 
गीतावली---२९१, २९४, २९४ २९४ 
टि, “९८८ि, ३०२, १०६, ३०७टि, 


बारह 


३२१६, ३१७छटि, ३१७, ३२११, ३२१ढि, 
३२६, ३२७टि, ३९६, ₹९छटि॥ 
युरुदतत--४१० ! 

गोविंददास--२१४, ३१८, ४५५,४५७ । 
अंथावली ( कबीर ) -- *६र्छट, 
१६९८, २१८टि, २१२०टि, २२शटि, 
र२शडंटि, २२९टि, १३१४टि, ४६४२८ि 
रडं४ड टि।। 

ग्रंथावली ( जायसी )--१७० 
१७४टि, 


ग्रै 


टि, 
२४छटि, २४ुणटि, २५१८ि, 
श्षणटि, २५७, २५९टि, २६०टि, 
२६४, रध्घटि, २६७छॉट, २७०टि, 
२७४, रफशटि, २८२, ३४८टि, ३४५ 
टि, ३५१टि, ४४२टि, ४४४टि, ४८ दि । 
यंथावली ( दीनदयालगिरि )--४६७ 
टि, ४७३१टि । 

मंथावली ( सुन्दरदास )--२००ॉट, 
२१०, २११, २१६टि, रश्शटि, २३९ 
टि, र४१टि, ४३५टि, ४४१टि । 
ग्रियसेन--१६१ । 

गेट एलन--५८। . ' 

चतुझ्ु जदास---४५५ । 
चरणदास--२४१३,२१८ । 
चित्रावली---२४९टि, २५२ टि, २५६ 
टि, २५७७, रणद टि, २५९ टि, 
२६४, २६५टि, २६६, २६६टि, २६८ 
--७०टि, २७१, श८०, २८०दि, श८२ 
टि, रण्श्टि, रष्थटि! ३४६, . ३४५ 
३००टि, ३५२टि, ३५५टि, ३५६, 
३५७, इे५८दि, ४डशटि,. '४डंडंणटि, 
डडदटि। 


चोौरासी पद (हितहरिवंश)--३८८ टि । 
जगदाशचन्द्र बसु ( सर |--५३ । 
जगद्विनोद--४१ शटि, ४६४टि, ४६४टि, 
५०१ ठटि। 

जगन्नाथ ( पंडित्राज )-१००टि, १०३ 
टि। 

जमुना-लहरी (ग्वाल)--४१०थि | 
जम्ुना-लद्दरी (जमुनादास)--४१० टि। 
जमुना-जदरी (प्माकर)--४१०ि 
जयदिव--&७७ । 

जलकेलि पचीसी-...४०५टि । 
जानकीदास-- १४६, १५४ । 
जानकोइरण--१४८ । 
जायसी--१६७४ १७१३, 

भछ८छ, १८१, १८३, १८०, १८८६, 
२४७, २४८, २०१, २५०२, २०५०, २०७ 


“52, २६४, 5६५; २६७, 


फड४, ४८१, ४६६, ४८७, ४८९ । 
जुगुल-सतक--श१८८ दि 

मूला पर्सी--४०६ टि । 

टाइप्स आऑँब एस्थिटिके जलमैंर--- 
पद धि। 

ट्रास्स फ्राइमेशन श्रॉव नेचर--७५ 
टि, १८७ दि । ह 

ठाकुर-- १5९ टि, ४०३, ४०१, ४५६ , 
४६० | 

डायन--२१२ | 

ढेफेन्स आँव पोइट्री--5र दि, १०१टि । 
डेसियर--७छ८ | 


तेरह 


ढोलामारुराी दृह्ाा--१९० ८2०, ३३३ 
३२३४, 2१३१५ टि, ११८, ३७४ ३७६, 
४३१८४३२ ४७९, ४८५१--८१, ४८५ | 
तसब्बुर्फा अथवा सूफीमत--१७६ टि, 
१७७छटि , 

ठतुलसीदास---१४१, १६७, १७१, 
१७३, १७४, १७७, १७८, १८२, १८४ 
“पए्ल६, १8८, १९२, २०२, २०९, २५९० 
---९२, २१३ 2,९९४--७९७, २९६८ि 
३०१--४, ३०६, ११३, ३१५, ३१७, 
२३१९-२१, ३२३, ३२६, ३२७, ३३२, 
३५९, “5 ६९४, १३७०, ७२, 
२९६, ३९७, ४१०, ४८०, ४5९, ४९२, 
““+डड, ५०१ । 
थियुरी आँव ब्यूटी 
टि, जे टि। 
दण्डी--१०५ दि, १३२ टि, 
१३४, १३४ टि, १४० टि, १४६ । 
दरिया साहब--११७, २३०, २३५ 
२४१, २४३, ४४० । 

दादू--१६७, १६९, १८६, २०७, 
२०७टि, २०८, २०८टि, २०९, २१२, 
२१५, २१६, २१७, २२२९, २२५५, २२६ 
२श८, २२९, २३२--३७, २४२, ४४० 


४७. 


(दि )--+७८ 


१४8३, 


दीनदयाल गिरि---४१०, ४६७, 
४७२, ४७३, ५०१ ॥। 
दुखहरन दास--१४८,.. २५३, 


२५६, २७२, २७७, ३४५, २५२, ३५३ 
४४२, ४४६, ४४७ | 
देव--१४१, ४१२, 
“9२, ५०१ । 


डछुठ, ४७० 


दोहावली---१७८टि, ५०१टि। 
धरनीदास--२१८टि, ३३५, ४३९ 
ध्वनिकार---१४०। - 
धघ्वन्पालोक--१०३ दि। ह 
नन्ददास--१८६,. ३१६, ३२५८, 
३८८, रेणय टि, ३९०, ३९१, १३९८, 
४००, ४०७ | ह 


नलदमन काब्य--१५०,___ २५०टि, 
रश्णडंटि, २५६, २०७छंटि, २५९, २५९ 
दि, २७१, २७८, २७८टि, २८३१, २प८४ 
टि, १४३ टि, ३५५ टि, ३५६ टि, ४४६, 
४ड७टि। 

नागाजु न--१०, २१ । 
नानक--१८६,२१३३ । 
नाव्य-शाख--१ ३४ | 
नित्य-विहार जुगुल ध्यान 
रसिक )--ह८८ दि । है 
नित्य -बिहार जुगुल ध्यान--(रुप- 
लाल गोस्वामी )--श्८८ दि। 
निशगुण स्कूल आँव हिन्दी पोश्ट्री 
(दि )--१७१ दि, २०९ । 


(आनन्द 


निसार--२७२ । 
नूरमोहम्मद--२५४,ऋ. २६५, २६८, 
२७०, २८३, रण, १५०, १५४, 
४४५ । 


नेचुरल एनन्‍्ड सुपरनेचुरल--२५१टि, 
२०७ टि। 

नेचुलिज्म इन इगलिश पोइट्री--१६४ 
दि। 

टाश्प्स आँव एस्थिटिक जजमैंट--८ं&टि | 


चोदह 


पंचाध्यायी--४८८ टि। 
पशक्षी-विलास--४१ ०, 
श्टि। 

पढ़ (श्री किशोरीदास)--2८८ टि। ह 
पद (हरिदास)--४८्८ टि । 

पढावली (मीरा)---३७९ टि, ४५३ टि। 
पदावली (विद्यापति)--१८२, ४५० टि, 
४०९० ८ट८ि। * 
प्माकर---४४२, ४६४, 
०५००, ५०० टि, ५०१ । 
प्मावत--१४१ टि, ३४८ टि, ४०९ टि, 
४८१ | 

प्मचुड़ामणि---१४८ । 


४१० टि, ४११ 


४६५, ४७२, 


परमानन्ददास---४2 १०, ३२२, ३५५ । 
पाइथागोरस--१२ टि, २०। 


) 
पावस-शतक--४६० टि, ४६१ टि, ४६६ 
+-द्व् टि। 

पुष्टिमागी य पद-संग्रह---१८६ टि, ४५५ 
दि, ४०७ टि, ४५८ टि। 
पुहुपावती---२४९ टि, २५४ टि, २८६ टि 
२७१, २७७ टि, ३४३, १४६ टि, 
टि, ४४६ टि, ४४७ दि | 
पृथ्वीराज---३ ३२, १७१, ३७२, ४३६, 
४८०, ४९%४--९६५ ! 
प्रकाशमाल--श्०द टि । 
प्रतापरुद्रयशोभूषण---१ १८ टि। 
प्रवरसेन---१४८, १५७। 
प्राशसंगली---२४४ टि। 

प्रिफेस 5 दि लिरिकल वैलडस-- 
१२०४ टि। पे 

प्रीति-पावस--४०५८ टि। 


२०५ 


प्ले ऑव मेन (द)>-८० टि। 
प्लेटो---११, १४, १४१ | 

फ्रायड--पर | 

फ्रेज़र (जे० जी०--१९० । 

वडथ्वाल (पी० डी०)--१७१ टि। 

बानी (गदाधर)--श८८ टि, 5८० ट्रि। 
बानी (गरीबदासौ--२१९०, २४० टि, 
२४० टि, २४४ टि | 

बानी ( दादू )--२२५ टि, शश॒८ टि, 
२२९, टि, २३४७ टि, २४७टि, 
टि। 

बानी (धरनीदासो)--२१० टि, १४६ टि। ' 
बानी (मलकदास)--२१५९ टि, रू, ट्रि। 
बानी (रैदास)---२ १६ टि। 

बाण-..१४०, १०२, ४६६, ४६९, ४९९ । 
बारहमास (रसाल कवि--४०% टि | 
बारहमास (स्वालौ--४०९ टि । 
बारहमासी (देवीसिंद)--४०९० टि। 
वाराणसी (पँचन कॉँवरि)--४०७ दि. 
४०९ टि। 

बारामासी(बलभद्र सिद्द)--०४०७ टि, ४०९ 
टि। 
बविदह्ारोी-+-४१४, ४१०, 


३2४२ 


४५७, "४५७०, 
४९८, ४९९ | 
बीजक--२२ ७५ टिं, ४४०*टिं । 
बुद्घोष--१४८ । 
बुद्द-चरित---१४० टि, १4७ । 
बुछा--२२९., ४३९ । 
बृहदारण्यक---२१ ० 5 । 
बीघलीला[--२१९ टि। 
बोधा--३४५, १५३, ०३५६, ४०४ | 


परद्रह 


ब्यूटी एंड अदर फार्मस आँव बैल-- 
ष्प्ड दि। 

भक्तिकल्ट इन एन्शेन्ट इन्डिया>-२ ०३ टि 
भक्तिसागर--२१ १ टि, ११८ टि। 
भट्टनायक--७६ टि, १०८ टि। 
भट्नलोछहट--७६ टि, १०७ टि। 
भरत--१३४, ११४ टि, १३७ । 
भवभूति--१ ५५ । 

भागवतकुमार शाखी--२०३ टि। 
भारवि---१४५,१४८०, १५३, 
१५७, ३६७। 
भाव-बिलास--१४१ टि, ४१२ टि, ४१३ 
टि, ४३६६ टि, ४७० टि...४७१ टि, ४७२ 
टि, ५०१ टि। 

भामह--१०० टि, १३२, टि १३३, 
१३४, ३४ टि। 

मिखारीदास--१४१ । 

मजूमदार (एस ० आर ०)--३७४ टि । 
मतिराम--३१२, ४१४, ४६०, ४६१, 
४६६, ४९९, ५००, ५०१ | 

मम्मट--१ ०६ टि, १३४ | 

मलकदांस २२९ । 

महादेवी ---७८ दि। 

महादेवी का विवेचनात्मक , गद्य--७८ 
टि। ह 

महाबानी---३8 ८८ टि । 
महाभारत--१४४, १४४ टि, १४७, १५२ 
१५५, ३२३१ । 

माइन्ड एन्ड मैटर--७ टि । 
माक---१४६, १४८, १५४, १०५७, १५८, 
2६8६, २५६८, ३७१ | 


१५४, 


माधवानल कामक॑दला--३७४, ३७५ टि, 
४३३, ४३४ दि । 

माशल (एच० आर०)--७९, ७९ टि। 
मिश्रबंधु--१६० दि । 
मिस्टीसिडुम--२२७ टि, २३१ टि, २३२ 
टि। 

मीरा--१८२, १८९ टि, ३०९, ३७८, 
३७९, ४५२, ४५०३ । 

मेगडूगल----५६ | 

मेघदूत--१५५, ४३६ । 
याज्वल्क्य--२१० दि | 

युसुफ़ जुलेखा--२७१, २७२, २७६ टि। 
गंगकर--३८८ हि । 

रघुवंश--१४४ टि, १४७, १५३, ३७०। 
रतिमंजरी--श्८प८ टि । 

रवीन्द्र ठाकुर--१४४ । 

रसखान--१८२, १८९ टि, ३०९, ४०३, 
४०४ | 

रस-गंगाघर---१०० टि, १०३ टि। 
रस-पियुष-निषि---४१० रि। 
रसअबोध--१४२, ४१२ टि। 
रसराज---४१२ टि, ४१३ टि, ४९९ टि, 
५०२. टि। 
रस-विलास--श्ठ८ दि । 
रसाणबसार--११८ टि । 
रसिक-प्रिया--१४२ टि., 
४श्रे टि। 
रसिक-लता--श्छ८ टि | 
रस्किन---८३ । 
रहसि-मंजरी--१८८ टि॥ 
रहीम--५०१ | 


३११ हि. 


सोलइ 


राज शेखर--१ ३५, १३५ टि । 
राधाकृष्णन्‌ (एस०)->-२१० 2, २१०२टि, 
२१० टि। 


राधारमण रससांगर---2८८ टि, ४० ५धि । 


रानाडे (आर० डी०)--१६८ टि, १९५ । 
रामकुमार (डा०--१६१ टि। 

रामचन्द्र की बारहमासी--४०९ दि। 
रामचन्द्र शुकु--१६० टि। 
रामचन्द्रिका--१४२, १६५, ३६६ टि, 
३६७ दि, ४४७, ४४८, ४४८ टि, ४९५, 
४९७ टि 

रामचरित मानस---२९५२,. २९०४३ टि, 
३१३ टि, ३१५ टि, ३१७ दि, ३२१ टि, 
३३२, 8०५८-६०, ४४७, ४४८ टि, ४९२ 
' रामसिंह तोीमर---१६२ टि। 
राम[नन्द--१९२ । 
रामानुजाचायं--? १, 
रथ, ३१४ । 
रामायण (बवू०)--१४४, १४४टि, १४०, 
१४७, १७५०-५२, २०५५, १५६, ३४११९, 
2५९, 38६५ | 

रास पंचाध्यायी दरमीदरदास)---श८८ 
रास पंचाध्यायी (नन्‍्ददास)--१२६ 
३२६ टि, ३८८ टि, 2८५९५ टि, ४९० 
रास पंचाध्यायी (रामकृष्ण चौंबे)-- 
इपफ टि। 

रास-घिलास--श्यक टि | 

रास-विद्दर लीला--श्८८ टि। 
रास-लीला---१८८ टि । 

राहुल सांकृत्योयनु--१६१ टि । 
रि्वोट--५३ | 


१६०, १६६ | 


व्पी 


7 


ध््भ्ध 


रूप गोस्वाम]--१छ८ | 

रैना ग्युनान--२०० टि। 
रेदास--११६ । 

लल्षित' ललाम--- “००० ट | 
लाइबनीज---७७ ॥ 

लियोनल हा० वार्नट---२०५ 
लेक्चसे ऑन इगलिश  पोणंट्री-- 
१०३ टि। 

बन विहार लील[--४९० टि। 
वद्स्ब4--१०३४, १०४ टि। 

बटलिट (६० एम०--८४७ । 

बशिप आव नेचर---१९० | 
वल्लञाभाताय---३९, १६६, 

३2२३ । 
बाग्भट्र-->१३०, १४० । 

वान हाट सैन--८? हि । 

बामन --१०३ टि, १४४ टि । 
वाकले---१४ । 

बाल्का३--छण | 

वल्मीकि---१५००, १०७, १७८, ४7५, 
हर 

विक्रभावर्शीय---१५५ । 
विद्यापति---१८१ , 
६१०, ३25०-5२, ४८४, ४ ४९, 6“५०-“०८, 


४८५, ४९०। 


(८०, टि, 


४००. 


विनयपत्रिका--१६७, १६७ ८, 5००, 
२४९, ० वि, 

बिरह मंजरी--४५८ । 

विरद बारीश--२७१, ४८४ दि, ४८६, 


४०६ दि, ४४डर टि | 
बिलियम जेर९३/-*६ । 


सत्रह 


विच्वनाथ--१० ४ टि, १४० थि । 
विश्वभारती पत्रिका--१५१, १८१ टि। 
विह्ार-वाशिकॉ--2८८ टि । 
वृन्दावनन्यतक (लाली)--2८छ टि' 
बृन्दावन-शतक--(प्र्‌ वदास)-- १८६ टि, 
इ्ध्छ टि। 

वृन्दावन-शतक ( भागवत मुंदित )-- 
3प६ टि, 2८७ टि । 
वृन्दावन-शतक 
2प६ टि। 


( रसिक औतम )--- 


बैट--१० । 

बैलि क्रिसन रकमभणी री---82२, १६५, 
३७२, ४३२१, ४2४, ४३५, 
४४० टि ४९५ दि ध 

शंकर--११, १३,२७५, १६२०-६६, १७१, 
१९८, १९९, २१२, २१४,“ २१५० टि, 
२१८०८, २०० । 

शकर भाष्य (उपनिषद )--२१८ टि। 
शंकर भाष्य (गीता)--२१५ टि। * 
शतक (ठाकुर )--४०३ टि। 
शब्दसागर--४४९ टि। 

शब्दावली (कबीरो---२०्टि, २२४ हि । 
शब्दावली ( दादू )--२०७ टि--९ टि, 
२१२ टि, २१५ टि, २१७ टि, २२१ टि, 
7२६ टि, २३५ टि। 

शब्दावली (दरिया)--२१७टि, २३० टि, 
२१९ टि, २४१टि, २४३ टि, 
छु४० टि | 

शब्दावली (धरनी)--४४० टि। 
शुब्दावली (बुल्ला)--२१९टि, २३२ टि। 
शिलर--८१, पर ठि। 


>#श्क्ि 
६४५ , 


'दीली--८१ 2ि, १०३, १०४ टि। 


[आक 


शिशुपाल वध--१४८५ । 

शेख--१८९ टि। 

इयाम सुन्दरदास-.. १६१ टि। 
श्वेताश्वतार उप०-...१९६ टि, २०१ । 
श्रीपति--४६७, ४६८ । 
श्रीमद्भागवत--३१५८, ३०९, 
३६२, ६९०, १९१॥। 
श्रीराधाकृष्ण की बारहमासी-४०५ टि। 
श्री विद्यानाथ--१ १८ दि । 

श्री शंकुक---७६ टि, १०७ टि । 

श्रोशिज्ञ भुपाल--- १ १८ टि । 
श्रीहृष--१४६, १४८, १४०, १०८, 
३६६, ३२६८। 

षट-अतुवण न (पद्मा०)--४१०टि | 

पट -चतु-वण न(प्र।ननाथ)--४१० टि। 
घट ऋतु वणन (रामनरायन) ४०८ 'टि। 
पट-अैतु-वर्णन (सरदार)--४१ ० टि, 
संतबानी-समग्रह--१७४ टि, १८१ टि | 
सतसई (बिहारी) ३११, ४१५टि, ४६८, 
४७० टि, ड९८, ५०० टि। 

साइकोलॉजी आँबव दि इमोशनसू (दि)-- 
"२ टि। 

सान्‍्ययन (सी०)--८० दि । 
साहित्य-दपंण---१०४ दि, १४० टि । 
सिक्स सिध््टम आँव इन्डियन 

फ़िलासफ़री (दि)---१७२ टि। 
सुख-उल्लास--श८८ दि । 
सुख-मंजरी--श्कूफ दि । 

सुजान रसबान--४०४ ट्रि।' 
सुन्दरदासु--१६९५, २०९, २१०, २२८ 


३६२ 


ऋदारद 


टि, २४०. पट ४४? | 


४१८, ४३९, 
दरी-तिलुक--३०९ टि, ३ 


सुशील कुमार डे--१३२, १३४ | 


सरदात---१४१, १६७, १६७टि, १७३, , 


२७४, १७८, शृ८5२-८६, २८९०९१, 
“०९४, २९७-३०१, ३०३-७, ३१०९, ३१०, 
३१४, ३१७, ३२२०, ३२४, इे८८ टि, 
४०९१-०४, २३९६, ३९७, ६५९९-४०१, 
४५५७५-७५७, ४८०, ४८९५-९२ । 
सुरसागर--१७० टि, २९० ८, २९९टि 
2०१ ८, ३०४ ि, ३८८ टि, ३१४ टठि, 
3१८ टि, ४१५२ 5, ३२४ टि, 2८८ टि, 
2९२ टि, ३९५ टि, ४०० टि, ४०१ टि, 
४०७ दि, ४५८ दि, ४८१ दि। 
सूर-सा्व्त्य--१७८ टि 

सेंत ऑबन्यूटी (द्ि)--८७ टि। 

से. ५५+५--१६४७, श्ष्क । 
सुतापति---४१४, ४१५६-२९, ४६१, 
४६२ टि, ४६६३-६५, ४६७, ४६९०७१, 
४७३, ४९८, ४९८ दि | 

सैयद एुलाम नबी--१४१ | 

सोफ़ी -१४ । 

सोन्द्रावन्‍्द--१४४टि, १४७, १५५। 
स्टफफ़ोडे ए० ओक--१६४ टि। 


स्टउट-- ७ टि। 
स्पिनोज़ा-- १४ | 
स्पेंसर-- ० 
हज़ारा (हाफ़िज०)--३१२ दि, ४६८ हद 
४९ टि, ४७२ टि। 
हजारी प्रसाद द्विवेंदी--१६०, 
२६५ 2, २०६ टि। 
हाब्स---१४॥ 
हिंडाला--४०६ ट। 
हिततरंग्रिनी--१४१ थटि, ४१२ दि। 
हितहरिवंश--१२०, ३२७। 
हिन्दी-क्राव्य-चारा--१६ १ टि । 
हिन्दी-साब्त्यि की भूभि 
१६३ हर. १६५ 2ि, १७४ टि। 
डिन्दुस्तानी (पत्रिका)--१८७ टि। 
श्न्दि गॉल्स एंड होरोज़--२८१ टि। 
डिन्दू मिल्‍स्टशिज्म---२९९५ £। 
इुलासलता--श्झ८ दि। 
हेसचन्द्र--१३१५, १३५९ टि। 
हेराक्तायूट्स---१२ टि। 
हैज़लिट (डब्लू०)--१०३, 
ह्य स-१४ 
हृदय-विनोद--४१० दि । 
ज्ञान-समुद्र--२२५९ टि। 


१६३, 


२६५ टि 


५०३ टि। 


उन्नीत 


